नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट० उपाधि के क्षिए स्वीकृत निबंध 


तुलसी-द्शन 


डाक्टर बलदेवग्रसाद मिश्र 
एस० ए०, एल ० पएज० सी०, डो० ल्िट्‌० 


१६४२ 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
प्रयाग 


द्वितीय संस्करण : ५०० श्रति : मूल्य ३) 


सुद्ृक--ए० थी वर्मा, शारदा प्रेस, नया-कटरा, प्रयाग 


भरतावना 


४प्रति:स्मरणीय मद्ात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी निर्विवाद-रूप से 
हिन्दी के सवश्रेष्ठ कृवि हैं। उनका 'रामचरितमानस” न केवल एक अमर 
काव्य है बरन वह अपने ढग का अद्वितीय भी हैं । “गहरे अध्ययन के 
लिए. वह गीता के समान ही मूल्यवान ग्रन्थ है |” & फिर भी “वययपि 
रामायण विद्वत्ता से पूर्ण अन्य है, किन्तु उसकी भक्ति के प्रभाव के 
म॒क़ाबिले उसकी विद्वत्ता का कोई महत्व नहीं रहता हक आश्चय है 
कि मानस के इस भक्तिरस पर स्वतंत्र ग्रन्थ लिखने की अब तक किसी ने 
कोई चेष्टा न की। कारपेस्टर महोदय ने अभेज़ी में 'थियोल्रोजी आफ 
तुलसीदास” लिखा, परन्तु वह एकाज्ली निबन्ध मात्र है। अन्य सजनों ने 
मानस के अन्य-अन्य अ्रज्ञों पर प्रकाश डालते छुए गोस्वामी जी के तत्व 
सिद्धान्तों और मानस के भक्तिरस पर भी कुछ-कुछ कह् दिया है । परन्तु 
इस प्रकार की चर्चा से न तो मानस का प्रकृत उद्देश्य ही भली भाँति 
स्पष्ट होता हे और न मानस की अद्भुत लोकप्रियता का रहर्स्य दो भली 
भाँति बिदित होने पाता है। मानस का अध्ययन करके हमने जिस 
साज़ोपाज़ “तुलसीमत” का अन्वेषण किया है उसे विद्वन्मए्डली के 
समक्ष उपस्थित करने के अभिप्राय से ही हमने यह निबन्ध लिखा है | 
हिमारा ढ़ निश्चय है कि 'रामचरितमानस! न तो काव्थकक्षा. की प्रेरणा. 


उमा /७-७+ केक ५३--००००-भा००००#मपक)+७००-९-६०+१०कारा +०३|. ४पचुकरीं॥४3+$क ३४०५. कग० ५ का तबत.. अ आओ. जन 


९ शांधी-विधार-दोहन प्र८्ड, ३० 
प॑ महात्मा गांधी का आर्मपेथ! पुष्ठ १२२ 


( घ ) 


नहीं है | कई पंक्तियों के सम्बन्ध में मिन्न-भिन्न टीकाकारों ने मिन्न-मिन्न 
अ्रर्थ किये हैं| इमने भी मोलिक अ्र्थों की बानगी अपने इस निबन्ध में, 
विशेषकर अन्तिम परिच्छेद भे, दी है | साथ ही चार थाटों की आलो- 
चना, साधुमत ओर लोकसत् के तक, और भ्रद्धा के तथा आ्रासक्ति और 
विरक्ति के समन्वय की चर्चा, सीता भरत राम और शकर के निर्दोष 
चरितों मे “भक्ति भक्त सगवन्त गुरु? की झलक, भाराध्य के श्रेविध्य 
का विवेचन, गोस्वामी जो कौ नयी नवधा भक्ति का रहस्योद्याटन, 
आदि ऐसे विषय हैं जो मोलिक कहे जा सकते हैं। 'क' ने इस पक्ति 
अथवा प्रसज्ञ का ऐसा भाव लिया हे 'ख! ने वैशा भाव लिया है 
परन्तु वास्तव में इसका रहस्य दोनों से भिन्न है जो इस प्रकार है ।*? इस 
ढंग की आलोचना मौलिक ही कहाती है और इस भन्‍्थ में ऐसी 
मौलिकता का अभाव नहीं है | यद्द सब तो हुईं सामग्री कौ परख के 
सम्बन्ध की मोलिकता | द्वितीय प्रकार की मौलिकता में प्रस्तुत सामग्री 
के सकलन को बात आती है । इस सकलन की प्रक्रिया भें किस वस्तु 
अथवा पक्ति का सम्रद करना ओर किसका त्याग करना तथा सम्रद्त 
विषयों और पक्तियों का किस प्रकार वर्गीकरण करना यद्दी मौलिकता 
का विषय है। हमसे तो अपने निबन्ध के सम्बन्ध मे इसी अश पर बहुत 
अधिक परिश्रस करना पड़ा है। अपनी समझ से इसने मानस की ऐसी 
एक भी पर्क्ति नहीं छोड़ी जो किसी न किसी रूप से हमारे धण्य विषय 
पर प्रकाश डाल रही हो | ऐसी लगभग ३५०० पक्तियों को स्वतन्न कम 
से जमाकर प्रकाशित कर देना ही किसी भी अनुसंधानकाशे लेखक के 
लिये पर्याप्त समझा जा सकता है । अपने निबन्त्र की कलेवर बृद्धि के 
भय से ही हमसे अपने इस धग्रह को 'मानसंभन्‍्यन्‌! नाभ से एक 
स्वतंत्र अंथ के रूप में ्रकाशित किया है । इस सम्रद के कारण हमे इस 
बात का संतोष है कि हमने इस निबन्ध में जो कुछू लिखा है वह भानस 
के कियो आशिक आधार को क्ेकर नहीं वरन्‌ उसकी समूची उक्तियों का 


( ड ) 


सामझस्य करते हुए लिखा है |(ूँथी न तो सूँड़ की आकार का है न 
पूछु के आकार का न पैर के आकार का। हाथी का अकृत आकार वही 
बता सकता है जिसने सभी अवयवों से परिपूर्ण समुचे हाथी को एक 
स्थान पर देखा दै। तुलसी-सिद्धान्त का भी यही हाल है । वह बृहत्काय 
मानस में यन्न-तत्र बिखरा पड़ा है। उसे एकत्र करके सुन्दर क्रम से 
जमाया जाय तब प्रता चक्केगा कि वह क्‍या है और कितना भूल्यवान्‌ 
है। अन्यथा कोई लेखक गोस्वामी जी.को विशिष्टाइतवादी कोई दंता- 
देतवादी, कोई किसान, कोई चाँदी का रोन्नगारी, आदि कहता रहेगा, 
कोई उनके आराध्य को शरीरी, कोई अशरौरी, कोई साकेतविद्दारी 
कोई मर्यादा, पुरुषोत्तम आदि कहता रहेगा; कोई उनके भक्तिपथ को 
साधुओं की सम्पत्ति कोई जनता की सम्पत्ति, कोई उसे शानमार्ग से शीन, 
कोई श्रेष्ठ कोई सहायक और कोई विरोधी आदि कहता रहेगा; और 
प्रमाण में अपने अपने ढग कौ पक्तिया ४50४४. (.जायगा | अब 
रही सामग्री के उपयोग की मोलिकता | सो पॉस्वामी जी द्वारा 
प्रदान की हुईं सामग्री से भक्तिशास्न का--जिसे हम तुलसीमत भी कह 
रहे हूँ...जैसाँ भवन तैयार किया है।वह विवेचकों के समक्ष उपस्थित 
ही है। (इस मकान का मलमा तो गोस्वामी जी महाराज ने दिया दे 
परन्तु नक्शा हसारा निज का है | सन्‍्तोष को बात तो यह है कि मानस 
द्वारा गोस्वामी जी की दी हुईं समची सामग्री इस नक्शे में इस प्रकार 
ठीक बैठ गई दे कि शास्त्र का कोई सी अज्जञ न तो न्‍्यून होने पाया और 
विकृत ही होने पाया है ॥(इंस नक्शे फी ख़ूबी यद्द है कि इसमें ग्रीता 
से लेकर गाधीवाद तक के सभी भारतीय सामउप्रदाधिक तत्वों का समाबेश 
हो.जाग्रा-हे श्र यद्द आरतीय इिन्दुघमें के साथ ही साथ अखिल जगत 
के मानवधर्म का आशभ्रयस्थल-सा बन ग़या है ]“हमें तो विश्वास है कि 
तुलसीमत का यह घममन्दिर भारतीय साहित्य में अपना विशेष स्थान 
रखेगा क्‍योंकि यह निबन्‍्ध केवल एक कवि के कुछ विचारों अथवा 


( च ) 


सिद्धान्तों पर ही प्रकाश डालने के उद्देश्य से नहीं लिखा गया है वरन 
अखिल विद्वन्मएडली की धर्मे-सम्बन्धिनी विचारधारा की प्रगति भें 
विशिष्ट सहयोग देने के उद्देश्य से लिखा गया है। हम अपने उद्देश्य 
और प्रयत्ञ भें सफल हुए हैं अथवा असफल यह दूसरी बात है । इसका 
निर्णय इम पर नहीं वरन्‌ सुविश विवेचक मद्दोदयों पर निभर है। 


प्रमुख पुरतक जिनसे उच्चधरण लिये गये हैं और 
जिनका उल्लेख इस मन्‍्य हुआ है । 


(१ ) ऋग्वेद, यजुर्वेंद ओर उपनिषदे। 
(२) गीता और महाभारत । 
( ३ ) भीमद्भागवत आदि पुराणगन्‍्थ, भक्तियूत्न ( नारद और 
शाशिव्विल्य कृत ) तथा नारदपञ्चरात्र | 
(४ ) आचार्य शकर के अनेक ग्रन्थ | 
(५ ) हरिभक्तिस्सामृतसिध, भगवद्भक्तिरसायन, वैष्णवमताब्ज- 
भास्कर, श्रीरामपटल, रामाचेनचन्द्रिका आदि साम्प्रदायिक ग्रन्थ | 
(६ ) आहिकसून्नावली, सुराचनचन्द्रिका आदि बैधी पूजापद्धति 
के द्योतक अन्य । 
(७ ) कुलाणंवतत्र आदि कुछ तत्रअन्थ । 
/ ( ८ ) इनसाइक्लोपीडिया पिटानिका । 
इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एड एथिक्स | 
वसुमदोदयकृत हिन्दीविश्वकोष । 
( ९ ) (क) शैविज्ञ्म, वैष्णविजञ्स इत्यादि--भांडारकर कृत | 
(ख) अलों हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट--रायचोधरी कृत । 
(ग) अर्ली हिस्ट्री आफ़ वेष्िणविज़््म इन साउथ इृडिया--के। 
ऐयगार कृत । 
(घ) रामानन्द ४ रामतीय---जी ० ४० नदसन कत । 
(१०) (क) कबीर आदि समस्त कवियों को रचनाएं, । 
(व) जायसी आदि सूफी कवियों की रचनाएं । 


( २ ) 


(ग) सूरदास आदि कृष्णुभक्त कवियों की रचनाएं । 

(११) सस्कृत की रामायणों ( वात्मीकि रामायण, अध्यात्म रामा- 
यणु आदि )। 

(१२) गोस्वामीजी के द्वादश अन्य तथा रामचरितमानस की अने- 
कानेक प्रतियाँ श्रोर मानसपीयूष आदि अनेकानेक थीकाएं | 

(११) गोस्वामीजी की जीवनी के सम्बन्ध में भक्तमाल, मूलगोसाई 
वरिषर आदि अनेक अन्य । 

(१४) तुलसीदास जी की रनाओ्रों पर डाक्टर सर ग्रियर्सन, मेकफ़ी, 
कारपेण्टर, आचाय प० रामचन्द्र शुक्ल, आबू श्यामसुन्दरदास त्रुथा 
डाक्टर बड़श्वाल, रामदास गोड़ मिश्रबन्‍्ध, सदशुरुशरण, भाताम्रेसाद, 
जामदार, विजयानन्द भधिपाठी, बाबूराम युक्तिविशारद भादि के लिखे 
हुए आलोचनात्मक अन्थ | 

(१५) श्रनेकानेक मानसप्रेमियों के प्रबचन तथा केख श्रादि | 

(१६) (अ) महात्मा गाधी, डाक्टर भगवांनदास आदि प्रमुख 
विद्वानों के ध्मंविषयक तेख ओर व्याख्यान तथा (आ) कश्याण आदि 
अनेकानेक पत्र-पत्रिकाएं ' 


विषय-सूची 
१. गोस्वामी जी और मानस 


गोस्वामी जी का जीवनचरित--..इस सम्बन्ध में भक्तमाल, तुलसी 
चरित, मूल गोसाश्चरित और दो सो बावन वेष्णवों की वार्ता पर 
विचार--बाल्यकाल की शिक्षा--सगोस्वामी जी के गुरु--गोस्वामी जौ 
का संस्कृत-शान--उनके चमत्कार--अ्रन्थसूची--: "ईकादश ग्रन्थों का 
सक्षिप्त परिचय*न्‍- अपना हो अदृत्ता--मानस की प्रामाणिक प्रति-- 
मानस के ठीकाकार ओर आलोचक--गोस्वामी जी. का मानस विरति 
विवेकसयुक्त हरिभक्तिशास्र हे--तुलसीमत की च्चा--षडज्ञ परीक्षा-- 
इस निष्कर्ष से अनेकानेक श्रमों का आप ही श्राप निरसन--मानुसू मे 
भगवान और उनके भक्तों की दी कथा है--इस प्रसद्ध मैं रावणु- 
चरिन्रचर्चा-/मानस के चार घाट--मानस की २५ स्तुतिया और २२ 
गौताएं--लक्ष्मण जी के प्रति कह्दी कईं भक्तियोग-सम्बन्धिनी भगवद्‌- 
गीता और उसका रहस्य---तत्वसिद्धान्त श्रौर अर्थगाभीय की बानगी । 
पृष्ठ ३०४० 


२, भारतोय भक्तिमार्ग 


भक्तिसा्ग का इतिहास:--- 
तके और भ्रद्धा का मेल--भारतीय भक्तिमागं वेदों के समान 
प्राचीन है--निगम साहित्य में सूथ ( विष्णु ) ओर अग्नि ( रुद्र ) 


[ ४ ४] 


विष्णुराम शरीरी होकर भी ( व्यक्तित्ववान होकर भी ) अद्वितीय हैँ 
ओर जड़चेतन तत्वों के प्रभु द्ोकर त्रिदेवों तथा पद्मदेवों पर भी अपना 
प्रभाव रखते हैं-...उनके 'नास, रूप, लौला, धाम? की चर्चा--उनकी 
लीलाओं का रहस्य--उनका ओऔदार्य, कारुण्य और शररण्यत्व--उनके 
गुण कमे स्वभाव --उनकी लीलाओं का आधार और उद्देश्य-- मर्यादा 

पुरुषोत्तम राम, श्राकृति प्रकृति और परिस्थित तीनों दृष्टियों से आदश- 
पुरुष हैं--रामचन्द्र जी के समय का राजनैतिक वातावरण-मचरिध्र 
के आदशत्व पर शकाए--अ्रवतारवाद भ्रद्धा पर आश्रित है-.-उसकी 
उपयोगिता--भगवद्भाव के भेविध्य का रदस्य--( ध्यानार्थ भगवान्‌ 
राम की शअ्रनेक ऋँकियों का तत्व )--अपने अपने राम--गोस्वामी जी 
के राम | पृष्ठ १३२-१८८१ 


५, विरति विवेक 


भगवान्‌ की लीला--जाँव और ब्रक्--माया और उसकी उप- 
योगिता--माया. की भ्रवास्तविकता--नियतिचक्र ओर घुरुषाथ---अविदयया 
शोर उसका परिवार-्यक्तित्वाभिमान के विष्यंस से अविश्वा का 
विध्चस--एतदथे कमे ज्ञान और भक्ति के माग--“धर्म तें विरति” 
का रहस्थ--व्यक्तिपरक धर्म, कुट्म्बपरक घमें और रशक्ट्रपरक धर्मं-- 
राजनीति और मानवधर्म--युगघर्मं---धमेरथ---अनासक्ति---वैरापपमार्ग 
878 कर्ममार्ग ) की अपेक्षा शानमाग की श्रेष्ा--विवेकमार्ग ( श्ञानमार्ग ) 
और हम हनेश पक. 28४ और अद्वेतववाद--अद्वेत 
और विशिष्टाद्नेत मतों का सामझस्य--गीस्वामी जी के तत्वसिद्धान्त-- 
विज्ञानदीप-- गोस्वाभी जी की शब्दावली । 
पृष्ठ १६३२-०२ ३२ ० 


[ ४५ ] 
६, हरिभक्तिपथ 


“अ्रतिसम्पत हरिभक्तिपयथ सयुत विरति विवेक” ही गोस्वासी जी का 
अ्रभीष्ठ भक्तिमाग हे---“भक्ति” शब्द पर विचार--भक्ति का अतिव्यापक 
रूप, व्यापक रूप और प्रकृति रूप--गोस्वामी जी द्वारा कथित भक्ति 
की परिभाषा--उस परिभाषा का अर्थ---/“हरि”? शब्द पर विचार--- 
हरिनाम की विशेषताएं---“सथुत विरति विवेक?” शब्द पर विचार-« 
विषेकदष्ट ओर वेराग्यदृष्टि का महत्व--अद्धा और आसक्ति के साथ 
विवेक और वैरास्य का समनन्‍्वय---“अतिसम्मत” शहद पर विचार--- 
भारतीयों के लिये भ्रात का महत्व---“पथ?? शब्द पर विचार--शानमाग 

जल ५००भयतकत संक्रररिक 
और भक्तिमाग की तुलना--भक्तिपथ की महत्ता | | प्रृष्ठ २३१०२७२ 


७, भक्ति के साधन ' 


भक्ति के साधन असीम हैं-भागवत ओर अध्यात्म शमायण के 
अनुसार दो प्रकार की नवधा भक्तिपद्धति--गोस्वामी जी द्वारा कथित 
नवधा भक्ति, ससधा भक्ति, चतुर्दशधा भक्ति, भक्तिमणि और भक्ति- 
संजीवनी--भक्ति की कृपासाध्यता और क्रियासाध्यता--कृपा और 
क्रिया का सामझस्य--अन्य अनिवाय साधन--प्रमासक्ति--मामजप--- 
सत्सज्ञू--तौसरे प्रकार की नवधा भक्ति। पृष्ठ २७३-३२५ 


तुलसीमत-की विशेषता 


तुलसीमंत-- उसकी विशेषता---( १ ) वद्द स्वयं बहुत उत्तम 
सिद्धान्त हे--( श्र) उसमें बुद्धिवाद ओर द्वदयवाद का सुन्दर सामझस्य 
है._उसमें सत्तक है, अद्वेतवाद है, पाप के मूह को विश्येंस करने की 


(६ ] 


बात है, द्वदयवाद की सभी प्रधान विशेषताए हैं और इन दोनों का 
सुन्दर सम्मेलन है--( आ ) वह सनातन हिन्दू धर्म का विशुद्ध रूप 
है--.हिन्दू धर्म की विशालता और व्यापकता--हिल्दूधर्म मे भारतीय 
सस्‍्कृति और मानवधरम का मेल--ध्यावद्यारिक धमें ( जातिभेद, 
बाझ्माचार आदि ) का सस्कार-स्तुलसीमत में गीता से लेकर गाधीवाद 
तक की सामग्री--( इ ) घह नक्रेंद धर्म है। (२ $बह अनोखे 
काव्यकौशल के साथ कहां गया है--शीस्वामी जी का काव्य 
कौशल--( अ ) शब्दकोष--( आ ) शब्दस्थापन--( ३ ) बाक्य- 
रचना--( ई ) प्रन्धुव्ौ्य--( उ ) भेविंविलास--( ऊ ) कक 
व्यक्ति. ऋ ) रतचमुक़ारं--( क ) अ्रलक्षीर-विधान-- (८ ) 
सरिश्रखित्रण---( ऐ ) गोस्वामी जी. का कथानक-निर्वाचसन--सपसंहार । 

पृष्ठ ३२६०२६७ 


तुलसी-दशेन 
प्रथम परिच्छेद 


गोस्वामी जी ओर मानस 


'मानव समुदाय मे सामान्यतः यहा देखा जाता है कि लोग आम 
के फल खाते हैं उसका जड़ों का निरीक्षण नहीं करते, मधुर मरने का 
शीतल जल पीकर प्रसन्न होते हैं उसके स्रांत की छानबीन नहीं किया 
करते | ठीक इसी तरह वे लाग किसी सत्कृवि की रचनाओं का सुरस तो 
अवश्य चखना चादते हैं परन्तु उसके व्यक्तित्व से अथवा उसकी 
जीवनी से वैसा वास्ता नहीं रखते | यही कारण है कि केबल तीन सो 
वर्ष पूर्व इसी भारत से सुदीर्ध काल तक बिद्यमान रहनेंवाल्ते हिन्दी के 
सवभेष्ठ मह्मकवि का जीवनचरिज्र अब तक रहस्यमय बना हुआ है] 

कोई उन्हें कान्यकुब्ज कद्दते हैं कोई सरयूपारीण और कोई सनाव्य | 
कोई उन्हें मिश्र कहते हैं कोई दुबे और कोई शुक्ल | कोई उनके 
जन्मस्थान होने का गौरव राजापुर को देते हैं कोई तारी को और केाई 
सोरो ( यूकर क्षेत्र ) की | कोई उनका जन्म सबत्‌ १४४४ मानते हैं कोई 
शपप्प३ कोई १४८९ | कोई अभ्रावणश शुक्ल सप्तमी को उनकी जन्म 
तिथि मानते हैं ओर कोई निधनतिथि | इसी प्रकार न जाने कितने 
मतभेद उनकी जीवनी के विषय में आज दिन तक विद्यमान हैं | 

“कड्याणु भाग ११ से झया ३ के प्रष्ट ७७३ से श्री यालकरामण्ी 
विनायक में “भीगोस्वामी जी फे नामराशी” शीषक एक केख लिखकर 


२ तुलसौ-दर्शन 


चार चार तुलसीदासों के अस्तित्व कौ चर्चा की है ओर उन चारों को 
ने केबल राम भक्त कवि वरन्‌ परस्पर सम्बद्ध बताया है। हिंदी ससार 
आज जिन तुलसीदास को सवश्रेष्ठ पद प्रदान कर रहा है वे प्रचलित 
रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं न कि दूसरे कोई तुलसीदास। 
ये ही “मानसजुत बारद रतन प्रगठे धारे साम्तरस”? कह्दे जाते हैं । इन्हीं 
की चर्चा भक्तमाल आदि प्रामाणिक ग्रन्थों में है ऐसा श्रीबालकरामजी 
विनायक भी मानते हैं | हमारा भी प्रयोजन इन्हीं तुलसीदास जी से है 
न कि किसी दूसरे से। और इन्हीं तुलसीदास जी' की जीवनी के धर्ब॑ध में 
हम देख रहे हैं कि हिन्दी भाषा के विद्वान लोग अब तक किसी निश्चित 
मत पर नहीं पहुँच सके हैं। 

महात्मा नाभादास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे | 
उन्होंने अपने भक्तमाल में फेवल एक छुन्द गोस्वामी जी के सम्बन्ध में 
लिखा है। उनके शिष्य प्रियादास जी ने स० १७६९ में उस एक छुन्द 
की टीका के रूप मे ११५ कवित्त लिखे हैं । इन कवित्चों में गोस्वामी जी 
के जीवन के समबन्ध की प्रधान प्रधान घटनाओं का उल्लेख है । राजा 
प्रतापसिद जी ने अपने भक्तकल्पद्ुम ग्रन्थ में, महाराजा विश्वनाथसिंह 
जी ने अपने भक्तमाल अन्थ में ओर महाराजा रघुराजसिंह जी ने अपने 
रामरसिकावली ग्रन्थ में प्रियादास जी की दीका का ह्वी विशेष आधार 
छेकर गोस्वामी जी का चरित्र लिखा है। रानी कमलकवरि जी ने, कुर्मी' 
बैजनाथ जी से, प० महादेवप्रसाद त्रिपाठी ने ओर शिवसिह-सरोजकार 
अभ्रीशिवसिद सेंगर ने प्रियादास जी की टीका के साथ किवदन्तियों का भी 
आधार लिया है। आ्राधुनिक ढग पर खूब छानबीन और ताककिक 
प्रणाली के साथ गोस्वामी जी की जीवनी लिखने का पहिला श्रेय सर 
जाज॑ अप्रयर्सत-सदोदय को है जिन्होंने पणिह्तत रामगुलाम दिवेदी और 
मद्दा महोपाध्याय ५० सुधाकर द्विवेदी आदि की सहायता से अ्रपनी 
५]२०६७७ ०॥ 77]570252 नामक घारावादिक क्षेखमाला में गोस्वामी 


गोस्वामी जी और मानस | 


जी का जीवनचरित्र लिखा &। आउज़, ग्रीब्ज़ आदि विदेशी विद्वानों ने 
तथा श्रनेकानेक देशी विद्वानों ने उन्हों के लेखों को आधार माना है। 
कहना न होगा कि इनका भी आधार किवदन्तियों श्रोर गोस्वामी जी 
के ग्रन्थों के साथ ही साथ बही प्रियादास जी की टीका थी | 
भ्रभी हाल में तुलसीचरित तथा मूलगोसाइचरित नामक दो ग्न्य 
उपलब्ध हुए; हैं जो गोस्वामी जी के समकालीन उनके दो शिष्यों के-- 
रघुबरदास तथा बेणीमाधवदास के--रचे हुए कहे जाते हैं। बाबा 
रघुबरदासकृत कहे जाने वाले तुलसीचरित की प्रामाणिकता एकदम 
सदिग्ध है जैसा कि लाला शिवनन्दनसद्दाय के लेख से विदित द्वोता 
है।। बाबा वेणीमाधवदास रचित मूलगोसाइचरित बहुमत से प्रामा- 
शणिक माना जा रहा है। यद्यपि १० रामनरेश जी त्रिपादी ने उसकी 
प्रामाणिकता के खण्डन मे अपनी भूमिका के कई पृष्ठ ख़्च कर दिये 
! । परन्तु उनके तक एकदम अकाटबय नहीं हैं। इस सम्बन्ध में हमने 
आचाय १० रामचन्द्र जी शुक्र से तथा बाबू रामदास गौड़ से बातचीत 
की थी। त्रिपाठी जी के तकों के सम्बन्ध में उनकी भी यही सम्मति है। 
बाबू रामदास जी गौड़ तो निश्चयपूवक मूल गोस्वामी चरित्र को प्रामा- 
शिक मानते हैं क्‍योंकि उन्होंने उसको एक बहुत प्राचीन प्रति स्वत्त 
देखी है $। बाबू माताप्रसाद गुप्त ने तुलसीसन्दर्भ में “मूलगोस्वामी- 
चरित की ऐतिहासिकता पर कुछु विचार” प्रकट किये हैं जिनके आधार 


न नम कक मत -न्‍कन्‍का+-१५४७७-अह2०० #००००+४ए.. अपरकक 33. हरकत 


$#इंडियन पंटिक्वेरीज्ञ १८७४ | 

* ग्रोस्वासी सुज्षसीदास ( भाबु श्मासुन्दरदास और मद्दाशय बढ़- 
ध्वाक्षा कृत ) पृष्ट १९ । 

देखिये धूछ ४8 से ६५ । 

9 खेद है कि इस समय इस संसार में न तो बाबू रामदास गौद 
रहे भौर न प॑० रासचस्त श्ुक़ ही । 


्ड तुलसी-दशन 


पर उन्होंने इसे श्रप्रामाणिक ठद्राने की चेष्टा की है। उचर डाक्टर 
बड़थ्वाल महोदय ने अपने कथन की पुष्टि में “मूलगोसाइचरित की 
प्रामणिकता” & शीषेक एक लेख भी छुपवाया है। भविष्य में मूल- 
गोसाईचरित की प्रामाणिकता अठल रहेगी भ्रथवा नहीं यह निश्चय के 
साथ नहीं कद्ा जा सकता । 

प० रामनरेश जी न्िपाठी ने “दो सो बावन वैष्णवों की वार्ता” 
नामक गद्य ग्रन्थ भें ननन्‍्द॒दास जी के जीवनचरित के साथ उब्लिखित 
गोस्वामी जी की चर्चा पर कुछ अधिक ज़ोर दिया है। आचाय पं७ 
रामचन्द्र जी शुक्ल से हमें विदित हुआ है कि इस ग्रन्थ के अनेक 
सल्करण अनेक भाँत के लिखे हुए मिलते हैं और यद औरगज़ेब से 
पहिले का शिखा हुआ कदापि नहीं माना जा सकता | तब फिर इसकी 

माशिकता के सम्बन्ध में कुछ कहना ही व्यथ है। 

इमारा उद्देश्य हमें बाध्य करता है कि हम इन प्राचीन ग्रन्थों की 
परस्पर विरुद्ध बातों कौ उलभने सुलभाने का प्रयत्न छोड़कर गोस्वामी 
जी के जीवन को सवंमान्य और कुछ आवश्यक बातें ही यहाँ लिखकर 
अपने वश्ये विषय पर था जावें। यह निश्चित है कि गोस्वामी जौ 
ब्राधण थे और पैदा होते दी भाता-पिता से अलग दो गये थे । बालपन 
से ही उन्हें गुरु का आभ्रय प्राप्त हुआ था और इस प्रकार उन्होंने 
“तानापुराणनिगमागम” की अ्रच्छी शिक्षा पाई थी। उनका विवाह 
हुआ था परन्तु गाहस्थ्य में पत्नी के कारण ही उन्हें वैराग्य की शिक्षा 
मिली और इस तरह विरक्त दोकर द्वी उन्होंने देश विदेश भें खूब 
भ्रमण किया था तथा अपने सुदीर्घ जीवन में सम्मान और अपमान 
सभी कुछ पाया था। वे चित्रकूट, श्रयोध्या, काशी आदि स्थानों में रहे 
थे और काशी में महामारी से पीड़ित भी हुए थे |“ श्रकबर_ और 


आफ विधराववंराओ, कत+तरअकाआरतप७ाकमककप 


९ “वीणा” अगस्त १३३४ । 


गोस्वासी जी और मानस पू्‌ 


जहाँगीर के राजत्वकाल में वत्तमान थे। ये बातें न केवल उनके सभी 
जीवनीकारो को मान्य है वरन्‌ स्वत: उनके रचे हुए. अन्थों से भी सिद्ध 
होती हैं | 
बचपन में ही उन्हें शिक्षा मिली थी कि श्रयोध्या के राम साक्षात्‌ 
भगवान हैं और भगवान के अनेक नाम रूपों में “राम” हो सर्वश्रेष्ठ 
है। यह एक बात ऐसी थी जिसे वे अपने जीवन में कभी न भूल सके | 
इस शिक्षा के पूवाश के कारण वे निर्गंशबादी सन्तमत के तीत्र आलो- 
चेक बने रहे और इसके पराश के कारण उन्होने “सगवास” कहे 
जानेधाले सदाशिव को भी राम का सेवक बताया तथा परमात्मा भ्रीकृष्ण 
के विग्रह के आगे भी यदद कहने का साहस किया कि “तुलसी मस्तक ' 
तब नवै, धनुष बाण तयो हाथ ।” उन्होंने इस शिक्षा पर “स्वमति” 
का जितना प्रयोग किया उतना ही इसकी महत्ता और उपयोगिता पर 
मुग्ध होते गये। अन्त में इस शिक्षा के भीतर ही उन्होंने वह रहस्य 
पा लिया जिसके कहने सुनने ही से सब का हित हो जाय& | परिणाम 
यह हुआ कि अपने सन्तस्वभाव के कारण लोकद्वितार्थ वे उस रहस्य 
का उद्घाटन करने के लिये बाध्य हो गये | ऐसा किये बिना उनका मन 
न माना । इसी लिये उन्होंने “स्वान्तःसुख”॥ के नाम पर “रामचरित- 
मानस” सा अमूल्य रत्न ससार को प्रदान कर दिया है । 
कुछ लोगों का कहना है कि गोस्वामी जी को बचपन में यह (शक्षा 
स्वयं शकर भगवान्‌ ने नरहर्थानन्‍्द द्वारा दिलाई थी!। बहुमत यह है 
& तद॒पि असंका कीन्हिड सोई । कद्दत सुनत सबकर हित होई ॥ 
[ पृष्ठ ७ पंक्ति २३ | 
| स्वान्तःसुखाय सुदासी रंघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनीति 
[ पृष्ठ $ पंक्ति १-२ ] 
! मकषगोसाईचरित । 


धर तुलसी-दर्शन 


कि महात्मा नरहरिदास ने उन्हें यह शिक्षा दी थी। ग्रिययन साइब के 
मत से ये नरहरिंद्रास रामानन्द जी की शिष्य-परम्परा मे हैं। रामनरेश 
जी के कथनानुसार ये कोई रामानन्दी नहीं बरन नरहरि नामधारी स्मात्ते 
वैध्याव हैं। रामानन्द जी के पहट्ट शिष्यों ने जो पन्‍्थ चलाए हैं उन्हें 
गोस्वामी जी ने खूत् भाड़े हाथों लिया है# | ४ नौमी सोमवार मधु- 
मासा” का * भोमवार” भी स्मात्त वैष्णवों ही कौ वस्तु थी। रामा- 
नन्दियों की नोगी उस दिन न थी। इसलिये जान पड़ता है कि एस 
प्रसंग में रामनरेश जी का कहना ही ठीक है। इतना तो स्पष्ट है कि 
किसी मनुष्य ने ही सूकरत्तेत्र में गोस्थामी जी को रामकथा बारम्बार 
सुनाई थी क्योंकि “में पुनि निज गुद सन सुनी कथा सो सूकरखेत”' में 
#निजञए शब्द गोस्वामी जी के शुद को जगद्रुरु शंकर से पृथक कर 
रह्या है श्रोर बहुत सभव है कि वह "निज गुरु” स्वामी नरहर्यानन्द, 
जरइरिदास था नरतिंद जी ही हों, परन्तु हमारी समझ में गोस्वामी जी 
ने किसी अनित्य मत्यं के बदले एक नित्य व्यक्ति को ही अपना सच्चा 
गुरु साना है । “बन्दे बोधसय नित्य गुरु शकररूपिणय” का “नित्य! 
शब्द यही सकेत कर रद्दा है। नरहरिदास की अनुपस्थिति भे भी 
गोस्वामी जी गुरुपदरज से अपने विलोचन आ्रँजने की बात लिखते हैं । 
उन्होंने स्पष्टलया नरहरिद्रास जी या और किसी नामधारी ध्यक्ति को 
अपना गुर स्वीकार भी नहीं किया है। रामचरितमानस में केवल एक 
जगह “बन्दों गुरुपदकज कृपातिंधु नररूप हरि” लिखा हुआ मिलता 
है जिससे नरहरिदास का चाम ध्वनित हो रहा है। परन्तु इस पक्ति का 
“हरि? पाठ भी संदिग्ध ही कहा जाता है क्योंकि एक तो उस स्थान 
के सब सोरठों के क्रम के श्रनुसार 'मिकर” के साथ “हर” का तुक 
होना चादिए न कि “हरि” का और दूसरे आवपशाकृज में रखी हुई 


मम ७ 


#& देखिमे रामसश्सिमानस का कंक्षिपर्म । 


गोस्वामी ज़ी ओर मानस (३ 


बालकाण्ड की प्राचीन प्रति में, कहा जाता है, “हर” पाठ ही था जो 
पीछे से दरताल लगा कर “हरि” के रूप मे परिवर्तित किया गया है& | 
इन सब बातों से विदित होता है कि उमकथा की महिमा के प्रथम 
अचारक फे नाते सगवान्‌ शंकर दी को गोस्वामी जी अपना वास्तविक _ 
गुरू मान रहे हैं यद्यपि उन्होंने अपने बाल्यकाल के उपदेशक को 
औ.( जो बहुत करके कोई स्मात वैष्णब स्वामी नरहरिदास जी-शे ) 
उस अनमोल शिक्षा ही के नाते “निजगुर” का आदर दे दिया है। 
इस प्रसग मे यह भी एक जानने योग्य बात है कि मूलगोसाइचरितकार 
के मतानुसार गोस्वामी जी को नरहरिदास की अपेक्षा सकलशास्र-निष्णात 
शेष सनातन का सत्सग अधिक काल तक मिला है। ऐसी स्थिति में 
उन्हें साम्प्रदायिक विशिष्टाह्तवादी मानने का ही श्राग्रह करना कहाँ 
तक उचित होगा यह पाठक स्वतः समझ सकते हैं। 
कुछ श्लोकों, ओर विशेषकर रामायण उत्तरकाण्ड के मज्जञलाचरण 
के छोकों, को देखकर कुछ विद्वानों ने--जिनमे सर प्रियसन और 
हिन्दी-विश्व-कोषकार श्री बसु महोदय का नामोड्लेख किया जा सकता 
है-गोस्वामी जी के संस्कृत पाडित्य पर श॒का की है। हमारी समझ में 
उन्होने यदि गोस्वामी जी के भाषातद्ठ पर गभीरतापूवक बिचार किया 
होता तो शायद ऐसी शका न करते । गोस्वामी जी ने अपनी भाषा के 
सम्बन्ध में स्वतः कद्दा है--“का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए 
साँचः' | इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वे भावों दी को प्रधानता देते थे ' 
और भाषा को उत्तका साधन आज मानते ये। उन्होंने रामचरितमानस 


४ आजकल इस सम्बन्ध का सुत्त पन्षा गायब हो गया दे । देखिये 
माताम्रसाद जी का “तुनसीघस्नन्दरस! । 
' देखिये दोहायली, दोह नं» <०२। कहे क्षोग इसे कबीर का 
किखा हुआ भी मानते हैं । 


५ 
ष्य तुलसी-दर्शन 


तो लोककल्याण के लिये लिखा था इसलिये लोक की व्यावद्यारिक भाषा 
५को छोड़कर अ्रप्रचलित वंस्कृत द्वारा अपना पाडित्य प्रदर्शन करना उन 
क्योंकर रुचता ६ व्यावहारिक भाषा को--देशी भाषा को--यदि उन्होंने 
कह्टी-कद्दी सस्क्ृत शलोकों का रूप दे दिया तो केवल इसलिये कि श्रद्धालु 
भक्तों की संस्कृत स्तोत्नाभिरचि को भी सन्‍्तोष मिल जाय । सस्कृत ही 
में तो श्रुतिसम्मत धर्म निहित था । इसलिये सस्कृत की श्रोर लोगों की 
श्रद्धा स्वाभाविक थी। ऐसे श्रद्धालु लोग सस्कृतरचनाद्दीन अन्थ को 
“सुन्तवानी? शअ्रथवा “सूरसागर” सरीखे काध्यप्रन्थ ही की कोटि का 
समभंने लगते । इसलिये सस्कृत शैली की कुछ रचनाएँ करके गोस्वामी 
जी को उनका सन्‍्तोष करना पड़ा। मझलाचरण के श्लोक, स्वृतियों के 
श्लीक आदि सब यही बात बताते हैं । इन रखनाश्रों में उन्होंने संस्कृत 
व्याकरण की जदिलता की रप्तीमर भी परवाह नहीं की । खतजत्नतापुवक 
यदि व्याकरणसम्मत शुद्ध वाक्य निकल गया तो ठीक, यदि न निकला तो 
कोई चिन्ता भी नहीं की गई । "कुन्द इन्दु दरगौर सुन्दर” में सन्धि 
ने जमी तो न सही, “लसद्भालबालेन्दु कश्ठे भुजगा” में व्याकरण- 
शुद्धि का गोलमाल हो तो हुआ करे, भाव तो स्पष्ट हो गया। थदि 
“निशिचर करि वरूथ मृगराज:” के “राज” की तुक भें उस समय 
उन्हें फ़ोरसी के “बाज़” का खयाल आगया तो उसे दी सस्कृत शैली 
में जमाकर उन्होंने “त्रातु सदा नों भवस्तगबाज:” लिख दिया। ऐसे 
प्रयोगों के कारण उनके संस्कृत शान पर शका करना उचित नद्दीं। जो 
सहस्त्र-सहरुत्र विशुद्ध पस्कृत शब्दों के प्रसद्भधानुकूल प्रयोग मे सवंतोडघिक 
पाठ्य दिखा सकता हो तथा कठिन से कठिन ओर अप्रयुक्त से श्रप्रयुक्त 
संस्कृत शब्दों को भी श्रपने वाग्विलास का साधन बना सकता हो, जो 
“सरिस स्वान मधवान युवानू?? सरीखे वाक्य रचकर अपने पाणिनीय 
व्याकरण शान को स्पष्ट प्रकट कर रहा हो, जो “नाना पुराणनिगमागसरः 
को सइस्त्रों यृक्तियों का स्थल स्थल पर हस्तामल्कबत्‌ प्रयोग कर रहा 


गोस्वामी जी ओर मानस ९ 


हो, वष्ट ससकृत का प्रकाएड' परिड्धत क्‍्योंकर न माना जाय । हमारा तो 
यह हृढ निश्चय है कि वे केवल एक अनुभवी सन्त ही नहीं वरन्‌ सस्कृत* 
के पूर्ण पणिडत और तत्वशञान के परम आचाय थे। इसीलिये उन्होंने 
सब शास्म्रों का मथन करके जीवब्नह्ममाया, भक्तिज्ञानवेराग्य, पापपुश्य, 
करमधम, स्वाथपराथंपरमाथे आदि के परमतत्व बड़ी सुन्दरता के साथ 
लिखे हैं। इतना अवश्य ऐ. कि वे रामोपासक थे, इसलिये सब तत्व 
उन्होंने रामचरित की लपेट में कह दिये | यदि कोई सज्जन राम की 
अपेक्षा कृष्ण, शिव श्रल्नाह या गाड ( (700 ) में अधिक आस्था 
रखते हैँ तो वे रामचरित-चर्चा को गौण मानकर गोस्वामी जी के तत्व 
सिद्धान्तों का अध्ययन कर सकते हैं ओर इस प्रचणड पारिडत्य से पूरा 
लाभ उठा सकते हैं। 

यह सवमभान्य बात हे कि गोस्वामी जी अ्रसाधारण प्रतिभासम्पन्न 
महाकवि थे | गरीब की कोपडी से लेकर राजमहल तक के अनेकानेक 
दृश्यों का बणुन उन्होने पूरी क्षमता के साथ किया है और जिस स्थान 
मे जैसा वर्णन उन्होंने किया है वहीं साष्रा भाव अ्रादि सभी दृश्यों से 
कमाल कर दिखाया है। उनके काव्यचमत्कार की कुछ बानंगी इस 
निबन्ध के अ्रन्तिम परिचछेद में दी जानेवाली है, इसलिये यहाँ उस 
सम्बन्ध की अधिक चर्चा अनुपयुक्त है। केवल इतना कद्ट देना यहाँ 
पर्याप्त है कि कम से कम हिन्दी-साहित्य मे तो इनकी जोड़ का दूसरा 
महाकवि नहीं हुआ है | अन्य भारतीय भाषाश्रों में भी कोई दूसरा इस 
जोड़ का कवि रहा है श्रथवा नहीं यह विधय भी सन्दिः्ध ही हैछ । 

श्रद्धालु भक्तों ने गोस्वासी जी के जीवन के साथ कई चमत्कारिक 
घटनाओ्रों का भी संयोग कर दिया है। भक्तों के लिये इतिहास का हष्टि- 


48 भोस्वामी जी के ऋछ मुद्दावरों और विशिष्ट शब्दों क्री चर्चा करके 
पूं० रामनरेश जी त्रिपाी भ्रभुमान करते हैं कि उन्होंने (गोस्वामी जी ने) 


१० तुलसी-द्शन 


कोण ही कुछ दुसरा हुआ करता है | सन्‌ संबत्‌ अथवा सिक्षराएं ख़ान- 
दान की शअ्रपेक्षा वे भ्रद्धावधक घटनाओं की खोज में अधिक रद्द करते 
हैं। गोस्वामी जी की अ्रसाधारण आध्यात्मिक उन्नति के पोषण में 
जितनी घटठनाएँ--जितनी जनश्र॒ुतियाँ--उन्हें मिलती जायँगी उतना ही 
अधिक अनुराग उन्हें गोस्वामी जी की रचनाओं पर द्ोता जाथगॉ-- 
गोस्वामी जी के उत्साहवधक और ज्ञानवर्धक वाक्यों को वे उतनी ही 
अधिक श्रद्धा और उतने ही अधिक विश्वास के साथ पढ़ेंगे तथा इस 
प्रकार उतना ही श्रधिक लाभ उठावेंगे। इसलिये वे लोग सुनोसुनाई 
हुई ऐसी घटनाओ्रों को तर्क की कसौटी पर जाँचने के बदलें श्रद्धापूनंक 
मान ही लिया करते हैं और मानकर श्रभीष्ठ लाभ भी उठाते हैं। एक 
बात और है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ इच्छाशक्ति का घनिष्ट 
सम्बन्ध रहा करता है। इसलिये आध्यात्मिक उन्नतिवाले ध्यक्ति के 
जीवन में उसकी इच्छाशक्ति के कारण असाधारण घटनाओं अथवा 
चमत्कारो का द्ोना कोई आश्चय कौ बात नहीं। जो लोग मानवी 
इतिहास को सामान्य मानव की हयता की माप के अन्दर ही रखकर 
देखना चाहते हैं वे इन घटनाओं को कपोलकलिित कह सकते हैं, परन्तु 
श्रद्धालु भक्तों के लिये तो वे अवश्य ही लाभदायक ओर अ्रतएव सत्य 
हैं| इन घटनाओं के कारण गोस्वामी जी के सिद्धान्तवाक्य स्बंसाधारण 
में निश्चय ही अधिक श्रदधाभाजन बन गये हैं। 


कण ३... वमोभकममव इला 


खेतिहर का जीवन बिताया था और व्यापार भी किया था । (देखिये, 
भूमिका पृष्ठ १२) परन्तु इसारी समझ में ऐसा अनुसान ठोक नह्दीं; 
क्योंकि गोस्वामी जो ने अपनी प्रतिमा के बल पर फेवल किसानों और 
ब्यवसाथियों ही के नहीं वरन सामान्य स्लियों, मज्नाहों, सालियों, राज- 
पुरुषों आदि के विशिष्ट शब्दों और सुद्ावरों का भी बड़े झषिकार के 
साथ प्रयोग किया दे । 


गोस्वामी जी और मानस ११ 


“तीस से अधिक भ्रन्थ ऐसे हैं जो गोस्वामी जी के लिखे कद्दे जाते 
हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं;--(१) रामचरिसमानस (२) गौतावली 
(३) कवितावली (४) दोहावलो (५) भ्रीकृष्णगीतावली (६) विनय- 
पत्रिका (७) वेराग्यवदीपिनी (८) रामाज्ञाप्रश्न (९) जानकीमेगल 
(१०) पावतीमगल (११) रामलला नहद्धू (१२) बरवे रामायण 
(१३) सतसई (१४) छुन्दावली (१५) पदावली (१६) कुर्डलिया 
रामायण (१७) छुप्पय रामायण (१८) कड़खा रामायण (१९) रोजा 
रामायण (२०) भूलना रामायण (२१) इनुमानब्राहुक (२२) सकट- 
सोचन (२३) हनुमान चालीसा (२४) रामशलाका (२५) कलिधर्मा- 
धर्मनिरूपण (२६) बारइमासी (२७) मगलरामायण (१८) सूथयपुराण 
(२९) राममुक्तावली (१२०) गीताभाषा (११) शान परिकरण आदि | 
आश्वन स० १९९३ के “कल्याण” में श्री बालकराम विनायक ने 
गोस्वामी जी के नामारासी महोदयों का उल्लेख किया है। उनके 
समान अन्य अनेक सज्जन भी अनेक तुलसी नामधारोी कवियों की 
चर्चा करते हैं। ठुलसीसतसई तो कई लोगों के मत से किसी तुलसी 
कायस्थ की रची हुई कद्दी जाती है । अ्रतएव बहुत समव है कि इनमें 
से अनेक ग्रन्थ हमारे चरितनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के रचे हुए 
न हों। बहुत छानबीन के बाद विद्वानों ने यइ निश्चय किया है कि 
पूर्वोक्त सूची के प्रथम द्वादश अन्य ही गोस्वामीजी के लिखे हुए हैं&। 
यद्यपि बांबू श्यामसुन्दरदास तथा १० रामनरेश त्रिपाठी ने सतसई को 
भी प्रामाणिक माना है तथापि पर्यात लोकमत के अभाव में हम अभी 
उसे उन द्वादश भ्रन्थीं की कोटि में रखना उचित नहीं समभते | कहना 
मे होगा कि सतसई और दोहावली के बहुत से दोदे एक ही हैं । 

'रामचरितमानस के सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले गोस्वामी जी 


9 तुजासीमन्धावक्षी तृतीय संग ( नागरी प्रचारिणी ससा काशी ) । 


१२ तुलसी-दशन 


के शेष ग्यारह ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दे देना अनुचित न होगा । 
र[मलला नहक्लू, जानकीसमल और पाबंतीमगल, बहुत करके, स्त्रियों के 
लिये लिखे गये थे। वे विवाह इत्यादि माड़लिक छृत्यों में गाने की 
बस्तुएं हैं। पिछली दो पुस्तक तो रामचरितमानस के बाद की लिखी 
कही जाती हैं&परंन्तु रामलला नहछू के “अहदिरिनि हाथ दहेँदि सगुन 
लेह आवड हों। उनरत जोबनु देखि दर्पाति मन भावद हो |? “रूप- 
सलोनि तंब्रोलिनि बीरा हाथद्दि हो। जाड़ी ओर विलोकद्षि मन तेहि 
साथहि हो ।” सरीख्ते पथ्च स्पष्ट ही रामचरितमानस के पहले के लिखे 
गये जान पड़ते हैं | पावतीमगल में शकर जी ही बढु रूप से पावंती के 
पास पहुँचे थे। कालिदास आदि का भी यही कथन है। परन्तु राम- 
चरितमानस मे शकर ने सप्तऋषियों को भेजा है, स्वतः नहीं गये हैं। 
जामकीमगल भें फुलवारी के प्रधग का उल्लेख नहीं हैं और परशुराम 
की भेट जनकपुर से लोटती बार कराई गई है | कालिदास आदि का 
भी यही क्रम रद्दा है। परन्तु रामचरितमानस में फुलवारी का प्रसग भी 
है और जनकपुर के घनुपसभाभवन ही में परशुराम से भेंट भी हो गई है । 

बरवे राम[यण गोस्वामी जी की प्रोढ़ रचना है श्रोर काव्यदृष्टि 
से बहुत उच्च्च कोटि की है परन्तु खेद है कि आज दिन इसके बहुत 
कम छुन्द उपलब्ध हैं। रामाशाप्रश्त, कद्दा जाता है, एक ही दिन में 
तैयार कर दिया गया था और उसे गोस्थामी जी ने एक विशेष असझ 
उपस्थित होने पर अपने भिन्र ग्रद्धाराम ज्योतिषी के लिये लिखा था । 
यह ग्रन्थ ज्योतिष सम्बन्धी सविष्य विचार के लिये दे यद्यपि इसमें राम- 
कया पूरी रा गई है। यह प्रथम चार ग्रन्थों की अपेक्षा आकार में 
बड़ा है परन्तु कपिता कोई विशेष मदृित्वपूण नहीं। हाँ, इसके कुछ 


उनके नने कपकथलक+ ५ +कप तल की उमर जब 


... 9 इस सम्बन्ध में ओ० सदूगुरुशरण अवस्थी लिखित “तुलसी के 
“बार दल” और माता्रसाद गुप्त लिखित “सतुल्लसीसद्भ” दर्शनीय हैं । 


गोस्वामी जी और मानस है रे 


दोहे रामचरितमानस में अ्रवश्य दिखाई पड़ते हैं। वेराग्य संदीपिनी 
बहुत छोटी परन्तु बहुत उत्तम पुस्तक है | इसमे गोस्वामी जी ने गुर 
के लक्षण, सन्त के लक्षण, शान्ति का महत्व, रागद्वंष के परित्याग आदि 
की बातें लिखीं हैं। नमूने के लिये “पाप ताप सब सृल नसावे, मोह 
अन्ध रविवचन बद्दावै” “तुलसी ऐसे सदगुरु साधू। बेद मध्य गुन 
बिदित अगाधू |” दी लिख देना पर्थाप्त हैं। जब हम देखते हैं कि 
भक्ति अथवा वैराग्य विषयक शाजझ्नग्रन्थ लिखने की अपार क्षमता रखते 
हुए भी उन्होंने वैराग्यसन्दोपिनी सरीखा छोटा और अधूरा ग्रन्थ ही 
लिख छोड़ा है तब बरबस हमें यह मानना पड़ता है कि या तो उनका 
बूदृद्गन्थ श्रप्राप्य है या उन्होंने ऐसे रीतिभ्रन्थों के रूखेपन का अनुभव 
करके यद्द शैली ही त्याग दी और पौराणिकों के श्रनुसार भक्ति, ज्ञान 
आर वैराग्य के तत्वों को हरिकथा में लपेट कर ही जनता के सामने 
रखना अधिक उपयुक्त समझा । हम इस दूसरे पक्ष को अधिक तथ्यपूर्य 
मानते हैं । 

बड़े ग्रन्थों मे से रामगीतावली, कृष्णगीतावली, कवितावली ओर 
दोदावली तो बहुत कुछ ख्ग्रह अ्न्थ से जान पड़ते हैं। यदि वे स्वततन्र 
रूप से लिखे भी गये हों तो उनमें, ओर विशेषकर कवितावली तथा 
दोहावली में, पीछे बहुत काट छाँद की गई और समय समय पर लिखे 
हुए फुटकर छुन्दों का समावेश कर दिया गया है, ऐसा जान पड़ता है । 
रामगीतावली मे सौतानिर्वासन के उल्लेख के साथ ही साथ उसका एक 
(बड़ा सुन्दर कारण भी दे दिया गया है | गोस्वामी जी कहते हैं कि 
उस समय रामचन्द्र जी श्रपने पिता दशरथ महाराज की शेष आयु 
भोग रहे थे इसलिये सोतानिर्वासन आवश्यक था। रामचरितसानस के 
“राजाराम? तो अपनी शक्ति के साथ “गिरा श्र जल वीचि सम 
कादियत भिन्न न सिन्न” हैं। इसलिये वहाँ निर्वासन, परलोकगसम आदि 
का विषय ही नहीं है। कृष्णगीतावली में निर्यण उपासना और विराद्‌ 





१४ तुलसौ-दशन 


उपासना के बदले, सगुण साकार द्विध्ुज रूप उपासना की पुष्टि में 
निम्नलिखित वाक्य ध्यान देने योग्य हैं-- 


जेदि उर बसत श्यामसुन्दर घन तेहि निर्भभ कस आये । 
सुलसिदास सो भजन बहाओ जाहि दूसरों भावे॥ (३३ )% 
सम झँग रुचिर किसोर स्यामधन जेदि दृदि जलज बसत हरि प्यारे । 
तेहि उर क्‍यों समात विराट वपु स्योंसदि सरित सिध गिरि भारे ॥(५७)७ 


कवितावली के तो कई कवित्त बहुत सुन्दर हैं। सिद्धान्त के विषय 
में उनका बह सर्वेया देखने योग्य है जिसमे श्रन्तर्यामी की अपेक्षा 
धबाहरजामि” को बड़ा बताया गया है ( देखिये उत्तर कायड १२९ 
छुन्द )8 | द्ॉद्टावाली में फ़ुटकर दोहे बहुत हैं श्रोर उनमें अधिकांश 
झत्यन्त सुन्दर तथा बड़े भावपू्ण हैँ। रामचरितमानस के भी अनेक 
दोदे उसमें विराज रहे हैं| दोह्ावली के कुछ विशिष्ट दोहे, जो तुलसी 
मत पर भी पर्याप्त प्रकाश डाल रहे हैं, इस प्रकार हैं--.- 


हिय निरगुन नेननि सगुन रसना राम सुनाम । 
मनहूँ पुरट सम्पुट से तुज़्सी ललित लखाम ॥ ७॥७ 
संगुन ध्यान सचि सरस नह निरगुन मत तें दूरि। 
सुकसी सुमिरहु राम को नास सजीचन सूरि॥८झ 0 
मोर मोर सब कहें कद्सि तू को कहु विज नाम । 
के चुप साथधहि सुनि सम्मुक्ति के तुलसी जपु राम ॥ ६८ ॥ 
जे जन रूखे विषय रस चिकते राम सनेह् । 
तुलसी ते प्रिय रास को कानन बसहिं कि गेह ॥ ६१ ॥ 
के तोदि द्वागदिं राम प्रिय के तू अभ्ु प्रिय दोदि। 
दुइ महँ रच जो सुगम सो कीबरे तुलसी तोहि ॥ ७८॥ 


सकजआ 3.3. पमरमझालण. आनान.. पीफपीकम-न..|नमन्‍पिि "सा "चाम.. सीननकान का 


& ये छुल्द्‌ संस्याण तुल्तसी प्र्थावल्ली भाग २ से की गई हैं । 


गोस्वामी जी और मानस १५ 


प्रीति राम सो नीति पथ चल्िय रागरस जीति | 

तुलसी सनन्‍्तन के मते हृं्दे भगत की रीति ॥ ८६ ॥ 

करमठ कंठमल्िया कहें ज्ञानों ज्ञान विद्दीम । 

तुलसी श्रिपषः विद्दाय गो रामदुआरे दोन ॥ ३१ ॥ 

शान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकास । 

निर्मुन कहै जो संगुन बिनु सो गुरु तुलसीदास ॥ २४१ ॥ 

तुलसी के मत चातकादि केवल प्रेम पियास | 

पियत रवाति जक्ष जान जंग जाचत बारद सास ॥ ३०८ ॥ 

आापु आपु कह सब भल्तो अपने कहूँ कोइ कोइ । 

तुलसी सब कहें जो भ्नो सुजन सराहिय सोहइ ॥ ३२९७ ॥ 

साखी सबदी दोहरा कहि कहनी उपखान | 

भ्रगति निरूपददि भगत कल्ि निम्द॒दहि वेद पुरान ॥ «४४ ॥७ 

विनयुपत्रिका भी गोस्वामी जी की प्रौढ़ रचना है ओर रामचरित- 

मानस के पाछे लिखी गई है। यद्यपि उसमे अ्रनेकानेक पद हैं; हे 
वे एक आवेदनपत्रिका ( दरझुवास्त ) के क्रम से जमाए गये हैं | य 
पूरी की पूरी भ्रजी पढने ही लायक़ है। क्या काव्य और क्‍या भक्ति- 
भावना सभी दृष्टियों से यह प्रन्थ अपूर्य है। कई लोग तो रामचरित- 
मानस से सौ अधिक महत्व इस ग्रन्थ को देते हैं । इसके श्रनेकानेक पद 
याद रखने योग्य हैं। भक्तों का तो यह कशठद्वार है। इम यहाँ अपने 
वरण्यविषय से सम्बन्ध रखने वाले कुछ विशिष्ट पदों। का सकेतमात्र दे 
देना दी उचित समझते हैं। जो विशेष रस लेना चाहें वे वियोगी इरि 
आदि की थीकाओं के सहारे या योंही पूरी विनयपत्निका सनोनियोगपूर्वक 
घढ' जायें | हम विश्वास है कि उन्हें भपने परिश्रम के लिये खेद न होगा। 


& ये छन्दसंब्याएं हिस्‍्दी भेस प्रयाग की छपी हुई दोदावसी की हैं । 
| ग्रे पद संक्याएँ गीता पेस की छुपी विनयपत्रिका से दी गई हैं । 


24 तुलसी-दशन 


विनयपत्रिका के ५८ वें पद में गोस्वामी जी ने मोह को राबण और 
प्रबृत्ति को का बताया है। ९१ वें पद भे “सत्र ही ते न भयो हरि ! 
यिर जब ते जिन नाम घरयो” यह बाक्य “जीव” के वास्तविक तत्व पर 
अच्छा प्रकाश डालता है। १३१४ वाँ पद ध्यान से पढा जाय तो यह 
विदित ही जायगा कि गोस्वाभी जी भगवान्‌ शिव, कृष्ण और राम में 
कोई भेद नहीं मानते थे । ( १०६ याँ पद भी इसी और सकेत करता 
है )। १३६ वा पद सिद्धान्त की दृष्टि से उत्तम हैं। १३८ में सरीखे' 
पद तो भक्तों के सर्वस्व हैं। १४५ वाँ पद बताता है कि वे परलोक सुख 
की आशा से रामसेवक भह्दी बने हैं वरन उन्हें ऐसा होने मे इसी जीवन 
में आ्रामन्द और शान्ति की प्राप्ति होती है । १७२ वे पद में सम्तस्वभाष 
की बड़ी सुन्दर मीमासा है। श्८प् वे पद में “ननन्‍्दकुमार? का प्रयोग 
इृष्टव्य है| १९८ थे पद की चेतावनी विरागियों के लिये अ्रत्यन्त उत्तम 
है। २०३ वाँ पद भी अपने दग का निराला है | यहाँ भी गापाल और 
राम का ऐक्य है। २०५ वें पद का इरितोषण ब्त भक्तों का सर्वस्य 
है। २२६ वे पद के “प्रीति प्रतेति जहाँ जाकी तई ताको काज सरो*! 
में कितना उत्तम सिद्धान्त कद दिया गया दे। २५५ वे पद में नाम॑- 
महिला देखते योग्य है । २६८वथें नम्बर का तो पूरा पद ही देख जाइये । 
गोस्वामी जी कहते हैं।--- 

तुम अपनायों जानिदो जब मन फिरि परिदे। 
जेष्टि सुभाव विषयनि कगो तेददि सहज नाथ सो नेह, छाँड़ि छुल् करिहे | 
सुत की भीति प्रतीति मीत की चुप ज्यों डर इरिदे । 
अआपनो स्रो स्वारथ स्वामी सो चहुँ विधि चातक उयों पक देक तें नहिं टरिदे। 
हरपिहै न अति आवरे, निदर स जरि मरिदे। 
हानिताम दुखसुख सब समचित द्ितअ्रनहित कक्िकुषातत परिहरिदे । 
प्रभुगुन सुनि सन इरपिदे नौर नगननि ढरिदे । 
सुक्षसिदूस भयो राम को बिस्वास प्रेम कखि झानंद्‌ उ्मेंगि सर भरिददे । 


गोस्वामी जी और मानस १७ 


गौस्वामी जी का सब से मद्टत्वपूर्श अन्य है रामचरितमानस जिसे 
सामान्यतः लोग रामायण कद दिया ऋरते हैं। इस गप्रन्थरक्ष की प्रशंसा 
में जो भी ऊद्दा जाय थोड़ा है। क्‍या भाषा और क्‍या भाव, क्या काव्य 
झौर क्या |सद्धान्त, क्या रसपरिपाक और क्या 'प्रअन्धचातुरी, क्‍या 
साधुमृत और क्‍या लोकमत, क्या अतीतकथा और क्‍या भविष्य पथब 
प्रदर्शन जिस दृष्टि से देखिये उसी दृष्टि से यह ग्न्‍्य अपूर्व जान पढ़ता 
है। सुरक्षद्ा.ता इत प्रन्य की ऐसी है कि एक अपड' गेंवार भी इसकी 
पक्तियाँ सुनकर सुर्ध हो जाता और उन्हें याद फर लेता है श्रौर गभीरता 
ऐसी है कि थड़े बड़े वि६&ब्चक्रचुड़ासण भी इसको चौपाहयों के चम- 
त्कार पर विचार करते हुए चक्कर खा जाते हैं। लुकोतर आनन्द देने 
के लिये यह अनूठा काब्यप्रन्थ है, परम शात्ति देने के लिये यह अनूठा 
भक्ति ग्रध ६ और सम्ाजयस्कार के लिये_यह अनूठा नीतिपन्थ हैं.) 
रामकथान्पामया का तो यह सवस्व दी है। गरीब की फ्रीपड़ी से लेकर 
महाराजाओं के महलों तक मे यद्द अन्थ पूजनीय माना जाता है ।(िस 
ग्रन्थकब्पद्रम ने लाखों मनुष्यों को परमशान्ति दी है और करोड़ो को 
दिव्य आनन्द प्रदान किया है | वार की महता का मया की महता का प्रधान 
आधार यही एक अन्य है जितके गौरव के साथ उनका गौरव अ्रभिन्न 
सूप से स्द्ध है... सम्बद्ध 

इस ग्रम्थरक्ष को कुछ विशेषताएं अन्तिम परिच्छेद में बताई जाने: 
वाली हैं | इस स्थल पर तो इस प्रन्थ के सम्बन्ध में तथा इसके रचयिता _ 
के सम्पन्ध में कुछ प्रमुख बिद्वा्ों की सम्मतियाँ लिख देना ही पर्याप्त 
होगा | जो सनातनी हिल्दू हैं क्षौर जिनकी भावृभाषा हिन्दी हे उनकी 
सम्मतियाँ कदाखित्‌ पक्षपातपृर्ण मानो जाये इसलिये इस कुछ ऐसे ही 
सब्जनों की सम्मतियाँ दे रहे हैं जी था तो उनातनी दिन्दू ही नहीं हैं 
या जिनकी मार्॑ज्ाधा दिग्यी नहीं है | 

गोस्वामी जी के समकालीन जैनकबि बूनूउरीद्रास जी कहते हैं :--- 

हि 


श्द तुलसी-दशंन 


' विराम रासायन घट मां 
मरमी होय मरम सो जाने, मरख माने नाहीं ॥ इत्यादि ॥& 
अब्दुरहीम खूनुखादा महोदय का कथन है 
रामचरितमानस विसक्ष सम्तन जीवन आान । 
हिन्दुवान को बेद्सस जसनहि प्रगद कुरान ह 
'फोटंबिलियम के मुंशी श्रदालत्लां महोदय कुद्ते है 
उनके उपदेश सचसु्च दो दाशनक ठोस और अमनुकरणीय हैं » 
» » उनकी विचार॒धारा बहुत द्वी उत्कृष्ट है, शैली अत्यन्त शुद्ध 
झोर भाषा प्रभावशालिनी है। इसकों ससार के सभी विद्वान्‌ स्वीकार 
करते हैं। 
रामायण का अनुवाद, भूमिका ६ 
'ओो नटेशन महोदय की उक्ति है;---- 
माध्यमिक काल में जितने वैष्णव तथा श्रन्य सुधारक सम्प्रदाय 
शुरू हुए और उनमें जो श्राध्यात्मिक उल्लास ओर आकाक्षा के भाष 
फैले, उनमें गोस्वामी जी की रामायण एक बहुत ही उत्कृष्ट और 
दिव्य सज्जीत कौ तरह अपना मस्तक ऊँचा किये हुए है | 
४रामानन्द ८ रामतीर्थ” पृष्ठ ११२ 


40 पृष्ठ ११७ गोस्वामी सुब्सीदास ( बाबू श्याससुन्दरदास और 
ओबदब्थ्वाल्कृत ) 

'कस्याण के रासायणाह पृष्ठ १९६ में श्री बाज्करास ज्ञी विनाभक 
मे यह दोहा लिखा दै। इसे हमने रद्दीम के किसी भप्रन्ध में नहीं देखा | 
झाचार्य शुक्ल जो को जब इसने इसे दिखाभा तो उन्होंने भी इसे संदिरध 
ही कहा । 

| हमने यद्ट अनुवाद कद्कते कौ इस्पीरियक् क्ाइमरी में देखा है । 
वह बहुत अमात्मक है। केवक्ष मुसक्षमान के हृदथोद्थार के नाते इसमे 
उनकी सम्मति दी है। 


गोस्वामी जी और मानस १९ 


“कौ? साहब को राय है।--- 
हिन्दी साहित्य में गोस्वामी तुलसौदास जी का स्थान निःसदेह 
सर्वोच्च है; ओर उनकी रामायण न सिर्फ भारत में ही, बह्कि सारे 
सतार में सुप्रसिद्ध है। वह यथाथथंतः ख्याति के योग्य है । 
५हिन्दी लिटरेच्चर” पृष्ठ' ४७ 
मैकफी साइब का निर्णय हैः--- 

“गोस्वामी ठुलसीदास जी के ग्रन्थों मे भक्ति का जो उच्च और 
विशुद्ध भाव जाता है उससे बढ़कर ओर कहीं नहीं दिखाई देता” । 
ः भूमिका । 

“हिन्दुओं के धामिक सिद्धान्तों ओर उनकी सस्क्ृति का सर्वोश्च 
सुन्दर चित्र जैसा कि रामायण में मिलता है, वैसा शायद अन्य किसी 
ग्रभ्थ में न होगा ॥”” पोड़श पृष्ठ, सेण्ट्रल थीम | 

'धोस्वामी जी अपनी रचना में कोई बात नहीं कहते, जो उनके 
किसी पाठक को श्रप्रिय हो ॥? पृष्ठ २१५ 

“वे भारत के स्वंसाधारण समाज को लेकर चलते हैं।” 

प्ृष्ट २१६ 
कारपेण्टर साहब अंग्रेज़ी विश्वकोष का उद्धरण देते हुए कहते हैंः--- 
गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना जनसमाज के लिए इतनी 
अनुकूल पड़ी है कि उनके वचनो को जनता कहद्दावतों की तरद्द इस्ते- 
माल करती है। इतना ही नहीं बल्कि सिद्धान्तिक दृष्टि से भी उनको 
रचना बड़ी उत्कृष्ट है। वर्तमान समय में हिन्दुत्व के अन्दर उनके 


#ये सब उद्धरण डाक्टर जे० पुस्ू० मेक्‍्फ़ो एसू० एपु० पी० एच० 
ड्ी० की “दि रामायण आफ सुल्सीदास झार दि बाइबित आफ मादेने 
इंडिया” तासक पुस्तक से लिये गये हैं | यद्ट म््थ १६३० में पुढ़िनबरग 
में छुपा है । इसने कक्षकते की हृस्पीरियया ल्ाइजेरी में देखा है | 


२० तुलसी-दर्शन 


उपदेशों का जो प्रभाव है, वह अन्य किसी का नहीं। अ्रन्य साम्पदा- 
यिक साधुआं की तरद उन्होंने अपना कोई निज का सम्प्रदाय नहीं 
चलाया, तथापि उनको भारत की तम्ताम हिन्दू जनता अपते चरित्र 
निर्माण और धामिक कार्यों मे एक बहुत ही श्रात् श्रौर प्रामाणिक 
पथप्रद्शक मानती है ।” थियोलोजी श्राफ् तुलसीदास पृष्ठ २ 

बहुभाषाविज्ञ श्री प्रियतंन मद्दोदय का कथन है;--- 

“आधुनिक काल में तुलसीदास के समान दूसरा शन्य अन्यकार 
नहीं हुआ |”? इणिवियन एएटीक्वेरी १८९३ एष्ठ ८५ । 


“रामायण में औरामचन्द् जी के प्रति भक्ति ओर प्रेम की जो विशुद्ध 
धारा गोध्वामा जी ते बाई है, बह किसी भी समय के बड़े से बड़े 
कवि को सदैव शोभा देगी ।? पृष्ठ २६०--९१ | 


“जारत भें तुलसीकृत रामायण का स्थान साहित्य भें सर्वोपरि है। 
उसके प्रभाव का अ्रतिरजित वर्णन दो ही नहीं सकता । ?# 


“तुलसीकृत रामायण का उत्तर भारत को, करोड़ों पडी और बेपढी 
जनता मे इतना श्रधिक मान भर प्रचलन है कि जितना सामान्य 
ईसाइयों मे बाइब्रिल का नहीं है ।” एनसाइक्लोपीडिया आफ रेलीजन 
एगड एथिक्स १९२१ इष्ठ ४७२१ 

५प्ारत में हजारों और लाखों उपदेशकों को वह बक्‍्तृत्वशक्ति 
और अन्धों का वह प्रभाव भक्तिमार्ग पर नहीं हुश्रा, जो तुलसीदास की 
रचना और उनके साधुत्व का है ।” पृष्ठ ४७२ | 

अद्दात्मा गाँधी का कथन है;--- 

“तुलसीदास की रामायण मुक्के श्रत्यन्त प्रिय है और उसे में अ्रद्वि- 
तौय प्रन्थ मानता हैं ।” 


भा+कुन->जकनिरकल पता 3७० पड 


#& जनक आफ दी राषक्ष एुशिएुटिक सोसाइदी १३० ४६ 





५5 


गोस्वामी जी और मानस २१ 


“कानस का प्रत्येक एष्ठ भक्ति से भरपूर है। मानस श्रनुभवजन्य 
शान का भण्डार है।” 
(भें तुलसीदास जी की रामायण को भक्तिमार्ग का सर्वोत्तम प्रन्थ 
मानता हूँ ।” 
'घीता ओर तुलसीदास की रामायण के संगीत से जो स्फूर्ति और 
उत्तेजना मुझे; मिलती है बैती और किसी से नहीं मिवतो |” 
हमारे वर्यविषय के सम्बन्ध में गोस्वामी जी और उनके रामचरित 
मानस की महत्ता प्रकट करने के लिये इतने उदडरण ही आवश्यकता 
से अधिक पर्याप्त 
आश्रय की बात है कि ऐसे लोकमान्य श्रन्थ कौ मूल प्रति अब 
खोजने पर भी नहीं मिल रही है। तीन उपलब्ध प्रतियों के सम्बन्ध में 
कुछ लोगों की धारणा है कि वे गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई हैं। 
*इनमें से श्रयोध्या के भ्रावशुकुंज वाली प्रति घ० १६६१ की लिखी हुई 
कही जाती है | इसका केबल बालकाणड प्राचीन है | उसकी भी लिखा- 
व ऐसी है जो स० १६४१ में स्वतः गांस्वामी जी के हाथों से लिखी 
हुई बाल्मीकीय रामायण की लिखावट से मेल नहीं खाती | 'मुलीहाबद 
वाली प्रति दूसरों को छूने मी नहीं दी जाती ओर सुना जाता है कि 
उसमें ज्ञेपक भी हैं। तीसरी प्रति जो शाजापुर में है, केवल अ्रयोध्या८ 
काणड की है। अक्षरों को देखते हुए; बह भी गोस्वामी जी के हाथ की 
लिखी हुई नहीं कहीं जा सकती । फिर इन तथा ऐसी ओर और प्रतियों 
में भी पिछले मक्तजनों की कृपा से समय समय पर संशोधनादि होते 
गये हैं और ज्ञेपकादि पाठान्तरादि बढ़ते गये हैं। इन्हीं सब अड़चनों 
का परिणाम दे कि श्राज दिन हम रामचरितमानस की निविवाद रूप से 
विशुद्ध प्रति के दर्शन तक नहीं पा रहे हैं। इसका यह अ्रथ नहीं कि 
रामचरितमानस की विशुद्ध प्रति सिल्ष ही नहीं सकती | गोस्वामी जी के 
ओऔवनकाल ही में लोगों ने उसकी प्रतिलिपियाँ प्रारंभ कर दी थीं। 


२२ तुलसी-दशन 


छखं० १७०४ और स० १७२१ की लिखी हुई प्रतियाँ श्राज भी उपलब्ध हैं । 
( देखिये तुलसीसन्दर्भ ) | कई प्रसिद्ध रामायणियों के यहाँ वशपरम्परा से 
रामचरितमानस की विशुद्ध प्रतिलिपियाँ चली आई हैं |७& उन सब की 
छानबीन करके रामचरितमानस का विशुद्ध सस्करण छुपाया जा सकता 
है। खडगबिलास प्रेस, वेड्टेश्वर प्रेंठल, नवलकिशोर प्रेस आदि के 
स्वामियों ने तो जो प्रयक्ष किया सो किया ही परन्तु इस ओर सबश्रेष्ठ 
प्रथत्म काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने किया है। “तुलसी प्रन्था- 
बसी?” वाला उसका संस्करण बड़ा प्रामाण्य माना जाता है। बाबू 
रामदास गौड़ उसे भी अग्राह्म समझते हैं और श्रपने निश्चय की पुष्टि 
में उन्होंने हमें कई दलीले सुनाई थीं। उन्होंने स्वतः एक सस्करण 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी से छुपाया है परन्तु कई कारणों से यह भी पूर्णतः 
सशोधित न हो सका यह वें स्वतः स्वीकार करते हैं। फिर भी ये दोनो 
सस्करण हिन्दी जनता मे ख़ब प्रचलित हैं। गौड़ जी वाला सस्करण 
बहुत कम दामों का होने के कारण सवन्न सुलभ सा होगया दै। इस- 
लिये हमने इस निबंध में जहाँ कहीं रामचरितमानस के प्रमाण दिये हैं 
वहाँ गौड़ जी के संस्करण से ही एष्ठ और पक्ति सख्या दी है। जो 
विशिष्ट सिद्धान्त वाक्य थे उन्हें हमने नागरीप्रचारिणी सभा वाले 
सस्करण से सी मिला कर देख लिया है । 

(अर्भचरितमानस के टीकाकाइ-औ अनेकों हो गये हैं । ज्ञानी सन्त- 
सिंह जी, कुर्मो बैजनाथ जी, पाठक शिवलाल जी, स्वामी काष्ठजिह्ना 
जी, भीकाशिराज मद्दाराज, परमदंस हरिहरप्रसाद, मंशी शकदेव लाल 
तथा महन्त भ्रीरामचरणदास जी ग्राचोन शैली ' शैली के प्रसिद्ध टीकाकार 





केक #-+ नसनाथत तैलन-मफा०नम»>लकाहोारनक, 


69 इस सम्बन्ध में “जी गोस्वामी जो के नामाराशी”, किक्याण!" 


भाग ६ संख्या ४ विजयानन्द श्रिपाी का “तुलसीकृत भन्‍्मों के शुद्ध पाठ 
की खोज” आदि केख देख ज्ञा सकते हैं | 


गोस्वामी जी ओर मानस २३ 


हैं। विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, पं० रामेश्वर भट्ट (जिनकी 
लिखी हुई पीयूषधारा और अ्रम्ृृतलहरी नामक दों दो टीकाएँ हैं) भरी 
रामप्रसादशरण, पं० बिनायकराव, श्री रणबहादुरसिंह जी, बाबू श्याम- 
सुन्दर दास, पं० भद्दावीर प्रसाद मालवीय, श्री जनकसुताशरण शीत्रला 
सद्दाय सावत आदि नवीन शैली के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। कई लोग 
ऐसे हैं जिन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंशों पर ही टीकाएं की हैं। 
प्रयाग बोध पर के परमहस नागा बाबा, १० शिवरत्न शक्ल, भरी 
प्रोपेसर राजबद्दाहुर जी लमगोड़ा, प॑० विजयानद जी त्रिपाठी आदि 
के नाम इस सम्बन्ध में गिनाये जा सकते हैं। ५० बन्दन पाठक तथा 
पं० रामकुमार जी के टिप्पण, श्री रामदास गौड़ तथा लाला भगवान- 
दीन के नोट्स, श्री रामबल्लभाशरण जी तथा रामबाज्कदास जी सहश 
मदहात्माओों की बचनावली आदि बहुत सी ऐसी आशिक टीकाश्रों का 
उपयोग श्रीसावत जी ने अपनी टीका में किया है। इतनी सामग्री रहते 
हुए भी रामचरितमानस की नयी नयी टीकाएं निकलती ही चली जा 
रही हैं। इस ग्रन्थ में काव्यचसत्कार और अ्र्थगाभीय ही ऐसा है कि 
आ्राप जितने चाहें उतने भावरत्न निकालते चले जाइये और फिर भी. 
वह अप्वितीय रत्ताकर हो बना रहेगा। मानस के अध्ययन का पूरा 
आनन्द तभी है जब सब प्रकार की टीकाए दूर रख कर उसका पारायण 
किया जाय । यदि भ्रन्थ के गौरव के सम्बन्ध में दीका की आवश्यकता 
ही हो तो भी जनकसुताशरण शीतलासद्वाय सावंत जी की लिखी मानस- 
पीयूष टीका देखी जावे। इस एक ही टीका में प्रायः सब सामान्य 
टीकाओं और आ्रालोचनाञ्रों की सप्राह्म बातें मिल जायेंगी । 

ठीकाकारों के अ्रतिरिक्त कई लुब्धप्रतिष्ठ आलोचकी”बीं'भी राम- 
वरितमानस के सम्बन्ध भें अपने गर्भीर विचार प्रकट किये हैँ । आतचार्य- 
प्रवर ५० रामचन्द्र शुक्ल की आलोचना तो परम प्रख्यात है ही। बाघू 
श्यामसुन्दर दास तथा बड़थ्याल महोदस ने भी गोस्वासी जी की कला 


२४ तुलसी दर्शन 


ओर उनके सिद्धान्तों पर अच्छा प्रकाश डाला है। जामदार महोदय 
का मानसहस” भी इस सम्बन्ध में उत्तम ग्रन्थ है । श्री भानुकवि जी ने 
तुलसीतत्व-प्रकाश ओर तुलसीभाव-प्रकाश नामक पुस्तिकाए, इस विषय 
में लिखी हैं। जयरामदास दोौन जी की लेखमालाए भी अच्छी ही 
निकल रही हैं। श्री राजबहादुर लभगोड़ा, व्योद्यर राजेन्द्रसिह, मावल्ल) 
प्रसाद श्रीवास्तव, शोभाराम घेनुसेवक प्रभुति सज्जन भी इस सम्बन्ध में 
कुछ न कुछ लिखा करते हैं। सरदार कवि के 'मानसरहस्य” के समान 
कुछ प्राचीन प्रन्थ भी इस सम्बन्ध में विद्यमान हैं। अग्नेजी मे प्रियसन 
महोदय की लेखमालाश्रों फे अतिरिक्त हक्टर मैक्फी का “दि रामायण 
काफ तुलसीदास आर दि बाइबल आफ नादने इड्िया?ः नामक प्रन्थ 
तथा रेबरेश डाक्टर कारपेश्टदर भदोदय का “दि थियोलीजी आफ 
तुलसीदास” नासक ग्रन्थ देखने योग्य हैं। भारत में ऐस अनेक विन 
हैं जिन्होंने रामचरितमानस के प्रवचन ही को अपने जौवन का मुख्य 
कप्तव्य बना लिया है। वे लोग भी स्थान स्थान पर श्रपनी अनूठी 
बिचारमालाओं से श्रोताओं का मनोरञ्ञन और ज्ञानवधन किया करते हैं | 

(३ जी ने रामचरितमानस को यद्यपि खरा प्रासादिक काव्य 
साना हे& परन्तु उनकी दृष्टि में इसकी महत्ता काव्य चमत्कार के कारण 
नहीं किन्तु इसके वश्यंविषय--रामकथा--के कारण है। | उनकी वह 


पा 


. &संभुप्रसाद सुमति दिय हुलसी । रामचरितमानस कि तुलसी ॥ 
२१९ ४० १६ पं० 
चत्बी सुभग कविता सरितासी | राम विमज्ञ जस जल सरितासी ॥ 
२४ प० २ेरे १० 
'जद॒पि कंवितरस पुकठ़ नाहों | रामप्रताप प्रगह पृद्दि माह्दीं ॥ 
है पु० ७ प्रृ५ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भक्ति दोइडि सुजनन मनसावनों ॥ 


गोस्वामी जी और सानस २ 


रासकथा भी कोई इतिद्वास नहीं वरन्‌ सन्देह, मोह और भ्रम इरनेवाली 
तथा भवसागर पार करा देनेवाली कथा है | मोद दूर करने के लिये 
साधारणत; वैराग्य, भ्रम दूर करने के लिये ज्ञान और भवसागर पार 
करने के लिये भगवतकृपा अ्रथवा भक्ति का सहारा लिया जाता है। । 
सन्‍्देद्द दूर करना शास्त्र का काम है। इस तरह यह कथा पिरति विवेक 
संयुक्त दरिभक्ति शास््र के रूप मे कही गई है। इसलिये इसमे रामचरित 
चर्चा “व्यांस समास स्वमति श्रनुरूप” पद्धति से घटाबढा कर श्रभोखते 
ढंग पर कही गई है और श्रद्धालु भक्त इसकी अपूबता देख कर कहीं 
चौंक न उठे इसी लिये अनेक कल्पों के अनेक रामजन्मों की चर्चा चला 
गे गई है। भद्दासना ५० मदनमोहन मालवीय जी ने ठीक ही कहा 
हे कि “रामायण को काव्य कहना उसका अपमान करना है। उसमें 
ही भक्तिस्स का प्रवाह बेहँता है जाँ जीवन को पवितन्न कर देता है |” 
( पृष्ठ २८ कल्याण का रामायणाड्ु )। यह ग्न्थ इतिहास नहीं है इस 
सम्बन्ध मे तो गोस्वामी जी की यह्द पंक्ति ही पर्याप्त है कि “रामचरित 
जे सुनत अधाही । रस विशेष जाना तिन नाहीं”-..४६६-१६ | सनन्‍्तों 
का स्वान्तः सुख लोककस्याण मे है श्रौर गोस्वामी जी के समय में लोक 
की परिस्थिति ठीक बैसी द्वी थी जैसी उन्होंने अपने कलिधर्म में खिखी 
है। इसलिये जब कि “अतिसम्मत दरिभक्ति पथ, सयुत विरति विधेक । 
तेहि न चलहि नर मोह बस कलपहिं पंथ अनेक?” ( ४८९ प्ृ० ४-५ (० 

#निज् संदेह मोह असम दरनी | करे कथा भव सरिता तरनी ॥ 
२० पूृ७ हे पं० 

विरति विवेक भगति इृढ़ करनी । मोह नदी कह सुन्दर तरनी ॥ 
४४६१ पू० १ पंं० 

'बिलु हरिसक्षण न भव सरिय यह सिद्धान्त अपेत्त ॥ 

४०४ छू० १३ प० 


५६ तुलसी-दशन 


वाले शानी लोग भी कुमार्ग में जा रहे' थे तब विरति-विवेक-सयुक्त 
भ्रतिसम्मत इरिभक्ति-पथ के प्रवत्तन में यदि तुलसीदास जी के समान 
सन्‍त का मन चलायमान हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं । 

खेद है कि इस दृष्टिकोण से रामचरितमानस पर बहुत कम लोगों 
ने श्रालोचनाएं लिखी हैं जो कुछ ग्रन्थ हैं भी उनमें गोस्वामी जी के 
भक्तिशाख्य का--गोस्वामी जी के "तुलसीमत” का--पूर्ण विवेचन 
नहीं मिलता | गोस्वामी जी ने अवश्य ही अपने नाम से कोई मत नहीं 
चलाया परन्तु उनका म्तु,भ्राज श्रलिल सनातन धर्म पर अपना सिक्‍का 
बैठाए हुए है। वही तो समातम धर्म का विशुद्ध स्वरूप है जिसमें गीता 
से लेकर गाधीबाद तक सब मत्तों की सार बातें आगई हैं। जितने 
धर्मप्रवर्तक हुए हैं सबों ने प्राचीन धमंसिद्धान्तों का सहारा लिया है| 
उनकी नवीनता' यदि थी तो केवल उपयुक्त विषयों के संग्रह और अनुप- 
युक्त विषयों के त्याग ही मे थी । यही दाल गोस्वामी जी का रहा है| 
यदि हमे उनके रामचरितमानस में भक्तिशासत्र (अथवा यों कहिये कि 
मानवधर्शा(त्र) का पूरापूरा विवेचन मिल जाता है तो हम क्यों न 
उसे तुलसीमत का नाम देकर स्पष्ट कर दे। इसी भाषना से प्रेरित 
होकर हमने थद्द निबन्‍्ध लिखने का साहस किया दहै। इस सम्बन्ध में 
हमने पहिले तो रामचरितमानस से थे सब पंक्तियाँ छाँट लीं जिनमें 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप ने मक्तिशासत्र के सिद्धान्त का कोई न कोई 
अश विद्यमान था । हमें ऐसी लगभग साढ़े ना पा पक्तियाँ मिल्रीं | 
सांथ ही हम उन्हें शास््रीय क्रम, से जमाते भी गये' ओर दस प्रकार द्मने 
देखा कि उनमें-४< जीव ४६ जीचों का आदर्श ब्रह्म, ३ उन्हें अपने 
आदर्श से प्थक रखनेवाली माया/*( उन्हें श्रादर्श से मिला देनेवाली 
भक्ति और“; इस मक्ति के साधनों की अ्रज्ञप्रत्यड्ञपूर्ण विस्तृत चर्चा, 
थे पाँच बातें मिलती हैं। इतनी देख और परख लेने पर हमने अपना 
यह निबस्ध प्रारम्भ किया है | 


गोस्वामी जी और मानस २७ 


रामचरितमानस का यह दृष्टिकोण भली भाँति समझ लेने से कई 
प्रचलित शंकाओं और अ्शुद्ध धारणाओं का श्राप ही आप निराकरण 
हो जाता है| इसलिए इस विषय को पुनः स्पष्ट कर देना अनुचित न 
होगा। अन्य का वर्य विषय जानने के लिये उनकी पद्धग परीक्षा 

>्ावर्यक होती है | इस परीक्षा के अनुसार हम देखते हैं कि “राम 

“कवुन्‌४# ही इस अन्य का उपक्रम है। इस प्रश्न के अतर्गत “चाहहु 
सुनह रामगुन गूढा” “कौन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी” श्रादि इच्छाए 
सन्निद्ित हैं | सशय दूर हो जाना तथा श्रोताओं का इझतकृत्य हो जाना 
ही इसका उपसहार है। शोक मोह भ्रम दुर दो जाना, रामचरणों में 
स्नेह उत्पन्न होना तथा सब का हित होना ही इस ग्रन्थ का फक्ष है। 
गोस्वामी जी के शब्दों के अनुसार “येहि महँ शआ्रादि मध्य अवसाना । 
प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ||? ( ४७०-४ ) हैं। यही इस ग्रन्थ का 
अभ्यास है। अब रही अपूर्वता और उपपतक्ति | सो भागवत की शैली 
के अनुसार, स्वताधारण की रुचि का विचार रखते हुए, रामरथा कौ 
लपेद में, युगधर्म के अनुकूल तत्वविवेचन की सब बाते कह जाना ही 
इसकी अपूवता है और इसी के लिये भाति भाति की तर्कावली देना ही 
इसकी उपपत्ति है । गोस्वामी जी कदते हैं कि ४थ जानत प्रश्ञु प्रभुता 
सोई | तदपि कहे बिनु रह न कोई || तहां वेद अस कारन राखा। 
भजन प्रभाउ भाति बहु भाखा |” ( १०-२०, २१ ) सो यद्द अन्य 
भजनानन्दियों के लिये लिखा गया है, भक्ति और भगवान का रहस्य 
समझाने के लिये लिखा गया हं, परमशान्ति और सब का हित प्रदान 
करने के लिये लिखा गया है, कोई इतिहास प्रदर्शित करने के लिये 
अथवा काध्य चमत्कार दिखाने के लिये नहीं लिखा गया है | 

इस हष्टिकोश से विचार करने पर पदिली बात जो इमें विदित 


कीट... चेरलिकन ४०० 


# राम कथन में पूछईँ तोही। कहहु चुझाह क्ृपानिणि मोही ॥२७०१४ 


श्ष्र तुलधी-दशन 


रूप रघुबवशमाणि? वाला अकरण व्यक्तित्ब-उपासक गोस्वामी जी के 
सिद्धान्त के प्रतिकूल है और इसी लिये वद्द एक अ्रनाय रमणी मन्दोदरी 
के मेंह से कहाया गया हैऋ। रामनरेंश प्रभात कतिपय सज्जनों का 
कथन है कि नारीनिन्दा परक वाक्यों का दायित्व उन वाक्यों के कहने 
वाले पात्री पर है न ऊ्ि गोस्या्मी जी पर | अवधवातसी सीताराम मद्दोदय 
का कहना है कि रामायण में शड्भर द्वारा शड्राचार्य के सिद्धान्तों का, 
लक्ष्मण द्वारा रामानुजाबाय के सिद्धान्तों का और भरत द्वारा रामानन्द 
स्वामी के सिद्धास्तों का उद्घाटन किया गया है । गौड़, सावन्त तथा 
प्रायः अन्य सभी विद्वान रामायण के चार सम्पादों को शान, कर्म, 
उपासना और दैन्य के संवाद ( चार घाट ) मानते हैं। परन्तु दमारी 
समझे में रामचरितमानस ने तो कोई ऐसा नाटक है जिसके पात्र अपने 
अपने ढग से परस्पर-विरुद्ध सिद्दान्ता के स्पष्टी करण भे॑ व्यस्त दिखाई 
दे रहे हैं और न॑ वह सवंदशनसंग्रह के समान मतमतान्तरों का कोई 
कोष-अन्थ ही है | यदि सब सिद्धान्त-वाक्यों मं परस्पर सामझत्य न रहा 
तो वह संशयोच्छेदक शासत्र केसे कद्दला सकेगा | 

बूसरी बात जो हमें विदित होती है वह है कथा[वस्तु के सम्बन्ध 
की | रामचरितमानस नरकाब्यू नहीं है। वह तो भक्तिशास््र का ग्रन्थ 


कक गी। उर्विला ओर सलोचना भशे हो मिसी 


बहुत उपयुक्त और उच्च पात्रियाँ हों परन्तु रामचरितमानस में उसके 


पार्कृर+ कमा. कमा... मब्नकैंक, ह्ललेफरंअकिकए नह के जनता हि व] 


& थियोक्षीजी ऋफ तुलसीदास पृष्ठ ६८-३६ । 
| देखिये भूमिका | 
पु सेलेक्शन्स फाम हिन्दी खिदरेचर--जिल्द ३ तुलसोदास । 


गोस्वामी जी और मानस २९ 


लिये स्थान कैसे दिया जा सकता था| फिर रामकथा में भी फेरफार 
आवश्यक था। जब भक्तो के श्राराध्य सीताराम “कद्दियत भिन्न न 
भिन्न हैं तब सीतानिर्वासन के कयानक की आवश्यकता ही क्‍या [ 
जब गोस्वामी जी के “राजाराम” भक्तों की मनोकामनापूरति श्रौर ससार 
के शासन के लिये श्रपनी “अ्रवध राजधानी” में अरब भी विद्यमान हैं 
तब॑ फिर “प्रजनसद्वित रघुर्बंसमनि किमि गवने निजधाम” करा उत्तर 
देने का प्रयोजन दी क्‍या रहा ? पावती जी अपने इस अश्न का पूरा 
उत्तर पाये बिना ही सन्तुष्ट और क्ृतक्ृत्य हो गई । कथा के स्वारस्य 
के लिये फुलवारी लीला, परशराम के सवाद, जयन्त चंचु प्रह्र आ्रादि 
में कुछ परिवर्तन हो गया तो भक्ति-रसिद्धान्तों मे तो कोई प्रतिकूलता 
नहीं आ्राई | बस यही अ्रभीष्ट था | इतिहाउ में नवीनता और अपू्ता 
भले ही आ जाय, कोई परवाद्द नहीं । यदि राम जी ने “अब गह 
जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ नेम” कद दिया तो उन्होंने भगवद्‌- 
गीता के श्रीकृष्ण के अनुसार अपने भक्तों के लिये मंगवद्‌ वाक्य ही 
कहा है । यदि सूपंणला रावण की सभा में “हरिहि समय विनु सतकमों? 
सरीखे ठेठ वैष्णव नीतिवाक्य कह जाती है तो इससे लक्ष्मण सरीखे 
भवताग्रणी के सम्पक की महिमा ही सूचित होती है जिसके प्रभाव से 
उस “दुष्ट दृदय दादण जिमि अहिनी ? की मति में भी इस झअश तक 
परिवत्तन हो गया है । 

इमने ऊपर कहा है कि मानस में भगवान और भक्तों ही की चर्चा 
है सो यहाँ मानस के पात्रों की कुछु चर्चा कर देना अनुपयुक्त न होगा । 
अयोध्यावातियों में दशरथ, वशिष्ठ, कौशल्या, सुमित्रा, पुरनरमारी 
आदि सब राम के भक्त बताये गये हैँ | लक्ष्मण और भरत का तो कहना 
ही क्या है| शत्रप्तन का मनन्‍्थरा की घोठी पकड़कर घसीदना ही यह 
बताता है कि राम के लिये उनके हृदय में कितनी भक्ति थी। कैकेयी 
झौर मन्यपरा के संबाद में “तुम सोहाइ मोदिं सूठि नौका” वाक्य 


३० तुलरसी-दशन 


ध्यान देने योग्य है जो स्पष्ट ही बता रहा है कि उन दोनों के हृदय में 
भी राम के प्रति पूरी भक्ति थी। रामबनगमन के लिये उनको दोष देना 
व्यर्थ है क्योंकि वे देवताओं की प्रेरणा से विवश थीं। देवता भी इस 
विषय भे दोपी नहीं हैं क्योंकि भगवान रास को तो वनगमन ओर 
राजवैभव एक बराबर था ( “विसमय हरस रहित रघुराऊ” ) ओर 
दशरथादि अन्य जीवों को अपने कमोनुसार रामविरइजन्य दुःख भोगया 
ही था ( “जीव करमबस दुख सुख भागी” ) इसलिये जो दहोनहार बात 
है वह होकर ही रही | श्रवधवासियों के समान मिथिलाबासी भी राम- 
भक्त और रामप्रेमी बताए गये हैं।वन के ऋषिमुनि कोलकिरात 
वानर रीछु श्रादि के प्रेम ओर भक्ति के तो अनंकानेक आ्रज्यान राम- 
सरितमानस में भरे पड़े हैं। देवता लोगो की स्व॒ृतियाँ भी स्थज्ञ स्थल 
पर उनकी भक्ति की दुन्दुभी बजा रही हैं। राक्षसों में मारीच, काल- 
नेमि, कुम्मकर्ण, त्रिजटा, मन्दोदरी, प्रदस्त विभीषण श्रादि तो स्पष्ट 
ही भक्त बताए, गये हैं | मेघनाद ने मी “मरती बार! सब कपट 
त्यागकर रासानुज और राम के नामों का स्मरण किया था। खरदूषण 
आदि राम के सौंदय से आक्ृष्ट दो ही गये थे। सामान्य राक्षसों के 
लिये कहा गया है कि उनके मन रामाकार द्वो गये थे, वे रघुवीर-शर- 
तौथ में उतर कर मुक्ति पा जानेवाले थे, इसलिये भोस्वामी जी ने 
उनकी भी कुछ कथा कही है। अब रहा रावण, सो उसके चरित्र का 
भी उज्बल पक्ष दशनीय दी है। खरदूषण के निधन का दाल सुनकर 
उसने बड़ी सुन्दर स्वगत उक्ति कही है। उसने सीताहरण के 
समय लक्ष्मण की बाँधी हुई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया” | सीता के 
डॉटने पर “मन मई चरन बदि सुख माना”। अशोक वाटिका में सौता 
जी के पास अकेला न जाकर मन्दोदरी के साथ गया तथा समय समय 


[3 अब 0“ 00७७४४७७७४७७७॥७७४७॥॥४४/७७७ अनकक सर 


। & रामाबुज लघुरेख खंचाई, सो भदि मोथेहु असि मनुसाई | ६६०७ - 


गोस्वामी जी ओर मानस ३१ 


पर की हुई मन्दोदरी की फटकार चुपचाप सुनता गया। जीते जी कभी 
राम का नाम मुख मे बाहर न निकलने दिया केवल मरने के समय ही 
“कहाँ राम रन इतौ प्रचारी” की हाँक लगाई और बीच में अगदादि 
के समभाने पर स्वयं यह सकेत कर दिया कि “मेरे भाल में मनुष्य के 
हाथ मृत्यु लिखों हुई है | इसलिये यदि मेरी मृत्यु अमीष्ट है तो राम 
को मनुष्य दी रददने दिया जाय उन्हें हेश्वर कह कर न समझाया जाय।” 
परन्तु चूकि वह मद्दामोह का रूप था इसलिए अन्त तक निश्चय पूवक 
न तो राम को ब्रह्म ही मान सका न मनुष्य ही | इसीलिये बीच बीच 
में राम की महिमा सुनकर सभीत भी द्वो जाता था और उन्हें जीतने 
के लिये यज्ञ यागादि के विधान भी करने लगता था| जब उसका 
बैरभाव तन्‍्मयता की इृद तक पहुँच गया और वह पूरी शक्ति के साथ 
“कहाँ राम रन हतौ प्रचारी” बोल जड़ा उसी दिन उसकी मुक्ति 
हो गई | द 
गोस्वामी जी के कथवाश्भ॒ार रॉमचरितसानप्न-को-अतिसिद्धान्तों का- जी के क॒ 
-निचोड़ समभना चाहिये| । यह मानस सवप्रथम भगवान्‌ शंकर के 
हृदय में उमड़ा। लोमश ऋषि ने उसके सुधाबिदु पाये और भुशुद्ध 
जी को परम अधिकारी जान कर उसका स्वाद चखाया। भशुंडि जी ने 
उसको ऐसा सरस श्रौद मनोरम रूप प्रदान किया कि स्वयू शकर जी 
उस कथा का रसास्वादन करने के लिये उनके पास मराल बन कर रहे 
तथा गरुड़ जी को अपनी शकानिदृत्ति के लिये वहीं भेजा | फिर शंकर 
जी ने वही कथा पावती जी को सुनाई । तदनन्तर भशुंद्धि जी से प्राप्त 
कर (देखिये भूल गोसाई चरित) योगिवय याश्षवल्क्य ने वही कथा 
अपने ढंग से शानी मुनि सरद्वाज को सुनाई । इन ख्ोतों से उद्भूत वही 
दरिकया गुरपरम्परा से तुलसीदास जी के छूद॒य में पहुँची। उन्होंने 


"आयी आज अध2 मकान... जु३॥१७हैए। करा तौरपानय2 कक 


 भरनहूँ रधुबर बिसद जस ख् तिसिद्धास्त मियोरि | १९-१८ 






बडी 


३२ तुलसौ-दर्शन 


सुजनों के लिये वही कथा इस गन्थ के रूप में रख दी है | इस तरह 
इस ग्रन्थरूप में पहुँचते पहुँचते इन मानस सरोवर के चार घाट हो गये 
हैं। प्रथथ घाट शकरपावती-सवाद का है। दूसरा काक-भशुद्धि-गरुड- 


लखन हा... 3... बोले हक जनता... 3अकम न 


सवाद का है। तीसरा याशवर्क्य-भरद्ाज-सवादु का है और चौथा तुलसी 
दास ओर सुजनों के सवाद का है। इन चार प्रकार के श्रोताओं मे पावंती 
जी आत्त भ्रोता का प्रतिरूष बताई गई हैं| गरणड़ जी जिज्ञासु भ्रोता के 
प्रतिरूप हैं| सुजन लोग श्रर्थार्थाी हैं। ओर भरद्वाज जी ज्ञानी श्रोता हैं& । 
भगवद्गीता के “चतुविधा; भजन्ते माम्‌ जनः सुकृतिनोडजु न। भ्रार्तो- 
जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च मरतबम |” वाले छोक से यह प्रकरण मिलाकर 
देखा जाय तो विदित होगा कि इन चार घाटों के रूप में गोस्व । जी 
ने भक्तिशास्त्र की सर्वोपरि महिमा की केसी सुन्दर रक्षा की है। 
रामचरितमानस मे रामचरितचर्चों के साथ ही साथ २५ स्तुतियाँ शोर 


२२ गीताएँ हैं; जिनमे १३ तो स्वय भगवान रामचन्द्र द्वारा कही गई 


# उमा कहती हैं:---गूढ़ड तत्व न साधु दुरावहि | आरत अधिकारी जहँ 
पावहि ॥ अ्रति आरति पूुछुड सुरराया । रघुपित-कथा कहहु करि दाया ॥| 
४६-२०, २१ । अन्त में वे कहती हैं “मे कृतकृत्य भदड अब तब प्रसाद 
बिस्वेस । उपजी रामभगति इढ़ बीते सकल कल्षेस |?--४०६-१,२ | 
इसलिये वे स्पष्ट ही आत्तंभक्त थीं | गरुढ जी ने अपनी जिज्ञास्रा से प्रेरित 
होकर जगह जगह चक्कर लगाया है, भोंति भाँति के प्रश्न किये हैं और 
अन्त में “गयेड मोर संदेह” ( ४७३-११ ) “तब प्रसाद सब संसय 
गयेऊ”” ( ४७७३-२२ ) आदि की आदूर्तियों की हैं। कल्नि के सुजन 
अ्र्थार्थी हैं ही जिनके लिये “मन कामना सिद्धि नर पावा। जो थहद कथा 
कपट तजि गावा!”ः ( ४०८०-२३ ) की बात कही गईं है । भरद्वाज के 
ज्िये “परमारथ-पद परम सुजाना” ( २६-१८ ) का विशेषण ही उन्हें 
स्पष्ठतः ज्ञानी भक्त बता रह है। 


गोस्वामी जी और मानस ३३१ 


है । देवगणक्ृठत स्तुतियों मे ब्रह्मा ने दो बार, शकर ने दो बार, इन्द्र ने 
एक बार, जयन्त ने एक बार, देवताश्रों ने एक बार तथा वेदो ने एक 
बार स्तुति की है | मुनिगणकत स्तुतियों मे परशुराम ने एक बार, अत्रि 
ने एक बार, सुतीक्ष्य ने एक बार, सनकादि एक बार ओर नारद ने 
एक बार सर्ठुति की है। अन्यजीवकृषत स्तुतियों मे कौशल्या, अहब्या, 
मन्दोदरी, जठायु श्रोर मुशुण्डि ने एक एक बार तथा स्वय गोस्वामी 
जी ने प्रत्येक काएड के आदि मे एक एक बार भगवान्‌ की स्तुति की 
है | इन स्तुतियों मे गोस्वामी जी के तत्व॒सिद्धान्त की बहुत सी बाते भरी 
पड़ी हैं। गौताओं मे शकरगीता तो रामाद्वेत के सम्बन्ध में पावंती जी 
से और सत्सगमदिमा के सम्बन्ध से गरुड़ जी से कही गई है| लक्ष्मण- 
गीता निपाद के प्रति कही गईं है | वाल्मीकि गीता स्वय राम के प्रति 
कही गई है जिन्हे उन्होव भक्तहृदयरूपी चतुदश भुवन भवन [दखाय 
हैं| अनुसूयागीता “नारिधर्म?” क सम्बन्ध मे सीता जी से कही गई है | 
बृहस्यतिगांता श्रयोध्याकाएड मे सुरेन्द्र के प्रति कद्दी गरे हैं । विभाषणु- 
गीता ओर मन्दोदरीगीता रावण के प्रति कद्दी गई हैं। भुशुरिडिगीता 
अनेक स्थलों पर गझड़ के प्रति कही गई है जिसमे स्वानुभव, कलिधर्म, 
शानद्वीप और भक्तिमणि सप्तप्रश्न आदि के विषय सन्निहित है | 
भगवद्‌गीताओ में पहिली राजधर्म के सम्बन्ध में मरत के प्रति कद्दी गई 
है । दुसरी लक्ष्मण के प्रति कद्दी गई है जिसमे तत्वरहस्य और भक्ति- 
योग अच्छी तरह समभाया गया है । तीसरी शबरी के प्रति कही गई 
है |जसमे नवधा भक्ति की चर्चा है| चोथी सन्तरहरुय के सम्बन्ध में 
नारद के प्रति कही गई है। पाँचवीं अनन्यता के सम्बन्ध मे हनूमान के 
प्रति कही गई है। छुठी मित्रमाहमा के सम्क्ध में सुग्रीव के प्रति कही 
गई है। सातवीं प्रवर्धण गिरि में वर्षा ओर शरदवर्णंन की आड़ से 
घर्मनीति के सम्बन्ध में लक्ष्मण के प्रति कही गई है । आठवीं शरण्यता 
के सम्बन्ध भे विभीषण के लिये सुप्नीव से तथ" 'फर विभीषणु के प्रति 
दे 


२४ तुलसी-दशन 


कही गई है। नवीं धर्मरथ के सम्बन्ध में विभीषण के प्रति कही गई है। 
दसवीं सत्सज्ञऔर सन्त असन्त के सम्बन्ध में भरत के प्रति कद्दी गई है । 
ग्यारहवीं भक्तिरहस्य के सम्बन्ध में पुरजनों के प्रति कही गई है। 
बारहवीं भजन के सम्बन्ध में सुग्रीवाद वानरो के प्रति कही गई है और 
तेरहवीं मक्तिमहिमा के सम्बन्ध में भशुणिडि के प्रति कही गई है। इन 
गीताओो के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारम्भ के कई पृष्ठों 
में सत्सग महात्म्य, नाममहा«म्य, मानसमाहात्म्य आदि विषय भी गीताशओों 
की ही कोट के लिखे हैं। इनका अध्ययन करके ग्रास्वामी -जी के 
<सिद्धान्तों का भल्ीमाति परिचय पाया जा सकता है। 
इन अनेकानेक स्ठुतियों और गीताओ में हमे वह भगवदगीता 
अत्यधिक महत्वपूर्ण जान पड़ी है जो तत्वशान और भक्तियोग के 
सम्बन्ध मे लक्ष्मण के प्रति कही गई है। उसके सन्बन्ध में कुछु अधिक 
लिख देना अनुचित न होगा। उसका अविकल उद्धरण इस प्रकार है;--- 


एक बार प्रभु सुख आसीना | लछिमन बचन कहे छुल हीना ॥ 
सुर नर मुनि सचाचर साई । में पूछु्ं निज प्रभु की नाई ॥ 
मोहि समुझाई कहहु सोइ देवा। सब तजि करडं चरनरज सेवा ॥ 
कहहु ज्ञान विराग अरू माया | कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ 


ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहहु समझाइ । 
जाते होइ चरनरति सोक मोह भ्रम जाइ॥ 


थोरेहि मह सब कहहूँ बुराई । सुनहु तात मति मनु चितु लाई ॥ 
में अरू भोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जेह लगि मनु जाई | सो सब माया जानेहु, भाई ॥ 
तेहिकर भेद्‌ सुनहु तुम्ह स्रोऊ | विद्या अपर अ्रविद्या ) दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा ।जा बस जीव परा भवकृपा ॥ 
प्रक्‌ रचह जग गुन बस जाके | प्रभु भरित नदि निज्ञ बल्ु ताके ॥ 


गोस्वामी जी और मानस 8. 4 


ग्यान मान जंह एकडउ नाहीं। देख बह्य समान सब माहीं ॥ 
कहदू_तात सो परम विरागी | तिनु सम सिद्धि तिनि गुन त्यागी ॥ 


साया ईंस न आपु कह जान कहिय सो जौच । 
बन्ध मोच्छु प्रढ् सवपर काया प्ररक सीच ॥ 
धर्म तें विरति जोग तें ग्यावा। ग्यान मोच्छुप्रद वेद बखाना॥ 
जाते बेगि द्ववड में भाई। सो सम भगति भगत सुखदाई ॥ 
से सुतन्न अवलग्ब न आना। तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥ 
भग़ति तात अनुपम सुखमू ला। मिलइ जो सत होहिं अनुकूला ॥ 
५” भगति के साधन कहड बखानी | सुगम पथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमढि विष्र चरन अति प्रीती | निज निन्न करमनिरत सत्र्‌ ति रीतो ॥ 
यहि कर फल्ु मनु विषय विरागा | तब समस चरन उपज अनुरागा ॥ 
खवनादिक नवभगति इढ़ाहों। मम लीला रति अ्रति मन माह्दी ॥ 
संत चरन पकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेसा ॥ 
गुरु पितु भातु बचचु पति देवा। सब मोहि कहें जानद दृढ़ सेवा ॥ 
मस गुन गावत पुलक खरोरा | गदगदई गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके | तात निरतर बस में ताके ॥ 
बचन करम सन सोरि गति भजन करदें त्रिहकाम । 
तिन्‍्ह के हृदय कमल महू करठ खदा बिखाम ॥ 
भगति जोग सुनि अति सुख पावा | लद्धिमन प्रश्चु चरनन्हि सिर नावा ॥ 
इसमें प्रथम द्रश्व्य विषय है गुरुशिष्य-सम्बन्ध | शिष्य में जिज्ञासा- 
भाव--छुलहदीनत्व--अनिवाये है | फिर वह “तद्विद्वि प्रणिपातेन परिं- 
प्रश्नेत सेववा” के नियमानुसार “मैं पुछेठ निज प्रभु की नाई ” का 
भाव रखे | गुरु भी ऐसा किया जाय जो “प्रभ” और “सुर नर मुनि 
सचरोचर साई” को कोटि का हो। ऐसे ही गुरु के लिये “गुरत'झा 
है, 3७0 ७४27:2. 
गुरुविंणगरुदवों महेश्वरः”” कहा गया है। यदि कोई जीवित गुरु ऐसा 


शेद तुलसी-दशन 


न भिल्ले तो किसी अतीत सदूगुरु की ओर ही यह तथा ऐसी अ्रश्नावली 
अर्पित हो | गोध्वामी जी ने शकर जी को “शुरु पिंतु मातु महेश 
भवानी” कह दिया है। एकलब्य ने द्वोण की सण्मयी प्रतिमा ही से 
अभीष्ट सिद्धि पा ली थी । 

दूसरा द्रष्टव्य विषय है इसकीौ प्रश्नावली | यद्यपि लक्ष्मण जी ने 
ज्ञनवैराग्य, मायाभक्ति, ईश्वरजीव, आदि सकल तत्वज्ञान की बात 
पूछी परन्तु उनकी आनन्‍्तरिक अमिलाधा “सब तजि करठ चरनरज 
सेवा” और “जाते होइ चरनरात सोक मोह भ्रम जाइ? ही की ओर 
थी | तत्वज्ञान से यदि ससार के प्रति वैराग्य (सब ताज), भगवान्‌ के 
प्रति अनुराग (करउ चरन रज सेवा, जातें दोइ चरनरति) और हृदय 
से “शोक मोह भ्रम?” का उन्मुलन होकर उनके वदतले क्रमशः “सुन्दर 
शिव और सत्य” की ज्योति न जगी तो वह तत्वज्ञान ही किस काम का | 

तीसरा द्रष्टव्य विधय है म॒ति मन और चित्त का अ्रप॑ण | इन तीनों 
के द्वारा श्रवण मनन और निदिध्यासन की ओर सकेत किया गया है। 
भगवान ने तो थोड़े में सब -ब्ुक्का ? कर कह दिया | अब यह शिष्य 
का काम दे कि वह उस तत्व को ध्यानपूर्वक अपने हृदय में अकित कर 
ले | गोस्वामी जी कहते हैँ कि “तबहि होहिं सब ससथ भगा। जब 
बहु काल करिय सतसंगा ॥? ( ४७०-२ ) केवल एक ही बार उत्तर सुन 
लेना पर्याप्त नहीं । “बहु काल” सत्सण की आवश्यकता होती है। 
यदि बहु काल तक गुरुद्वारा उसी विषय का पिष्थपेषण न हो सके तो 
शिष्य ही मन मति ओर चित्त में अकित किये हुए उस विषय का 
पिष्ट्पेषण करता जाय | 

चौथा द्रष्टव्य विषय है लक्ष्मण जी के प्रश्नों के अनुवार--माया,- 
ज्ञान, वैराग्य, जीव, शिव ( ईश्वर ) और भक्ति के सम्बन्ध के उत्तर । 
में मेरा तू तेरा हो गया है जिसके वश में अखिल जीवनिकाय है। 
इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के विषय और जहाँ तक मन की दौड़ दे वह सब 


गोस्वामी जी ओर मानरू ३७ 


माया है। उसके दो मेद हैं विद्या और श्रविद्या । विद्या को हम विवतं- 
रचना-सामथथ्यं कह सकते हैं और अविद्या को सत्प्रतीति स्थापन-सामथ्य । 
प्रभु की प्रेरणा से नामरूपात्मक जगत्‌ की स॒ष्टि हवा जाती है। यह 
नामरूपात्मक जगत्‌ यद्यपि त्रिकालाबाधित न होने के कारण मिथ्या 
कहा जाता है परन्तु फिर भी भगवान्‌ की लीला के लिये यह आवश्यक 
है इसलिये विधिप्रप्च अनादि काल से होता आया है। यही माया की 
विवत्तरचना है| विव्त को सत्य समझ लेना अ्रविद्यामाया का काय है। 
यह सत््रतीति-स्थापना ही ऐसी बात है जिसके कारण जीवों को दुःख, 
पाप और भवबन्धन मिला करता है। इसीलिये अ्रविद्यामाया दुष्ट और 
अतिशय दुःख रूप है। शरीर-सम्बन्ध से जीव जब अपने को संमारो 
समभने लगता है तभी वह मोहमुग्ध होता है। यह “मोह सकल व्याधिन 
कर मूला” है | ज्ञान वह है जहाँ विद्या अथवा अ्रविद्या कोई भी माया 
मानी नहीं जाती और सब में ब्रह्म ही ब्रह्म की सत्ता दृष्टिगोचर होती 
है। वैराग्य वह है जिसमे तीनो गुणों की समूची सिद्धियों का तृण के 
समान त्याग हो। जीव वह है जो ( वास्तव भे माया का ईश होते हुए 
भी ) अपने को माया का ईश नहीं समझ रहा है| ईश्वर वह है जो 
( इमपसनल ) भी है ओर शिव ( पश्षनल ) भी है। ब्रह्म तो बह है 
जो सर्वव्यापी है और जो ज्ञान से देखा जाता है | $उसके आगे माया 
की कोई सत्ता ही नहीं। वह व्यक्तित्वविद्दीन है। और शिव वह है जो 
व्यक्तित्वसुक्त होकर बन्धसोक्षप्रद, सबवंपर और मायाप्रेरक है। यही 
जीवों का आराध्य हो सकता है। भक्ति वह दे जो ईश्वर को शीघ्र 
द्रवित कर देती है और भक्त को आरम्भ से ही सुख पहुँचाने लगती है। 
शीघ्रता से मगपान्‌ की प्रीति का सम्पादन और आरम्भ से ही आनन्दों- 
पलब्धि ये दो बातें भक्ति के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य हैं | 
पाँचवाँ द्रष्टव्य विषय है माया भक्ति ज्ञान और बैराग्य की उतत्ति 
तथा उनके फलों की अथवा यों कहिये कि उनके कारणों ओर काया 





शेम तुलसी-दर्शन 


की चर्चा | माया का कारण है प्रभु की प्रेरणा | प्रभु की प्रेरणा होती 
है उनके मायाप्रेरक और बन्धमोक्षप्रद गुणों के कारण । मायाप्रेरक 
गुण से विद्यामाया का क्रम चल्ञता है। बन्धमोक्षप्रद गुण के कारण 
अविद्या माया का क्रम चलता है। विद्यामाया के कारण जोव का 
शरीरी होना अनिवाय है। शरौरी होने के बाद जीव जब अपने को 
परिच्छुन्न समभने लगता है तभी अविद्या माया आगे बढ निकलती है। 
माया का, विशेष कर अविद्यामाया का काय है दु'ख, पाप, भववनन्‍्धन 
इस माया से बचने के तीन उपाय हे--ज्ञान, वैराग्य और भक्ति | धर्म 
से बेराग्य की उत्पत्ति है, योग से ज्ञान की और सत्सग से भक्ति की । 
वैराग्य का फल है भगवच्चरणो में अनुराग | ( यह स्वतन्न रूप से 
प्रमपद नहीं दिला सकता इसी लिये मोक्षप्रद मार्गों में केवल ज्ञान और 
भक्ति की चर्चा को गई है । ) ज्ञान का फल है या तो मुक्ति या फिर 
भक्ति, क्योंकि ज्ञानविज्ञान उस भक्ति के ही अ्रधीन कहे गये हैं। भक्ति 
का फल भगवतृप्राप्ति] यह ज्ञान की श्रपेक्षा अधिक शीघ्र फल देने 
वाली है, प्रारभ द्वी-से सुखमुल ओर सुगम है तथा सवंतत्रस्वतत्र पथ 
है| इसलिये माया का बधन तोड़ने के लिये अथवा जीव ओर ईश्वर 
का सान्निध्य कराने के लिये यही श्रेष्ठतम मार्ग है | 
छुठा द्रष्टव्य विषय है भक्ति के साधनों का विस्तृत वन । वे 
साधन हैः-( १ ) ब्राह्षणसेवा--इस साधन से अपने झपने धर्मों में 
प्रवृत्ति होती है जिसके कारण विषयो से वेराग्य होता है और तब भग- 
'बान्‌ के चरणकमलों में अनुराग द्ोता है। ह २) भश्रवणशादिक नवधा- 
भक्ति--इनके द्वारा भगवान्‌ की लीलाशओों में अति अनुराग उत्पन्न 
होता है ।(३) सन्तसेवा--इसके द्वारा हृदय में सात्विक बल की हृढता 
आती है श्रौर इस तंरह इृढ़ नियम के साथ मन क्रम बचन से भगवद्‌- 
भजन बन पड़ता है। (४) वासुदेवः सर्वंमितभाव--उन्हें ही गुरु प्रिता 
माता बधु पति देव आदि समभने से एक तो जगत्‌ को राममय देखने 


गोस्वामी जी और मानस ३९ 


में देर नहीं लगती दूसरे भगवान्‌ को ओ्रोर प्रेमासक्ति भौ हृढ़तर दो 
जाती है। जिसके कारण भगवत्सेवामाव परिपक्त्र हो जाता है। (५) 
सात्विक प्रमोन्‍्माद--भावप्रवाह इस प्रबलता का हो कि भगवान्‌ का 
स्मरण करते दी शरीर पुलकित दो जाय, वाणी गद्गद्‌ दो जाय, श्राखों 
से आँपू बहने लगे । (६) इन्द्रातीत आवस्था--जब काम, क्रोध, लोम, 
मोह, मद, मत्सर, दभ, पाखड आदि हृदय से निकल बाहर होते हैँ तब 
निश्चय ही वहाँ भगवान्‌ का निरन्तर वास द्वो जाता है। (७) अनन्या- 
सकक्‍तचित्तता--कमे, वचन और मन से जो अनन्य शरण[गत होकर 
केवल मक्तिरस के आ्रानन्द लिये भक्ति करता हैं और कोई कामना 
नहीं रखता उसका साथ भगवान्‌ कभी नहीं छोड़ते | यदि विचारपू्षक 
देखा जाय तो ये सातों साधन भक्ति के सात सोपानो अथवा सप्त 
भूमिकाओं की तरह एक दुसरे से सम्बद्ध जान पड़ेंगे । 

सप्तम द्रष्टव्य विषय है इस तत्वविवेचन में मक्तियोग की विशेषता, 
जिसको सुनकर लक्ष्मण ने अत्यन्त सुख पाया | यदि यह समूचा विवेचन 
ही भक्तियोग के नाम से अमिद्दित हो तो भी कोई अनोचित्य नहीं | 

इस भगवद्गीता को यहाँ कुछ विस्तृत रूप से लिखने मे हमारे 
तीन शअ्रभिप्राय थे। पहिली बात तो यद्द थी कि हम गोस्वामीजी के 
सिद्धान्तवाक्यों की कुछ बानगी पाठकों के आगे रख देना चाहते थे। 
दूसरी बात यह थी कि हम तुलसी-सिद्धान्त की विस्तृत विवेचना के पूर्व 
उसका सक्षिप्त दिग्दर्शन करा देना उचित समभते थे और इस काय में 
हमें इस मीता का उद्धरण द्वी उपयुक्त जेंचा | तीवरी बात यह थी कि 
हम गोस्वामी जी की रचना कौ उस गहनता का भी परिचय करा देना 
चाहते ये जिसके कारण अनेकानेक टीकाए, लिखी गई ओर फिर भी 
लिखी जा रही हैं। “ग्यान मान जह एकहु नाहीं? का श्रथ देखिये। 
इसे स्वतत्र वाक्य मानकर कई लोग कहते हैं कि ज्ञान वह है जिसमें 
भ्रीमद्भभवद्गीतोक्त “अ्रमानिव्वमदमित्व” आदि लक्षणों के अनुसार 


० तुलसी-दर्शन 


मान आदि एक भी वस्तु नहीं है। इसे ग्रगली पक्ति से सम्बद्ध मानकर 
कई लोग कद्दते हैं “ज्ञान का अभिमान न होना ( ब्रह्म को सब कही 
देखना और तृण के समान तीन शुणणों का त्याग कर देना ) यह वैराग्य 
का लक्षण है? । “घमम ते विरति जोग ते ग्याना” वाला विषय देखिये | 
कई लोग कहते हैं कि इसका श्रथ है “घमं से विरति होती है, विरति मे 
योग होता है और योग से ज्ञान होता है |?” कई लोग कहते हैं “घम 
से विरतयोग होता है और विरतियोग से ज्ञान हाता है” | कई लोग 
कहते हैं “घ॒र्म से विरति होती है और विरति तथा योग से ज्ञान होता 
है।” और प्रमाण में “ज्ञान कि होइ विराग बिनु?? को पेश करते है | 
कई लोग “होने?” की जगह “श्रेष्ठ है?? की बात कहकर अथ करते हैं 
कि “धर्म से वैराग्य श्रेष्ट है और योग से ज्ञान श्रष्ठ है।” भक्ति के 
साधनों के सम्बन्ध मे भी कई ने तो शत्री को नवधा भक्ति को इन 
साधनों के साथ मिलाकर दिखाया है ओर कई लोगों ने अधिकारी भेद 
से यहाँ श्रवणादिक नी शास्रोक्त भक्तियों का व्यतिरेक दिखाकर इन 
साधनों को शवरी के प्रति कह्टे गये साधनों म मिन्न बताया है | इसी 
प्रकार जिसकी लुद्धि जिस ओर चल पडी उसने उसी प्रकार के अ्रथ 
किये हैं | किस टीकाकार ने कहाँ क्या कहा श्लीर कहाँ क्रित प्रकार की 
भूल की है यह सब बतलाकर हम अपने निबन्ध की अनावश्यक कलेवर- 
वृद्धि नहीं करना चाहते | जो सज्जन चाहें बे टीकाओं से मिलाकर 
स्वतः देख सकते हैं कि हमारा उपयु क्त विवेचन कहाँ तक युक्तिसगत 
और कहाँ तक नवीन है। ४. 


हितीय परिच्छेद 


भारतीय भक्तिमाग 


तुलसीसिद्धान्त का पूरा महत्व समझने के लिए हमें समूचे भारतीय 
भक्तिमार्ग पर ही एक विहंगम दृष्टि डाल लेने की आवश्यक्ता है। 
यह दृष्टि न तो ऐसे अन्ध श्रद्धालु की सी होनी चाहिये जो तक का 
माम सुनते हो चौक पड़े ओर न ऐसे कुतार्किक की सी हो जो भक्ति- 
मार्ग ही को पोपलीला मानकर हर एक बात का खण्डन करते पर तुल्ला 
बैठा हो। इस दृष्टि से हम समूचे भारतीय भक्तिमार्ग के इतिहास 


उसके सिद्धान्त और उसके गुण-दोषो पर अति सक्षिप्त चर्चा कर देना 
द्ते हैं । 


(१) भक्तिमाग का इतिहास 

नुष्य लोग जब से अपनी मानवी विवश॒ता में अथवा प्राकृतिक 
व्यापारों की विशालता में किसी अ्रलक्षित -शुक्ति के प्रभाव की कद्यना 
करने लगे, समझना चाहिये कि तभी से उनमे आपस्तिक्यभाव और 
भक्ति का बीजारोपण हुआ | जिस समय उन्होंने यह समझा कि उनकी 
परिमित शक्तियों और विश्व की अ्रपरिमित प्राकृतिक शक्तियों का 
सश्चालक एक ही सवशक्तिमान्‌ है उस समय उनका आस्तिक्यमाव 
भली भाँति पतनवित हो गया ऐसा मानना चाहिये। जिस दिन उन्होंने 
उस एक सवशक्तिमान्‌ से (अथवा यदि उन्होंने अनेक अलक्षित 
शक्तियाँ हो मानो हो वो अपनी श्रमीष्ट शक्ति अथवा शक्तियों से ) 
डरने के बदले प्रेम करना प्रारम्भ किया उसी दिन से भक्ति का वास्त- 


ऋण "2:2० नर ७००३०+कव्ककफुमक, सपन्नन 


डर तुलसी-दर्शन 


' विक इतिद्वास प्रारम्भ होता हे | “हे महामारी के अ्धिदेव | मेरे बच्चे 
के जीव के बदल्ले इस बकरे का जीव ले लो और मेरा बच्चा आराम 
कर दो ।” “श्री चुड़ेल | तुमे नरसिंहनाथ की दुद्दाई है यदि तू ने 
मेरी ज्री को न छोड़ा” । “हे मेघों के अधिराज ! तुम वच्च गिराकर 
अ्रथवा अवषण से कृषि नष्ट करके हम लोगो को कष्ट न देना । लो 
तुम्हारी सन्तुष्टि के लिए. हम भाँति भौत की सुन्दर वस्तुएं तुम्हें अप॑ण 
करते हैं।” ये सब वास्तविक भक्ति की बाते नहीं हैं । "हे इन्द्र ! 
हमारी उसी प्रकार रक्षा करो जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को रक्षा 
करता है।” “परमात्मा तुम्हीं हमारे माता-पिता हो |? “हे भगवन्‌ ! 
हमे अपना प्रेम दो” | ये अथवा ऐसी ही बाते भक्ति की बाते कही 
जा सकती हैं। जिस दिन ऐसी भक्ति एक परमात्मा की श्रोर अपित 
हुईं और लोगो ने समझा कि इस अकेले एक साधन-द्वारा भी हमारी 
अभीष्ट सिद्धि हो सकती है उसी दिन से समभिये कि भक्ति-माग का 
सच्चा इतिहास प्रारम्म होता है (चीरतवासियों के सब से प्राचीन ग्रन्थ 
हैं वेंद। उन वेदों मे भी हम एकदेववाद की, और उस एक देव के 
प्रति प्रेम की, बाते पाते हैं |& इसलिये यदि हम कहें कि भारतीय 
भक्तिमाग वेदों के समान प्राचीन है तो आश्चर्य का कोई कारण नहीं। 

वैदिक साहित्य का नाम निगमसाहित्य भी है इसका बिस्तार बहुत _ 
बड़ा है। उसके अनुशीलन से हमे पता लगता है कि भिन्न-मित्र 
शक्तियों के लिये भिन्न भिन्न देवताओं की कव्पना करते. हुए भी आर्यों 


9$ एकसद्‌ विप्रा: बहुधा वदन्ति । धटक्‌ १-१६४-४६ 
२, कवयो वचोभिरेक सन्त बहुधा करपयन्ति । ऋक्‌ ३१०-११४-* 
३ अदि्तिर्माता स पिता | ऋकू १-प८८-१० 
४ ओऔः मे पिता | ऋक १-१० ४-३३ 





भारतीय भक्तिमाग ४१ 


ने एकेश्वरवाद पर अपनी पूर्ण आस्था रखी है और इसी आस्था के 
कारण उन्होंने कमी वरुण को स्ंशक्तिमान्‌ कहा, कभी इन्द्र को 
कभी रुद्र को ओर कभी विध्णु को । जिस देवता के नाम में सबशक्ति- 
मत्ता का विशेष आरोप होता गया उसकी महिमा निश्चय ही बढती 
चली -.. «« « , ८४ - " । यह परिवत्तन 
और विकास होता गया उसके कारण “इद्ध” “वरुण” “कुबेर” 
आदि के महत्व मे घटबढ होती गई। सब प्रकार के प्राकृतिक व्यापारों 
में सृष्टि, स्थिति और लय का ही महत्व अधिक था इसलिये उनके 
अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ही सवशक्तिमता के भाव से 
विशेष रूप से परिपूरित समझे जाकर अधिकाधिक महत्वपूर्ण बनते गये | 
मानवी स्वभाव के अनुसार भक्ति क्री पद्धतियों ने भी दो रूप धारण 
कर लिये। जो अदृश्य नियन्ता की क्रिया से चमत्कृत हुए अथवा यों 
कहिये कि जो अद्ष्ट को प्रधानता देने लगे, वे सवभक्षी श्रृग्नि को 
उसका प्रतिनिध मानकर ( वस्तुओं को जलाकर उनका सारा बात की 
बात में उस अ्रद्दध्ठ शक्ति तक पहुँचाने बाला समझकर ) याज्ञिक बने 
ओर जो उस नियन्ता की बस्तुओं से चमत्कृत हुए अथवा यों कहिये 
कि प्रत्यक्ष को प्रधानता देने लगे वे सूर्य चन्द्र आदि महिमासय पदार्थों 
के प्रतीक से उसकी पूजा करने लगे । इन सब पदार्थों मे सूय ही प्रधान 
थे | इसलिये सवितापूजा भी वैसी ही ज़ोरदार हुईं जैसी यज्ञ में अग्नि- 
पूजा । धीरे धीरे यज्ञ से रुद्र का तादात्म्य हो गया & ओर सूर्य से 
विष्ण का|। इस प्रकार शिवपूजा ( रुद्रपूजा ) और विष्णुपूजा ने 
य सब पूजाओं को एक प्रकार से दबा दी दिया | यज्ञ का कृत्य किस 


देखिये कल्याण के शिवाह्ल में महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी का लेख तथा आचार्य ध्रुव की “हिन्दू धर्म प्रवेशिका ।” 
| मण्डारकर, बर्थ इत्यादि की यही राय है । 


४४ तुलसी-दर्शन 


प्रकार रुद्राभिषेक मे परिणत हो गया ओर खूय के स्थान पर किस प्रकार 
विष्णु भगवान्‌ आ विराजे अ्रथवा यो कह्दिये कि “शिव” और “विष” 
इन दोनों नामो के नामी का विकास किस प्रकार होता गया है यह 
विषय अत्यन्त रोचक होते हुए भी स्थलसकोच के कारण यहां लिखा 
नहीं जा सकता। यह बात नहीं है कि रुद्रपूजा ने यश्याग का कृत्य 
ही मिटा दिया । वह कृत्य भी साथ चलता रहा ओर वह प्रधानतया 
ब्रह्म की सन्तुष्टि का कृत्य--ब्राह्मण कृत्य--रह गया। इस तरह त्रिदेवों 
की पूजा तो होती दी रही परन्तु अद्दष्ट की प्रधानता के साथ महाकाल 
की प्रधानता ओर प्रत्यक्ष की प्रधानता के साथ महास्थिति की प्रधानता 
सम्पद्ध रहने के कारण विशेष पूजा के पात्र शिव और विष्णु दी माने 
गये& | 

दिक साहित्य के समान ही प्राचीनता का दावा रखने वाला 


गम अथवा तत्र साहित्य है। हिन्दी विश्वकोषकार का कथन है कि 
इस शास्त्र के सिद्धान्त बाहर से यहाँ आये । सभव है वे शक्र देश से 
आये हों। वे अधिकाश म ओह है और सवंशक्तिमान्र्‌ को 
पितारूप मे नहीं प्रत्युत मातारूप में मजने की.सल्राद देते हैं । उन्होंने 
कई अनाय॑ पद्दतियाँ भी प्रचलित की है। | यह सब होते हुए भी उन्होंने 
आय देवताओं को लेकर और विशेष कर रुद्र-शिव को लेकर सवशक्ति- 


मान्‌ की साकार कल्पना ओर विधिविधानमयी उपासनापद्धितियों तथा 


५0 ए० बर्थकृत “दी रिल्लीजन्स आफ़ इणिडिया,? पेज २९६-१८८२ 
पएंडीशन । 
| कुब्जिकामत तंत्र और बसु मद्दोदय का हिन्दी विश्वकोष १३७ 
भाग शरृ वां । 
चिन्मयस्थाप्रमेस्प निष्कल्षस्याशरीरिणः । 
साधकानां द्वितार्थाय बदाणों रूप कह्पना ॥--कुलाणंव तत्र < पटल 
६ अध्याय | 


भारतीय भक्तिमाग ४५ 


मत्रों ओर मत्रविधानों की अच्छी सष्टि की है। भक्तिमाग में इन अन्थो 
का भो पूरा प्रभाव पड़ा है&। देवीयूक्त नें तो वैदिक साहित्य तक में 
आसन पा लिया है। शवसम्प्रदाय भी बहुत कुछ इन्ही ग्रन्थों पर आश्रित 
है। वेष्णुवसम्पदाय के पश्चरात्र आगम इसी साहित्य के अन्तर्गत कहे 
जाते हैं। | आज जो तंत्रग्नथ उपलब्ध हैं वे वेदिक ससक्ृत मे न लिखे 
होने के कारण अवाचीन ही जान पड़ते हैं परन्तु इससे यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस साहित्य के सिद्धान्त वैदिक काल में विद्यमान ही न 
थे। यजुबंद का “सहस्वस्नाम्बिकया त जुषस्व” वाला मंत्र बताता है 
कि उस समय भी अम्बिका का महत्व रंद्र की बराबरी तक पहुँच 
गया था 4 

भक्तिमाग के सम्बन्ध में तीसरे द्रष्टव्य साहित्य का नाम है. पूर्ण । 
यह साहित्य भक्तिमार्गियों की विशेष वस्तु है। यद्यपि इसके ग्रन्थ 
अपेक्षाकृत नूतन है तथापि उनका बहुत कुछ कथा-भाग वैदिक साहित्य 
से ह्दी लिया गया है। पुराण-साहित्य के निर्माता महोंदयों ने वैदिक 
देवताओ का ओर उनके सम्बन्ध की कथाओं का जैसा सस्कार किया 
है वह देखने और मनन करने की वस्तु है। उन्होंने देवताओ्ो के गुणों 
झोर उनकी क्रियाओं के अनुसार उनके आकार, आयुध, ब्राहन आदि 
की कद्पना की ओर इस सम्बन्ध मे आगम साहित्य से पर्यास सहायता 
ली। देवताओं की आकृति ओर प्रकृति के अनुसार ही उनके चरित्रों 
की चर्चा की और उनके गुण के स्वभाव पर ध्यान रखते हुए, उनके 








कीिनिन-++ फल अिलमनानकनमशणाण: 


79 आगमोक्त विधानेन कक्तौ देवान्‌ यजेव सुधीः । 
नहि देवाः असीदन्ति कलौ चान्यविधानतः ॥ विष्णुयामल 
'नारदपश्चराज्र का कुछ सम्प्रदायों में स्वतंत्र रूप से बढ़ा मान है । 


। यज्ुच द्‌ ३-*७ 
ब[इस प्रसंग में श्री देवेज्ञ महोदय आदि के ग्रन्थ दशनोय हैं । 


४८६ तुलसी-दर्शन 


“जाम रूप लीला ओर घाम” की महिमाएँ बताई । उन्होंने परमात्मा 
को पूरी तरह व्यक्तित्व-विशिष्ट बनाकर उसे प्रत्येक भावुक भक्त के 
लिए. सुलभ कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने इश्वरोपासना का यह 
साधनमार्ग सबंसाधारण के हित की दृष्टि से अत्यन्त सरल बनाकर 
लिखा और सामूहिक दृष्टि से लोककल्याण की भावना को सामने रख- 
कर सात्विक आस्तिक्य तथा लोकसेवा को प्राधान्य देते हुए वरतमान 
वैष्णव धर्म के तत्वों को स्पष्ट किया। आधिभौतिक पच तत्वों के 
अनुसार उन्होंने परमात्मा को पाँच रूपों मे व्यक्त किया हैं#। वे 
रूप हँ---सूर्य देवी, शकर और विष्णु । कालान्तर में वास्तविक सूयपूजा 
अभारतीय सी बन गई और गणुपतिपूजा तथा देवीपूजा तांत्रिक लोगों 
से विशेष अ्रपनाई जाने के कारण--तात्रिक बातों से अधिक समाविष्ट 
गणेश हो जाने के कारण--भारतीय भक्तिमाग मे गौण सी हो गई। 
लोगो ने सू्यपूजा को नवग्रहपूजा के अन्तगंत करके और गोरी गणेश 
को प्रथम पूजा के अधिकारी बनाकर उनसे छुट्टी पा ली। शैवसम्प्रदाय 
यद्यपि जोरदार रहा तथापि भावुक भक्तों के लिये वह भी वैष्णव सम्प्र- 
दाय के समान प्रत्रल आकषक न सिद्ध दो पाया | इसलिए कालान्तर मे 
वैष्णवसम्प्रदाय ही भक्तिम्ताग का सर्वेस्र्वा हो गुग्रा--यहाँ तक कि भक्त 
अथवा सन्‍त ओर वैष्णव पर्यायवाची शब्द दो गये।।' भक्तिमाग के 
शान को अश--तत्व का अश--विशेषतः निगमसाहित्य से, कमे का 
अश--अ्रनुष्ठा न॑तरिधि, साधनक्रिया आदि का अश---विशेषतः श्रागम 
साहित्य से तथा भाव का अश--नाम रूप लौला धाम सम्बन्धी अनुराग 
का अंश--विशेषतः पुराणसाहित्य से पुष्ट होता है। और भारतीय 
#देखिये स्वामी दयानन्द का घर्मकव्पद्रंम । 
| द्विविधो भरत सर्मोड्य देव आसुर एवं च । 
विष्णुमत्तिपरो देवो विपरीतस्तथासुरः ॥--विष्णुधर्मोत्तर 





भारतीय भक्तिमाग ४७ 


साहित्य की यद्दी त्रिवेणी है जिसमे भक्तिरूपी तीथराज का जल सतन्निद्वित 
है । गोस्वामी जी ने इसीलिये अपने तत्व॒सिद्धान्व को “नानापुराणनिगमा- 
गमसम्मत” अथवा “झगम निगम पुराण बखाना” कहा है& | 

रद्र की महिमा ऋग्वेद के समय ही खूब बढ चुकी थी और 
यजुबंद की रुद्राष्टठाध्यायी तों आज तक शिवपूजा में व्यवह्गत हो रही 
है। पुरातत्वविभाग के अनुसन्धानों से भी शिव पूजा के प्रधान्य का 
पता लगता है। आयों की यजश्पूजा और अनायों कौ लिंगपूजा अथवा 
समाधिशिलापूजा के सास्कृतिक समन्वय द्वारा उन दोनो का एक महा- 
देवपूजन भी यही बताता है कि उस समय भारतवष में शिवपूजा ही का 
प्रधान्य था जिसके ग्रेमी आय ( देवता ) और अनाय॑ ( राक्षस ) दोनों 
ही थे।, यह शिवपूजा कालान्तर में पाशुपत सम्प्रदाय ( नकुलीश 
सम्प्रदाय ), कालामुख सम्प्रदाय ( अघोरी ), काश्मीरी शैब सम्प्रदाय 
और वीर शेव पघम्प्रदाय ( वबसब आचाय का लिगायत सम्प्रदाय ) 
आदि अनेक सम्प्रदायों का रूप धारण कर चुकी है। परन्तु आज दिन 
वैष्णवता का जो प्राधान्य भारतवष में देखा जाता है वह शेवता का 
नहीं। इमारी समझ में इसका कारण यही है कि विष्युपूजा के 
प्रवत्तन के लिये भाग्यवश कृष्ण के समान सावभौम आचाय मिल्न गये 
जिनको जोड़ का कोई भी आचाय शिवपूजा के प्रवत्तन के लियेन 
मिल सका | ' 

यह तो निश्चित है कि वेद किसी एक ऋषि के कद्दे हुए नहीं हैं 
इसलिये वैदिक धमें भी किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित नहीं हुआ है । 
वेदिक ऋचाओं के अनुकूल जो क्रियापद्धति बहुमतग्राह्म होती गई वही 
वैदिक धममं बन गई | देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ ही साथ ऐसे 


ः #गोरवामी जी ने बेद्‌ अथवा श्रुति शब्द के अन्तर्गत इन तीनों 
प्रकर के साहित्यों को रखा हे । 


घ््ट तुलती-दशन 


धर्म मे भी--ऐसी क्रियापद्धितयों मे भी--परिवर्तन हाने की आवश्यकता 
रहा करती है। जब ऐसा परिवर्तन क्रिसी एक व्याक्त के प्रयक्ञ स 
होता है तर यह व्यक्ति सुधारक, दिव्यदूत ( पेगम्बर ), धर्मसस्थापक्क 
( अवतार ), धर्मप्रवयक आाद आदि बहाने लगता है। वैदिक धर्म म 
सब से सब से पहला ओर सत्र से प्रबल सुधार करनेवाले है भगपान्‌ 
श्रीकृष्ण चन्द्र जिन्हें वेष्णुव धर्म हरा आदि आचाये श्रथवा परमात्मा का 
परम अवतार कहना किसी प्रकार अनुचित न होगा ।. _ 

यद्याप महाभारत भे वसुठपरिचर और चित्रशिखडियों की कथाएँ 
पढ़कर यह कहा जा सकता है कि मरीचि, अत्रि, अगरा, वशिष्ठ प्रभ्वति 
भी भक्ति के आचाय हो गये हैं परन्तु न तो श्रीकृष्ण की गीता के 
समान उनका निरूपित काई महत्वपूर्ण शासत्र द्वी मलता है ओर न 
उनके सिद्धान्तो की आज दिन कोई ऐसी ख्याति दी है। सब से बडी भात 
तो यह है कि उनकी ऐतिहासिकता के विषय में निश्चित रूप से कुछ 
कहा दी नहीं जा सकता । भ्रीकृष्ण जी के सम्बन्ध में यह बात नहीं है । 
व्यास जी को कृपा से आज दिन केवल हमें उनके सिद्धान्तों और 
चरितों की चर्चा ही देखने को मिलती है वरन्‌ अनुसधानकारियों के 
प्रयक्ष से उनके ऐतिहासिक व्यक्तिव और उनकी निश्चित प्राचीनता 
का भी बहुत कुछ पता चल जाता है। इस सम्बन्ध में बकिमचन्द्र 
चटर्जी महोदय के कृष्णचरित्र नामक ग्रन्थ के तक॑ देखने योग्य हैं । 
ऋग्वेदसद्दिता में श्रीकृष्ण का नाम आया दे जो कई सूक्तों के रचयिता 
हैं यजुबंदसहिता भ कृष्णकैशी नामक अछुर को मारनेवाले कृष्ण की 
कथा है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में श्रीकृष्ण कौ चर्चा है जहाँ वे ऋषि 
'घोर अगिरस? के शिष्य बताये गये हैँ | पाणिनि, कात्यायन और पत- 
लि बैयाकरणों के अन्यों मे “वासुदेवक” प़्रीखे शब्द और कसवध 
सरीखी लौलाओं का उल्लेख है | साथ दही “चिरहते कसे?ः “जधान 
कस किल वासुदेव:” सरीखे वाक्यों में “चिर” और “किल” के प्रयोग 


भारीतय भक्तिमा्ग ४९ 


बताते हैं कि श्रीकृष्ण का श्रविर्भावकाल उन वैयाकरणी महोदयों से 
बहुत पहिले का हे&। बौद्धों के “ललित विस्तर” मे लिखा है कि बुद्ध 
के समय वासुदेवक, पाश्चरात्र आदि वैष्णव-सम्प्रदायानुयाय्री वतमान 
थे | निद्देश ( बोद्ध ग्रन्थ ) और उत्तराध्ययन चूत्र ( जैन अन्य ) भी 
वासुदेव की चर्चा करते हैं। ईसा से ४०० वर्ष पूव के मेगास्थनीज़ ने 
भी मथुरा, कृप्णुपुर, यमुना, शोरसेन और हरिकुलईश का उल्लेख किया 
है। बेसनगर का शिलालेख, जो ईसा से २०० वध पूर्व का माना जाता 
है स्पष्ट बताता है कि “देवदेवस वासुदेवत गरुडध्वजो अ्रय कारितो ** 
'"'हेलिक डोरण मागवतेन दिपसपुत्रेण-तलशीलकेन””। घासुर्डी का 
शिलालेख इससे भी कुछ पहिले का उसमे भी सकषण और वासुदेव 
को पूजा का उल्लेख है| । श्रीकृष्ण जी को प्राचीनता और ऐदतिहा- 
सिकता के सम्बन्ध मे यहाँ इतने प्रमाण ही पर्यातर हैं । 
मगवद्गीता के अध्ययन ओर गोव्धनपूजा आदि के चरित्रों का 
अनुशालन करने से विदित होता है कि इन भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने 
अपने समय के प्रचलित ब्राह्मणधर्म ( यज्ञग्रधान धर्म ) अ्रथवां वैदिक 
धर्म में अनेक सुधार करके एक नया धमे ( सम्प्रदाय ) चलाया था | 
इस धमम में कामना से भरे हुए द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा मानसिक 
साम्य ज्ञानमय यज्ञ ( त्याग ) की प्रधानता दी गई | ऐश्वयमदमत्तइन्द्र- 
पूजा की अपेक्षा लोकसम्रहप्रवतंक वैष्णवभाव को अधिक महत्व दिया? 





(कहना न होगा कि विद्वानों ने पतंजलि को ईसा से २०० साल 
पहिक्के का काव्यायन को ४०० साल पहिले का ओर पाणिनि को ६०० 
साल पहिले का माना है। देखिये भण्डारकर का “चैष्णविज्म शैविज्ष्म!! 
इत्यादि । * 

। विशेष विचरण के दिये रायचोधरी की “अल्लीं हिस्द्री आफ दो 
वैष्णव सेक्ट!?, भयद़ारकर का “विष्णविज्म शेविज़्म”” आदि ग्रन्थ देखिये । 

हा 


५० तुलसी दशन 


गया । मुक्ति के लिये ञ्री, शूद्र, वैश्य आदि सभी अधिकारी मान लिये 
गये ओर मगवच्छुरणार्गात को पूरा प्राधान्य दिया गया। अनासक्ति 
सरीखे दिव्य गुणों पर बहुत जोर दिया गया और दैवी सम्पत्तियों की 
ओर लोगों को प्रबृत्त किया गया। वैष्णवधर्म के ये ही मूल सिद्धान्त 
हैं। यह बात नहीं है कि वेदिक साहित्य मे इन सिद्धान्तों का कोई 
अस्तित्व ही न था। परन्तु ऐसे उपादेय विषयों का चुनना और उन्हें 
लोकसग्राह्मरूप देकर प्रकट करना श्रीकृष्ण भगवान्‌ का ह्वी काम था। 
फिर स्व॒तः वे भी तो वैदिक काल ही में हुए हैं। तब फिर जब इन 
सिद्धान्तों के साथ उनकी अमिट छाप पड़ी हुईं है तब उन्हे ही यदि हम 
वैष्णव धर्म का जन्मदाता कह दे तो कोई अ्रनोचित्य नहीं । 

नये धम का प्रवत्तन करते हुए भी भगवान श्रौकृष्ण ने प्राचीनता- 
प्रेमी आयसमाज के आगे उनके आराध्यग्रन्थ वेदों की निन्‍्तभ में एक 
वाक्य भी नहीं लिखा, उनके मान्य देवताओं के विरुद्ध एक शब्द भी 
नहीं कहा--वरन्‌ उन्ही के देवता विष्णु कौ महत्वइृद्धि म दत्तचित्त 
रहे । उनकों पूजापद्धतियों के खिलाफ एक डेंगली भी नहीं उठाई । 
ओर सबसे बढकर बाद यह थी कि उन्होंने नवधमंप्रवर्ंक होने की डींग 
कभी नहाँ दाँकी | परिणाम यद्द हुआ्रा कि बआाक्षणधर्म अलक्षित रूप से 
वेध्णवध्म में परिणत द्वों गया& । श्रीकृष्ण के समकालीन भीष्म और 
व्यास के समान अतुल शक्तिशील ओर अतुल विचारशील मद्दापुरुषों 
ने भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महत्ता स्वीकार की और उनके अनुरायी 

% बोदूधर्म और जेनघर्स भी वेष्िणवधर्म कौ भांति गौतम बुद्ध और 
महावीर स्वामी द्वारा प्रवतित हुए थे । परन्तु यद्यपि » श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
के वैष्णवर्धर्म के पीछे के हैं तथापि उनमें वेढ़ों और वेदिक देवताओं के 
अछूता छोड़ देने की वह बात न आ पाई । इसीलिये ये धर्म अनेदिक 
कहे जाकर ब्राह्मणों द्वारा निन्‍दनीय झुदरा दिये गये । 





भारतीय भक्तिमाग हे 


हुए। उनका समूचा कुठुम्ब उनके इस नवीन धर्म भें दीक्षित होकर 
5० वो के लिये “सात्वत” और “धवाष्णेंय” सरीखे शब्दों की घरोहर 
छोड़ गया जो वेदिक साहित्य तक में पाये जाते हैं। उनके शिष्यानु- 
शिष्यों ने अपनी विचारधाराओं से भारतवर्ष को इस प्रकार आप्लावित 
कर दिया कि भारत द्वी क्यो देशविदेश तक निष्कामकम और अ्रहिसा- 
धम की दुन्दुभी बज उठी। 

कला के सहारे निराजर को राजार एप तैहर रन सच्यना बृरि सगे 
का प्रधान विषय है। अवाडमनसगोचर परमात्मा भाव के आभ्रय से 


ही >टापर परधाव७/लटाभा॑ंएपा१मिकृएटशजवलशफ़री, 

व्यक्तित्व विशिष्ट बत्ता दिया ज़ाता..दै ।..इस.तत्त का.पूरा अनुभव 
को पुरुष स ज्ञा देकर उन्होंने पुरुषसूक्त के समाच कलापूण वस्तु सयाए 
को प्रदान की ।& बहुत सभव है कि श्रीकृष्ण जी ने नारायण ऋषि की 
जीवनचयों ( भागवत में लिखा है कि उन्होंने क्रोध पर एकदम विजय 
प्राप्त कर ली थी ) और सूक्तियों से मुग्ध होकर उन्हें अतिमानवी महत्व 
प्रदान किया हो । परमात्मा का नारायण नाम पहिले पहल शतपथ 

पपम्स्‍पयव०नाष्पफमँी। 

_अद्यण में देखा जाता देखा जाता है और तैत्तिरीय आरण्यक भे वह विध्णु के साथ 
१० ााापता८यज्दन वकील $4४४४ ५6५४ (४५०४५ 0४ बहाना जधा्रयाएफल >थ फैं##७ 

सम्बद्ध मिलता है | । छान्‍्दोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण तथा 
तैतिरीय आरण्यक की रचनाओं मे विशेष अ्रन्तर नहीं | इसलिए बहुत 
सभव है कि भ्रीकृष्णचन्द्र ने ही नारायणीय धर्म की बात कहकर अपने 


५ इस सूक्त में जहाँ एक ओर हज़ार हाथ पाँव वाले पुरुष का वर्णन 
है वहाँ दूसरी ओर उसके एक मुख, दो हाथ और दो पॉव भी बताये गये 
है। इसके पहले छुद से “ब्राह्मणो5स्य मुखमासीत्‌” वाला छुन्द्‌ मिला कर 
देखिये । 

। देखिये रायचौधरीकृत “अरली हिस्ट्री आफ दि वेष्णच सेक्ट” 
--१48२० पडीसन पेज & 


५२ तुलसी-दशन 


अनुयायियों को यह अवसर दिया होगा कि वे विष्ण, नारायण ओर 
कृष्ण में एक द्वी विभूति का चमत्कार देखने लगे । कृष्णभक्तों की 
इस भावना के कारण वेष्णव धम में अवतारवाद आप ही आप प्रविष्ट 
हो गया ओर फिर तो श्रीकृष्ण के पूबबर्ती सभी मह्दामान्य व्यक्ति विष्णु 
के अवतार कहे जाने लगे|। । जिसने जगद्रक्षा के लिए असाधारण काये 
कर दिखाया वही अवतार द्वो गय्ा। यदि एक ओर सनकादि ऋषि, , 
फ्रूषभदेव, कपिल, राम, परशुराम, व्यास आदि अवतार माने गये | 
दूसरा ग्रोर गांतम बुद्ध तक उसी सूची में सम्मिलित कर दिये गये | 
इतना ही नहीं विश्वविकाश के क्रम को देखते हुए मत्स्य, कच्छूप 
वाराहू, सिह, वामन आदि भी अवतार की कोटि मे रख दिये गये । 
इन सब अवतारों में राम का अवतार अपना विशेष महत्व रखर्ता 
है। पुराणोक्त सोगयूयंबशणिस्तार एकदम कपोलकल्पना नहीं है यह 
बात आजकल अनेकानेक विद्वान मानने लगे हैं। उन वशावलियों में 
इतिहास का बहुत कुछ मसाला भरा पड़ा है ओर उसी मसाले में भग- 
वान रामचन्द्र जी की भी ऐतिहासिकता निद्दित है | वशावलियाँ ही 

40 भण्डारकर महोदय नारायण को काट्पनिक ( दाशनिक ) देवता 
मानते हैं। वे गोपालकृष्ण को भी वासुदेव कृष्ण से भिन्न मानते हैं । हम 
कृष्ण स्वामी ऐयंगर महोदय से सहमत होते हुए ( देखिए ““अरली हिस्ट्री 
आफ वेष्णविज़्म इन साडथ इंडिया?” ) ग्ोपालकृष्ण ओर वासुदेवक्ृष्ण 
को एक ही मानते हैं । नारायण को भी हम एक दस काह्पनिक ( दाश- 
निक ) मानने का विशेष कारण नहीं पाते । 

+ कई लोग कद्ठते हैं कि विष्णु अभारतीय थे--श्वेतद्वीपपति थे--- 
इस लिए उनके अवतारों की आवश्यकता हुईं। (देखिये “तुलसी के चार 
दुल्ा/' ) परन्तु यह सिद्धान्त आमक है। क्योंकि श्वेतद्वीप को पार्थिव 
अथत्त अभारतीय मानना ही भूत है | 


भारतीय मक्तिमाग रे 


बताती हैं कि ये श्रीकृष्ण ली से पहिले हुये हैं। परन्तु इतिहास की 
उपलब्ध सामग्रियों के अन्वेषण से पता चलता है कि इनकी महिमा 
श्रीकृष्ण जी के बहुत पोछे उदित हुई है । सर भण्डारकर महोदय के 
मत से ओर “वैष्णविज़्म शैविज़््म” नामक ग्रन्थ में उनके दिये हुये 
तर्कों से यह जान पड़ता है कि युद्यपि ईसवी सन्‌ के प्रारम्मिक काल से 
हो लोग राम को ईश्वरावतार मानने लगे थे परन्तु उनकी विशेष रूप 
से प्रतिष्ठा ग्यारहवी शताब्दी के लगमग_ से ही प्रारभ हुई है | वाल्मी 

कोय रामायण के वे अश प्रक्षिप्त समझे जाते हैं जिनमे राम के ईखरत्व 
पुर ज्ञोर दिया गया है | वैदिक साहित्य में राम की चर्चा प्रायः नहीं के 
समान है | अन्य प्राचीन प्रन्यों अथवा शिलालेखों आदि भें भी इस 
सम्बन्ध का बहुत ही कम मसाला मिलता है। वद्यपि आज दिन अध्यात्म- 
रामायणादि अनेकानेक रामायण और रामरहस्यथ, रामपूबतापिनी 

रामउत्तरतापिनी, तारसार आदि उपनिषकदें रामभक्ति के सम्बन्ध की 
मिलती हैं परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ उनकी प्राचीनता पर सन्देह ही करते 
हें & । यद्यपि पृद्दचर भारत के कई प्रदेशों में प्रस्तर खण्डो पर अकित 





अजित जल कि ज म++ 


७ कई महानुभावों ने रामायण की सूची मे तन जाने कितने नाम 
गिना दिये हैं (देखिए त्रिपाठी जी की भूमिका) परन्तु हमें तो इम्पीरियल 
क्ाइजेरी सरीखे बडे पुस्तकालय टटोलने पर भी दो ही चार रामायण 
( संस्कृत में लिखी हुईं ) मिल्तों । गज्ाधर प्रेस रायबरेली से श्रीजंग- 
ब्रह्दुर सिद्द जी की जो टीका छुपी है उसमें अनेकानेक रामायणों का 
उक्लेख है और कुछु श्कोकों के प्रमाण भी दिये हुए हैं। परन्तु 
इन “प्रमाणों” की पोल सावन्त जी ने अच्छी तरह खोल दी है। 
( देखिये लझ्काकायड की भूमिका ) | इम समझते हैं कि रामायणों को 
लंबी सूची गिनाने वाले लोग केवल ठाकुर जगबहादुरसिह जी की नकल 
कर रहे हैं । 


पड तुलसी-दशन 


रामायण कौ घटनाएं देखते हुए यह मानना पड़ता है कि राम की 
महिमा ईसा की ग्यारहवीं शताब्दि के पहिले ही दीपद्वीपान्तर तक फैल 
गई थीं तथापि इस बात का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि वे घटनाएं ईसा 
की पाँचवीं सदी के पहिले की खोदी हुई हैं | इतना तब द्वोते हुए भी 
राम के अ्रद्वितीय मर्यादा-पुरुषोत्तमत्व ने और अपूर्व लोफरञ्नन चरित 
में कुछ ऐसी शक्ति थी कि भारतीय जनता आप ही आप उनकी श्रोर 
अधिकाधिक आकृष्ट होती गई ओर परिणाम यह हुआ फ्ि आज 
दिन वे श्रीकृष्ण के समान ही पूर्यावतार माने जाते हैं । 
वैदिक साहित्य मे वेष्णवधुमे /“एकान्तिक” घमे ही था | जब गीता 
बनी--अनुमान है कि यह श्रीकृषष्णचन्द्रजी क॑ बाद तथा महामारत ग्रन्थ 
से पदिल्ले लिखी गई है---उस समय तक अ्रवतारवाद स्थिर हो चुका 
था | जब महाभारत का नारायणीय धर्म लिखा गया ( कहा जाता है 
कि यह गीता के बाद का है ) तब “चतुब्यू है” की चर्चा भी चल पड़ी 
थी. | जब पुराण लिखे गये उस समय तो वेष्णवंधम की शाख्वाप्रशाखाओ, 
की भी पूरी पुष्टि हो चली थी । पुद्मपुराण में वष्णवधम के चार सम्प्रदायों 
का उल्लेख,है । वे ही चारों सम्प्रदाय क्रमशः रामानुज, निम्बाक, मध्य 
और वब्लभावचाय द्वारा प्रवर्तित हुए, यह भी .प्मपुराण में ओड़ दिया 
गया है# | इसलिये आजकल इन्हों चारों आचारयों के सिद्धान्त वैष्ण॒व- 
घम ने 5 भाव रनर्के 7,,। ॥ थन हुष्णु के द्वारा चलाया) 
जा-२ नथुरा | अनतास र६। शरीर आद्रए्म हे प्रभाव के कारण! 
उत्तरीय भारत में सकुृचित सा दो गया वह दक्षिणाीय आलवारा की 
कृपा से दक्षिण की ओर प्रचारित होकर ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी मे; 
रामानुजाचाय द्वारा प्रस्कुठित दो उठा और इस प्रकार फिर उसने 
७ रामानुर्ज श्रीस्वीचक्रे भध्वाचाय' 'चतुसुखः। श्रीविष्णुस्वामिन 
रुद्रों निम्बादित्य चतुः सनः ॥ प्मपुराण वसु के “हिन्दी विश्वकोष”” में । 


भारतीय भक्तिमाग फू्पू 


आरयाव् में अपना आधिप्स्य जमा लिया। कई लोगो की राय है. कि 
रामानुजाचाय ने ईसाइयों से भी भक्ति का बहुत कुछ तत्व लिया है । 
डावर ताराचद महोदय का कथन है ( देखिये “इनपलुएएंस आफ इस्लाम 
ग्रॉन इृश्डियन कब्चर” ) कि मुस्लिम सन्‍्तों का उन पर बहुत प्रभाव 
पड़ा है। जो कुछ भी हो परन्तु इतना तो निश्चित है कि उन्होंने अपने 
सिद्धान्तों को एकदम भारतीय रूप देकर ही और श्रविसम्भत बनाकर ही 
लिखा है। निम्बाकाँचाय, साध्वाचाये और वंल्लमाचाय ने बहुत थोड़े 
फेरफार के साथ रामानुण के सिद्धान्तों को ही प्राधान्य दिया है | इन 
चारों आचार्यों के पूबबर्तोी जगद्गुरु शुक्राचाय को और परवत्तीं 
( वललमाचाय के समकालीन ) चतन्य महाप्रभ को भी भक्तिमाग के 
प्रधान आचाये मानना चाहिये | चेतन्यमहाप्रभ की आचायता पर तो 
किसी को शका हो ही नहीं सकती । शकर के सम्बन्ध मे अवश्य कुछ 
लोग प्रश्श कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाष्य भे पाश्चरात्रो को 
अवेदिक ठहराया है और केवल अद्वत मत का स्थापन कर अनुरागा- 
त्मिका भक्ति को अ्रन्तिम ध्येय नहां माना है। परन्तु उनके नाम से 
प्रख्यात जा छठे छोटे प्रन्व ओर भंक्ति के स्तात्र हैं उनमे भक्ति का 
बड़ा सुन्दर रूप प्रकट हुआ है। “त्वयिमति चान्यन्रेकों विष्णु;!' 

८“विना यस्य ध्यान ब्रजति पशुता सूकरमुख ।?” “सत्यपि भेदापगमे नाथ 
तवाह न मामकीनसत्व!” “कि स्मतंव्य पुरुषे; ? हरिनाम सदा?? * शिव- 
प्रसादिन विना न मुक्ति” आदि उनके वाक्य देखने ही योग्य हैं। 


# यावदायुस्व्वया तद्या ददान्ता गुरुरार्वर। | मनलखा कमबओए। बाचा 
अतिरेषष निश्चयः ॥ भावाद्वत तदा कुर्यात्‌ क्रियाद्ृतं न कहिदित्‌ | अद्वर्त 
त्रिष कोकेषु नाद्षेत गुरुणा सह---तत्वोपदेश ८६-८७ श्लोक । 


2 ६ तुल्लसी-दशन 


सधान और भगवद्धक्ति मे कोई अन्तर नहीं मानते& तथा चित्तशुद्धि 
के लिये भक्ति को नितान्त आवश्यक कहते हैं।। उनका “प्रबोध 
सुधाकर” ग्रन्थ तो कृष्णभक्ति के विषय में बेजोड़ वस्तु है । सभव है, 
इनमे से कुछ पुस्तके उनकी शिष्यपरम्परा वाले किन्हीं अन्य शंकराचार्यों 
की लिखी हुई हों परन्तु जब कि उन पुस्तकों के सिद्धान्त शकरसम्प्रदाय 
वालो को सम्मान्य हैं तब उन सिद्धान्तों की आचायता का श्रेय आदि- 
गुरु शकराचाये को क्‍यों न दिया जाय । “शकराचाय तो तर्कियों के 
राजा थे | ससार के साहित्य में शायद ही ऐसी कोई वस्तु हों जो शकर 
के तकवाद से आगे बढ सके। किन्तु उन्होंने पद्चिला स्थान प्राथना 
और भक्ति को ही दिया था ।” (महात्मागाधी का घमपथ प्रृष्ठ २७) 

शकराचाय ने विष्णु और शकर दोनों को समान प्राधान्य दिया 
है। रामानुज ने कट्टर वैष्णव की भाति लक्ष्मीनारायण की पूजा पर ही 
जोर दिया है। निम्बाक, वत्लम ओर चेतन्य ने कृष्णपूजा पर ही विशेष 
आस्था प्रकट की है। मध्य ने रामपूजा को ओर रुचि दिखाई अवश्य 
परन्तु इस पूजा के पूरे प्रचार का श्रेय महात्मा रामानन्द जी को है जो 
रामानुज की शिष्यप्रम्परा में १४ वीं शताब्दी के अत में हुए थे। इन्होंने 
वैष्णव धर्म मे तीन बड़े सुधार किये । एक तो उन्होंने भक्तिमागं मे 
'/जातिसेंद की सकौणुता मिटाई, दूसरे सस्कृत की अपेक्षा जनता की 
भाषा में उपदेश देना प्रारम्भ किया और_तीसरे लोकमर्यादानुकूल 
पदाचारमूलक रामभक्ति पर पूरा ज्ञो३ दिंया। भक्त कोई ऐतिहासिक 
नहीं जो वह यद देखने की चेश करे कि ऊृष्ण की प्राचीनता अधिक 

49 स्वात्मैक चिन्तन यत्तदीश्वरध्यानमीरितं--सर्ववेदान्तसिद्धास्त 
सारसंग्रह १२२वाँ श्लोक । 

 शुद्धयतिहिनानतरात्मा कृष्णपदांभोजभक्तिसृते--प्रबोधसुधाकर 
१६ ७वाँ श्लोक । 


भारतीय भक्तिमार्ग पूछ 


है अथवा राम की | वह तो हृदूगत भावों के अनुकूल अपने आराध्य 
परमात्मा का एक सच्चिदानन्दमय रूप चाइता है। उन रूप को जिसकी 
इच्छा हो कृष्ण कह ले ओर जिसकी इच्छा हो राम कह ले | इ ष्णु- 
चरित में अलोकिकता थी, अतिमानवी विषयो की भरमार थी। वह 
चरित गतानुगतिक लोक के लिये दुरूह था। रामचरित में मर्यादा- 
पुरुषोत्ततता थी । लोग अपने सामने उसे आदर्श रूप रखकर उसका 
अनुकरण कर सकते ये | इसी लिये भावुक भक्तों ने सस्क्ृव रामायण 
ओर राम पूजा परक उपनिषदों के विषय में विशेष छानबीन न करदे 
रामभक्ति को अद्धापूवक अपना लिया। 

“ समोपासना आगे चलकर दो धाराओं में विभक्त हो गई। कबीर 


“दादू नानक आदि सन्तमत के महात्माओं ने निगु शा ब्रह्म को राम 
मानकर भजन किया 4 रामानदी वैष्णव वैरागियो ने, प्राचीन परम्परा 
को पष्ट करते हुए सगण साकार राम का भरपर समर्थन किया । कृष्णो- 

एरदास सरीखे 
भावुक भक्तों द्वारा हिन्दीभाषियों का कल्याणसाधन करती रही | उसमें 
निगु णुता नहीं घुस पाई। रासोपासना को निगशु ण॒ता की, निराकारो- 
पासना की, धारा में बहा ले जाने में योगिसम्प्रदाय (नाथ-गोरखसम्पदाय) 
और सूफीसम्पदाय भा 4ल्‍ «० | | यथे। ये दोनों ही ज्ञानाभ्रयी सम्प्रदाय 
हैं ओर दोनों ने ध्यान की एकाग्रता पर ज़ोर दिया है। परन्तु पहिले 
सम्प्रदायवाले तो सच्ची सक्ति के अ्रभाव में सिद्धियों के चक्कर से न उबरे 
ओर दूसरे सम्प्रदायवाले अभारतीय बिचारखोत के कारण यहाँ विशेष 
न पनप पाये | पीछे जब “राम”? नाम के साथ साकारमूर्ति का तादात्म्य 
घनिष्ठ होने लगा तब कुछ निराकारोपासकों ने वद्ध नाम भी इटा कर 
ब्रह्मोपासना को प्राधान्य दिया । इनमें ब्रह्मसमाज तथा आययंसमाज के 
प्रवत्तक राजा राममोहनराय और स्वामी दयानद सरस्वती मुख्य हैं । 
कुछु उदार विचारशील रुज़्जनों ने साकारता का तिरस्कार उचित न 





पद तुलसी-दशन 


समझा कर समन्वय मार्ग से निराकार और साकार सभी को समेट कर 
चलना उचित समझा | इनमे सौ व के पुराने रामक्ृष्ण परमहस 
आर आजकल के जीते जागते महात्मा गाथी प्रमुख हैं। भारतीय भक्ति- 
मार्ग के इतिहास में इन सबों का गाम उल्लेखनीय है | 

धर्म यदि संगठन न हो तो वह एक दर्शनमात्र रह जाता हे&। 
ग्रौर यह सगठन सास्कृतिक एकता के द्वारा ही लाया जाता है। 
गोस्वामी तुलसीदास जी भारतीय जनता के सामने धम्मंतत्व रखना 
वाइते थे । इसलिये उन्होंने सास्कृतिक एकता का विचार करते हुए 
भारतवासियों की पूज्य श्रुतियों का आधार केना आवश्यक समझा। , 
इसीलिये उन्होंने अपने घममतत्व को श्रुतिसम्मत बताते हुए आगम 
निगम पुराण” का सहारा लिया है। उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान्‌ के लिये 
भी बडी श्रद्धा दिखाई है। यद्यपि रामायण भे “जीह जसोमति हरि 
हलधर से” और “जब जदुबस कृस्न अवतार” के प्रसगों पर श्रीक्षष्णा- 
प्तार का केवल उल्लेख्मात्र है तथापि विनयपत्रिका मे उन्होंने कृष्ण 
को राम से अभिन्न बताया है ओर कृष्णुगीतावली मे तो कृष्ण ही की 
की महिमा गाई है। उन्होंने शकरभगवान्‌ को भौ बड़ा ऊँचा स्थान 
देया है और रामभक्ति के लिये शकरभक्ति को आवश्यक बताया है। 
उन्होंने यदि बुरा कद्दा है तो शाक्तमत के उस अश को जो आयभावनाश्रों 
के विरुद्ध हे ओर सतमत के उस अश को जिसमें सगुणवाद अथवा 
साकारवाद तथा श्रुतियों के प्रामाए्य का खण्डन किया गया है। कोलों 
को वे जीवित शव कहते हैं। और वाममागियों को निन्‍दनीय ठहराते 

९ न हो मज़हब में जब ज़ोरे हुकूमत । 

तो वह क्या दे फ्रत एक फिलसफ़ा है ॥---अकबर 
$ कौल कामबस कंपिन बिमुद्ा_ जीवत सवसम चौदह प्रानी । 
( श्म७-प से १०७ ) 


भारतीय भक्तिमाग भर 


हैं # परन्तु शाक्तों की आराध्य देवी पावती के लिये उनके हृदय में न केवल 
ऊँचा स्थान ही है वरन्‌ उन्हें वे अपनी आराध्या श्रीसीता जौ के मुख: 
: से “सवमव विभव पराभव कारिशि | बिस्वविमोहिनि स्ववस विह्ारिण”” 
आदि उच्च सबोधनों से सम्बोधित कराते हैं | सूफी कवियों की शैली को तोः 
उन्होने प्रत्यक्ष अपनाया ही है । योगिसम्प्रदाय वालो की तरह वे भी याग 
से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष होना मानते हैं परन्तु उस सम्प्रदाय वालों का 
भक्तिहीन शुष्क ज्ञान उन्हें पसन्द नहीं है। रामानन्द जी की रामभक्ति 
गोस्वामी जी को इतनी पसन्द आई कि उन्होंने भारतवर्ष मे इसका 
पीयूषबसाग< ही बहा दिया। इस, भक्ति को आइड़- मे लन्‍्होंने ऐसे तत्व 
कहे हैं जो उनके परवर्ती चर्मंप्रवतकों के सिद्धान्तों को भी अपने में 
समेटे हुए आज दिन भी जाज्वत्यमान बने बैठे हैं । 


( २ ) भक्तिमाग के सिद्धान्त 


इश, मुग्डक, श्वेताश्वर, नारायण आदि प्राचीन उपनिपदों मे, 
शान्तिपवं भूगवद्गीता आदि महाभारत के अशों म, भ्रीमद्मागवत 
( विशेषकर एकादश स्कथ ) आदि पुराणों मे, नारद पश्चरात्र आदि 
आगम अन्थों मे, मक्तिदर्शन आदि सूत्रग्रन्थो मे तथा अनेकानेक अन्य 
“जआ्रागमनिगमपुराण”” को शाखाप्रशाखाओं में भक्ति के सिद्धान्त भरे 
पड़े है | उन सिद्धान्तों का सक्षिप्त साराश बता देना ही हमारे प्रयोजन के 
लिये बहुत है । 

“भक्ति; परानुराक्तिरीश्वरे?!& श्रर्थात्‌ “ईश्वर में प्रकृष्ट अनुराग को 


जयरराछ49-५काक्रत-०४ऋभपश्क. 'फडजण 7धयफ!. >न्‍्म/नरमध्थाएए॥:लाात अप्रफाए जा जज. 77%... अर... गाए (फटकत *३ाआव 4#६२०+ हा रन्‍्प्रैफ्टूप 


मी ] 


। तजि ख्र॒ ति पंथु वास पश्चु चलहीं 
तिन्‍्ह कइ गति मोहि संकर देझ | जननी जो एहु जानऊें भेझ ॥ 
( २३२५-३२, १< ) 
& देखिये महर्षि शायिडल्य-्प्रणीत भक्तिसूच्र | 


६० तुलसी-दर्शन 


भक्ति कहते हैं? यही भक्ति की सम्मान्य परिभाषा है। इस परिभाषा 
से विदित होता है कि भक्ति मे एक तो अनुराग की प्रबलता चाहिये 
दूसरे उस प्रबल अनुराग का समर्पण परमात्मा की ओर होना चाहिये | 

अनुराग की मात्रा रह सकती है परन्तु 
भगवान्‌ को बात वहाँ कहाँ | शुष्क वेदान्त के वार्तालाप में अथवा 


पाखण्डपूण जप में ईश्वर का नाम रह सकता है परन्तु ऐसी नामचर्चा 


में वेह परानुरक्ति की बात कहाँ ! भाक्त तो इन भावा से बहुत दुर की 
वस्तु है। 

&अलम्बन और उद्दीपन विभाव अत्यक्ष हों--आँखों के सामने 
उपस्थित हो--तब भी रसोद्रंक सदेव नहीं हुआ करता । परमात्मा तो 
ग्॒प्रत्यक्ष है। फिर उसके व्षिय में परानुरक्ति केसे दृढ हो सकती है। 
यहीं सोचकर आचारयों ने वैधी भक्ति का विधान रचा है। इस विधान 
में आलम्बन ओर उद्दौपन विभाव के लिये पर्यातस रूप से प्रत्यक्ष और 
स्थूल पदाथ मिल जाते हैं इसलिए भगवदनुराग की अ्रच्छी बृद्धि हो 
हो सकती है । 

वैधी भक्ति के पूरे प्रधण को हम पाच अद्डों में विभक्त करते हैं। 
इस वैधी भक्ति को--विधिविधानमयी शास्त्रमर्यादापूर्ण भक्तिपद्धति को--- 
भलीमाति समझकर रागात्मिका भक्ति--भावप्रवाहपूर्ण सच्ची भक्ति-- 
का रहस्य समभने की चेष्ट की जावे तभां भक्तिशास्त्र के रहस्य का पूरा 
आनन्द मित्न सकता है । भक्तिशासत्र के इन दोनों पहलुओं पर समुचित 
दृष्टि डाले बिना हमारा विषय प्रवेश अधूरा ही रह जावेगा । 

वैधी भक्ति का पहिला अग है उपासक | शासत्रकार कहते हैं कि. 


विजन 








$%जो रस के विकास का अ्धान साधन है वह आत्मस्बन और जो 
गोड़ साधन है वह उद्दीपन विभाव है! जेसे ऋगार रस में नायक के 
लिए नायिका आलम्बन विभाव और वसनन्‍्त ऋतु उद्दीपन विभाव होगी । 


रख 


भारतीय भक्तिमाग ६१ 


“देवो भृत्वा देव यजेत? | यह आवश्यक है कि उपासक अपनी शरीर- 
शुद्धि और हृदयशुद्धि करके स्वय देवतुल्य बनकर--तब देवता की! 
उपासना करें | शरीर शुद्धि के अत्गत स्नान& तिलक माला 
आसन 9 पादुका आदि वस्तुओं का उपयोग आ जाता है । हृदयशुद्धि के 
अन्तगत प्रायायाम, गायत्रीजप और सब्योपासना की बाते आरा जाती 
हैं। इन प्रयोगों से इच्छाशक्ति की वृद्धि होती है चित स्थिर और 
निमल होता है तथा स्वाभाविक रूप से हमारी प्रबृत्तियाँ ईश्वराभिमुख 
होती हैं। आचमन से शरीर और हृदय दोनों की शुद्धि होती है यह 
जलचिकित्साप्रेमी अनेक विद्वान्‌ वेज्ञानिकों का भी मत है। वेधी उपासना 
के समय प्राणायाम, गायत्री और सब्योपासन द्वारा प्रबुद्ध हुईं विद्युत्‌- 

जल जितना पवितन्न होगा स्नान उतना ही लाभकारी होगा। 
इस विषय मे नदियों और तोथों की महिमा का वेज्ञानिक अन्वेषण बडा 
मनोरक्षक है । 


भिन्न भिन्न तिलक भिन्न भिन्न वेष्णवसाम्पदायिक सिद्धान्तों के 
सूचक चिन्ह हैं । 
| झपना शरोर 8४६ अगुल माना जाता है। श्वासभ्रश्वासक्रिया 
से शरीर की प्राणवाथु अधिक से अधिक १२ अगुल्न तक और विस्तृत हो 
जाती है । इस अरकार १०८ अगुल्न विस्तृत आणकायु के संशोधन के लिए 
१०८ मनकाओं की साला प्रशस्त कही गई है | 


$पादुका लकड़ी की और आसन रेशम, कम्बल या चमडे के 
अच्छे कहे गये हैं। ये सब विद्युतसरोधक पदार्थ हैं। उपासना के 
समय हमारे हृदय में इच्छाशक्ति की प्रेरणा से जिस विद्युत प्रवाह की 
वृद्धि होती हे वह नष्ट न होने पावे इसीलिए ये विद्यतसरोधक पदार्थ रखे 
गये हैं । 


६२ तुलसी-दशन 


शक्ति का सड़ोपन समवतः शिखा द्वारा किया जाता है। प्रत्येक हिन्दू 
फी चोटी रखना आवश्यक सा हो गया दे | 

'जूसरा अग है उपास्थ | वह वास्तव में तो निगु ण ओर निराकार 
हो है परन्तु जिन लोगों के लिए आचार्यों ने बेधी भक्ति का परिपाटी 
का सुजन किया है उनके लिये सगुण साकार परमात्मा द्वी विशेष वाब्छु- 
नीय दे इसलिए निगु ण॒ निराकार होते हुये भी वह सगुण साकार कहा 
आज ६ | आकृतप्रझातदीन उपास्य की ओर आकषण होना ही कठिन है 
झोर यदि आकषृण हुआ भी तो उसका स्थिर रहना महा कठिन है । 
लिए आचार्यों ने हृदय की आकाजक्षाओं के अनुसार उपास्य के गुण कम 
स्वभाव निर्धारित किये। गुण कम स्वभाव के अनुसार आक्ृतियों 
ओर नामों की कछ्यता की । आकृतियों ओर नामो अथवा नाम ओर 


#हिन्दू, धर्म मे शिखा के खम्तान सूम्र ( यज्ञोपवीत ) का भी 
महत्व है । यह सांसारिक कत॑व्यों के ऋण का स्मरण दिलाने क लिए हे 
जिसकी पूर्ति के लिए विद्यतशक्ति की वृद्धि को जाती है | जहाँ वे कत्तंव्य 
पूरे हुये--वे तीनों ऋण आदि दूर हुये--कि बसा सन्‍्यास्र में थे दोनों 
निरर्थक जान अलण् कर दिये जाते हैं । 

+ उदाहरण के लिये विष्छु के नामरूप की चर्चा हो देखिये | इनके 
रूप में कमल सष्टि का दयोतक है क्योंकि स्थल के पहिल्ले जल और फल 
के पहिल्ले फूम होने से जलन का फुक्ष कमल ही सृष्ठिकर्ता बद्मा का 
उद्धवस्थान माना गया है। गदा सहार अथवा प्रलय का चिन्ह है | चक्र 
काल्चक्र (समय--+7772) का सूचक है और शड्डभः शब्द्गुयमाकाश की 
रीति के अनुसार (909८6) का सूचक है | स्थिति की क्रिया के लिये 
देश और काल (509८8 और ६:76) का आधार अत्यंत आवश्यक है । 
इस तरह चतुभु जीरूप में शंखचक्र को ऊपर उठाकर भक्तों ने यह बता 
किया है कि बच्यपि परमात्मा साधिस्थितिसश्रयहारो है तथापि प्रधानता 


भारतीय भक्तिमाग 


रूप के अनुसार लीला और धाम की चर्चा की । उपासक किसों भा 
“नाम” और किसी भी “रूप? से परमात्मा का भजन करे सकता, 
है परन्तु यह आवश्यक है कि उसी नाम या रूप को परबह्म 
परमात्मा का--पूर्ण ब्रह्म का--नाम रूप समझे । अन्यथा या तो वह! 
अपूर्णता की ओर परानुरक्ति रखने लग जायगा या अ्रनन्यता के 
अभाव मे अटल भ्रद्धावांन न बन सकेगा। ये दोनों स्थितियाँ भक्ति के 
लिये घातक हैं । 


भारतीय भक्तिमार्ग में पूर्ण ब्रह्म, जैसा कि पहिले कटद्दा गया है, 
अकसर तोन तरह के नामरूप से व्यक्त किया जाता है। पहिला नामरूप 
है “देवी?” दूसरा “शव” और तीसरा “रिष्यू ! | ये नामरूप किसी 
समय भल्ते ही कल्पित रहे हों परन्तु आज दिन तो ये एकदम सत्य, 
निश्चित गोर प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। जो इच्छाशक्ति ( क्षा)] ए0ज़७० ) के 
रहस्य को भी भाँति जानते हैं वे यह भी भली भाँति समझ सकते हैं 
कि उपास्य के विपय में कल्पना ही सत्ता का रूप घारण कर लेती है%। 
उपासना के लिये उपास्य के विशिष्ट व्यक्तित्व की आवश्यकता हो ही 
जाती है और इसी आवश्यकता की पूर्ति में इश्देवों का आविर्भाव भी 
हो दी जाता है । इस तरह भक्तो की इच्छाशक्ति के सद्दारे वह निगु ण 
निराकार परमात्मा देवी बनकर, शकर बनकर, विष्णु--रास अथवा 
उसमें जगद्रक्षा ( स्थिति ) के भाव की ही है । इसो प्रकार उनके वस्त 
वर्ण आदि का हाल है । यह तो हुई रूप की बात | अब रही नामों की 
बात सो “विष्णुसदद्चवनाम”” की शकराचाय् वाली दीका देखी जावे कि 
किस प्रकार गुणों के अनुसार नामों की रचना की गई हे । 


९ विशेष विवरण के लिये लेखक का जीवविज्ञान नामक अ्न्थ देखा 
जावे | 


त्४ तुलसी-दशन 


कृष्ण--बनकर दर्शन देता और उनकी अभिलाषाए पूर्ण किया 
'करता हैं# | ४४ 
। उपास्य को--भगवान्‌ को--साकार मान लेने पर भी उनके प्रत्यक्ष 
-+दशन तो अकलसर हुआ नहीं करते | इसीलिये सामान्य भक्तों को स्थूल 
आलम्बन कौ--प्रतिमा कौ--अवश्यकता रहा करतो है | भागवत 
में आठ प्रकार की प्रतिमाओं का उल्लेख है|। उन सब में शैली 
प्रतिमा--पत्थर की बनी हुई प्रतिमा--ही स्वंसाधारण के लिये पूजार्थ 
अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है। विष्ण की शैल्ली प्रतिमा है शाज्ग्राम और 
शिव की नमदेश्वर | शकर की पाथिव प्रतिमा भी अपना विशेष 
महत्व रखती है$ | प्रतिमापूजन में पार्थिव पूजा का विशेष स्थान है । 


किननणाभीज जा लत न 





भी व्यक्त होता था। भक्तों को इच्छाशक्ति के कारण इन देवताओं की 
विशिष्ट सत्ता बन चुकी थी । परन्तु यज्ञों का महत्व जब से कम हुआ तब 
से इन देवताओं की भी महिसा घट गईं। बल्या ( अजापति ) का महत्व 
बहुत दिनों तक रहा परन्तु आखिर संसार को दुःखायतन माननेवाले तथा 
विधिविधान की सुदृढ़ »४ खलाओं को तोडने की इच्छा रखनेवाले मुसुक् 
जक्ञोग इस ससार के और इस विधिविधान के रचयिता को कहा तक 
प्राधान्य दे सकते थे ” इसलिये बह्मा को उपासना के बहिष्कार में अनेक 
पौराणिक कहानियाँ रच दी गई । 
' अग्नो क्रियावतामस्सि हढि चाहं मनीषिणास | 
प्रतिमा स्वव्पलुद्धोनां ज्ञानिनामस्सि सवतः ॥--अग्निपुराण 
* शैली दास्मयी लोही ल्लेप्या क्ेख्या च सेकतो । 
मनोमयी मणिमयी पअतिमाष्टविधा रखता ॥--भागवत ११।२७।१ हे 
$ सुराच॑नचन्द्रिका श्रादि आधुनिक अन्धों तथा बद्यवेवत्त आदि 
पुराणअन्यों मे इन प्रतिसाओों के आकार प्रकार भौर फलाफल का विस्तृत 
विवेचन है । 


भारतीय भक्तिमाग 8 


प्रतिमा के अनुकूल मन्दिररचना का विधान है। उसकी बनावट तथा 
सफाई आदि ऐसी रखी जाती है जिससे सात्विक भावों का आप ही आप 
उद्बेक हो। वह समाधियों का विकसित रूप है अथवा कन्दराशओं या 
मानवी आश्रय स्थानों का, इस पर प्रकाश डालने का यह अवसर नहीं 
है। इस प्रसग मे इतना ही जानना अलम्‌ है कि मन्दिरस्थ प्रतिमापूजन के 
सम्बन्ध मे अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग आवश्यक 
कम बताए गये हैं और २२ “मन्तु” ( भन्दिर की सफाई आदि मे 
असावधानियाँ तथा ऐसी ही बातें ) अपराध की कोटि में सम्मलित हैं। 
विशेष विवरण के लिये नारदपश्चरात्र आदि ग्रन्थ देखना चादिए | 

जो मनुष्य परमात्मा को एक प्रतिमा अथवा एक मूर्ति में बाँध 
रखेगा वह स्वयं सकीण बनता जायगा। असल मे तो मूर्तिपूजा का 
उद्देश्य यह है कि कगवत्सान्निध्य का भाव इृढ़ करके भक्त लोग उस 
सर्वान्तर्यामी की ओर आप ही आप प्रकृष्ट अनुरागपूर्ण द्वो जायें । 
श्रीमद्सागवत में क्या ही अच्छा कहा गया है-- 

अचांदावचयेत्तावदीश्वर मा स्वकर्मकझृत | 

यावन्नवेद स्वहृदि स्ंभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥ सागवत ३।२६।२६ 

यो माम्‌ सर्वेषु सूतेषु सन्‍तमात्मानमीश्वरम्‌ । 

हित्वार्चा भजते मौव्याव भस्मस्येव जुद्दोति सः || भा० ३।२६।२२ 

योगवशिष्ठकार ने भी कहा है-- 

अक्षरावगमल्नब्धये तथा स्थूलवत लद्दपः्परिग्रहः । 
शुद्धु बुद्ध परिलब्धये तथा दारुसुण्मय शिन्नामय।चेनम ॥ 


अतएव वेष्णवाचायों' ने भगवान्‌ के पाँच प्रकार के अ्रवतारों की 

बात कद्दी है। वे अवतार हँ--(१) अच्चो (प्रतिमाए---जगन्नाथ रामेश्वर 

आदि स्थायी-..विश्नह, शालग्राम नमदेश्बर आदि अन्य विम्रह) (२) 

विभव (मत्स्य, कच्छुप, परशुराम आदि अशावतार) (३) व्यूह (वासु- 

देव, सकषण प्रथ म्न ओर अनिरद्ध अ्रथवा राम, लक्ष्मण भरत और 
भू 


६६ तुलसी-दर्शन 


शत्रध्तन, जो परमात्मा, जीव, मन और अहकार के प्रतिरूप हैं) (४) पर 
(पूर्णावतार--राम कृष्ण आदि जो परमात्मा और सर्वान्तर्यामी होते, _ 
हुए भो व्यक्तित्वविशिष्ठ है---?०:७०॥०) (500 हैं) और (५४) अन्तर्यामी 
(बे निराकार परमात्मा जो घटघटवासी अविनाशी और परमकल्याण 
देनेवाले हैं--77[0078078) (५०0) । कुछ श्राचार्यों ने इन अवतारों 
को प्राधान्य दिया हे | कुछ ने इनको गौणता दी दे । कुछ ने इनका 
खण्डन करते हुए कहा है कि परमात्मा का अ्रसली स्वरूप तो अवार- 
6 ॥ की हैं। यह अपनी अपनी समझ की बात है । 

तांसरा अद्भ है पूजादब्य । इन द्वव्यों में कलश, शख, घढी और 
दीप अपनी महत्ता के कारण स्वय पूजनीय बन गये हैं | कलश मे तो 
ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवी का श्रावाइन& हो जाता है | सभव 
है यह वेदिक वरुणदेव का प्रतोक हो । शख और घण्टानाद असिष्ट- 
निवारक, शक्तिवधक और एकाग्रता लानेवाले होते हैं| दीपक घी 
अथवा कपूर को भस्म कर वायुमएडल शुद्ध करता है और भगवत्‌- 
प्रतिमा पर कई दृष्टिकोणों से प्रकाश डालकर सौदयंत्रुद्धि करता है । 
वह यज्ञ का एक छोटा सा रूप भी है क्योंकि जब तक दौपक जलता है 
तब तक समभना चाहिये कि अग्नि में घी की श्रथवा कपूर की आहुति 
भी होती रहती हे। इन बस्तुओं के अतिरिक्त घोड़शोपचार मे काम 
आनेवाले दूसरे पदाथ (पञ्माम्ृत, बस्र, यज्ञोपवीत, पुष्प, चन्दन, नेवेद्य, 
ताम्बूल आदि) भी पूजाद्रब्यों मे आवश्यक माने गये हैं। भिन्न भिन्न 
प्रकार की पूजाओं म॑ भिन्न,भिन्न पूजापात्र भी रहा करते हैं । 
.. चौथा अडच्ध हे (अ 52 | मानसिक पूजा के लिये तो ध्यान आदि 


हट 


की विधियाँ हैं परन्तु मूतिधूंजको के लिये षोड़शोपच्रार पूजा बहुत उनच्तम 


अिलनअक 





$& कलशस्य भुखे विष्णु कणयठे रद! समाश्रितः । 
सुद्धे तस्य स्थितो अह्मा सध्ये सातृगणाः स्मृताः || आदि 


भारतीय भक्तिभाग ६७9 


बताई गई है। सोलह उपचारों के निर्यय में कहीं कहीं थोड़ा मतभेद 
मिलता है परन्तु आवाहन, आसन, अध्य, पाथ, आचमन, स्नान, वस्त्र, 
यशोपवीत, चन्दन अक्षतादि, पुष्प तुलसी आदि, धूप, दीप, मैवेद्य, 
जल, आचमन, ताम्बूल, फल, नौराजना, परिक्रमा आदि को सभी 
आचायों ने आवश्यक समझा है ओर घटाबढाकर इन्हीं को सोलह 
उपचारों में विभक्त कर दिया है। किसी सम्रान्त अतिथि का जिस 
प्रकार और जिस क्रम से सत्कार किया जाता है ठीक वही क्रम अर्चा 
के इस षोड़शोपचार मे रखा गया है। आवश्यकतानुसार षोड़शोपचार 
के बदले पचोपचार पूजा--चन्दन, अ्रक्षत, धूप, दीप, नेवेंद वाली 
पूजा--भी प्रशस्त मानी जाती है। 

शौचवाँ अंग है मन्नजप | मत्रों की शक्ति.बड़ी. प्रल ओर एकदम 
प्रत्यक्ष रहती है । सपविष सरीखी भयकर भौतिक वस्तु मत्रों की शक्ति से 
अब भी नष्ट कर दी जा सकती हे&। परन्तु सब मत्र सब को सिद्ध नहीं 
हो सकते | किस मनुष्य के लिये कोनसा मत्र उपयुक्त होगा और वह 
मत्र उसे किस प्रकार सिद्धिदायक बन सकेगा, आगम शास्त्रों मे इस 
विषय का बडा विचार किया गया है। इन बातों को भली भाँति सम- 
भने वाला व्यक्ति ही “गुरु” पद का अधिकारी द्वोसकता। गुर न 
केवल साधक की प्रकृति पहिचान कर उसके उपयुक्त मत्र ही बता 
सकता है बरन्‌ वह अपनी मानसिक शक्ति से उस मन्र को प्रभावित 
करके खाधक का विशेष कल्याण भी कर सकता है। इसीलिये शुरु कौ 
इतनी महिसा कही गई है ओर गुरुसुख ही से मत्न प्रात करने का 
विधान बताया गया है | प्रणवमत्र ( $“ ) ही परमात्मा का प्राचीनतस 
मन्र है क्योंकि नाद और विदु का मूलरूप होने से वही सम्पूर्ण शक्तियों 


कदम लोगों ने सर्पविष के सम्बन्ध में मनन्‍्त्रों के ऐसे अनेक सफल 
प्रयोग देखे हैं । 


६ तुलसौ-दशन 


का केन्द्र है। वही विकसित होकर गायत्रीमत्र बन गया । गायत्री अपनी 
महिमा के कारण वेदमाता कहाई। उस भन्र के अनुकरण मे अन्यान्य 
गायत्रियाँ बनीं । प्रत्येक देवता के चतुथ्य॑न्तरूप के पहिले ४» और 
पीछे नमः लगाकर अनेक मत्र बना लिये गये। श्रन्य अनेकानेक देव- 
मन्नों की इसी प्रकार सृष्टि होती चली गई। कुछ अ्रक्षरों के विशेष सथोग 
से भी ख़ास ख़ास मत्र बन गये हैं। साबरमत्र तो कुछ ग्रथ न रखते 
हुए भी बड़े प्रभावशाली रहा करते हैं। जिन मत्रों के द्वारा सिद्धि 
सुगम और निश्चित हुई वे विशेष महिमावान्‌ समझे गये | ऐसे ही 
मत्रों का जप प्रशस्त समझा जाता है। मनत्रजप से पश्चतत्व का+- 
गुरुतत्व, मन्नतत्व, मनस्तत्व, देवतत्व और ध्यानतत्व का बडा महत्व 
है#। परन्तु इन तत्वों पर अब यहाँ अधिक विस्तृत विचार करना 
अनावश्यक है | 

मदश्रद्धागलों के लिए बैधी भक्ति बहुत उपयुक्त है। अनेक 
प्रकार की फलप्रापि के लोभ से, अथवा यों भी विश्वास की दृढता के 
अभिप्राय से वे भाति भाति के बाह्य विधानों भें दत्तचित्त होते हैं और 
इस प्रकार इच्छाशक्ति और आस्तिक्य भाव की वृद्धि करके अवश्य ही 
लाभ उठाते हैं। आचारयों ने तो इसी दृष्टि से भावद्दीन क्रिया तक को 
मान दिया है। तीथयात्रा, ब्रत, उपवास, देवद्शन और मत्रजप, वेष- 
भूषा तथा तिलकादि के बाह्य नियम इसीलिए, अन्धश्रद्धा की हद तक ( 
भी अच्छे दी बताये गये हैं। परन्तु यह न भूलना चाहिये कि बैधी, 


&& पतञ्चतत्वविहीनानाँ कल्तो सिद्धिन॑ ज्ञायते | तन्न्रसार । 
तत्वज्ञानमिद श्रोक्त चैष्णवे शणु यत्नतः 
गुरुतत्व मन्नतत्व॑ मनस्तत्व सुरेश्वरि । 
देवतत्व ध्यानतत्व पदञ्चतत्व॑ चरानने ॥ 
निवांणतंत्र ( देखिये विश्वकोष खंड १२ घू० ४४१ ) 


भारतीय भक्तिमाग ६९ 


भक्ति का उच्चा उद्देश्य है रागात्मिका भक्ति का उद्देक। इसलिए ' 
भावदहीन क्रिया को अनावश्यक महत्व देना उचित नहीं। आचार्यों ने 
यह बात खूब समझी थी इसीलिये चमत्कारिक वैधी पूजा की ओर लोगों 
को आकृष्ठट करते हुए भी वे इसे अधिकाधिक जटिल बनाते चले गये 
हैं। कोन आसन निषिद्ध है, कौन प्रशस्त है, कौन फूल किस देवता के 
लिए, उपादेय अथवा देय है, किस मुहृ्त में कौन सा देवकर्म क्रिस 
प्रकार करना ओर किस प्रकार न करना चाहिये आदि आदि बाते 
इतनी जटिल हैं कि साधक को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 
निर्दोष वैधी भक्ति पूरी कर ले जाना असभव ही सा रहता है& | परि- 
णाम यह द्ोता है कि या तो वह अपनी वेधी भक्ति की शुद्धता की 
ओर अधिकाधिक प्रयत्न करता जाता है जिसके कारण उसकी सगवज्निष्ठा 
झोर सकल्पशक्ति दिनदिन प्रबल होती जाती है या फिर वह अपने 
विधान की अ्रपूर्णता श्रथवा सदोपता के लिए इष्य्देव से क्षमायाचन 
में अधिक ध्यान देने लगता है जिसके कारण रागात्मिका भक्ति उसके 
अधिकाधिक समीप द्दोती जाती है। 

जो तीब्र श्रद्धावाले जीव हैं उनके लिए तो फिर रागात्मिका भक्ति 
का द्वार खुला ही है | इस रागात्मिका भक्तिवाले लोग बाह्य विधिविधानों 
का बहुत कम रद्दारा लेते हैँ | वे तो विधिनिषेध की मर्यादाओ्ं की भी 
परवाह नहीं करते | प्रेमोन्‍न्माद में लोकबाह्य हो जाना उनके लिये 
मामूली बात दहै। 

पगवतुप्रेम ही रागात्मिका. भक्ति-का स्वृस्व है। परन्तु इस प्रेम का 
उद्रेक किन अवस्थाओं में किस प्रकार हो जाता है इसके विषय में 
निश्चित रूप से कुछु कहना बहुत कठिन है। कभी तो दुनिया के कमफट 


अधिक नहीं तो आहिकसूत्रावली देखफर ह्वी इन निषिद्ध और 
प्रशस्त कही जाने वाल्षी चहुत स्री बातों को जानकारी द्वो सकती है | 


७० तुलसी-दर्शन 


हमें आत्त बनाकर भगवत्प्रेम की ओर प्रद्ृत कर देते हैं। कभी हमारी 
जिज्ञासाप्रवृत्ति हमे उस प्रेम के पथ पर अ्नायास ते जाती है। कभी 
अर्थार्थी बनते बनते हम उसके प्रेम के मिखारी बन जाते हैं। और 
कभी तुत्वज्ञान का पूर्ण अनुभव होने पर भगवत्परम का उद्रेक आप ही 
आप दोने लगता हे& | अपनी अपनी रीौक और बूक के अनुसार कोई 
उनके रूप पर रीभता है कोई गुणों पर कोई महिमा पर | कोई उनका 
दास बनना चाहता है कोई मित्र ओर कोई श्र्धाज्ष । कोई उनके स्मरण 
मे ही प्रेम के उद्रेक का अनुभव करता है कोई पूजा मे और कोई 
विरह्भाव में | जिस भावुक भ्रद्धालु के हृदय में अपनी प्रवृति और 
परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार कौ आसक्ति का उदय हो उसी का 
हढ सहारा लेकर वह भगवत्प्रेममा्ग मे अग्सर हो सकता है। महर्षि 
नारद के अनुसार ऐसी आसक्तियाँ ग्यारह प्रकार की हैं यथाः--( १) 
गुणमहात्म्यासक्ति (२) रूपासक्ति (३) पूजासक्ति (४) स्मरणसाक्ति (९) 
दास्यासक्ति (६) सख्यासक्ति (७) वात्सल्यासक्ति (८) कान्तासक्ति (९) 
आत्मनिवेदानासक्ति (१०) तन्‍्मयासक्ति और (११) परमविरहासक्ति& | 
इनमें से किसी एक आसक्ति के सहारे मनुष्य शम्प्रत्मिका भक्ति का पूर्ण 
साधुय प्रास कर सकता है | यदि ऐसी आसक्तियाँ न हों तो अ्रन्य उपायों 
में भी अपने छृदय में भगद्येम का उद्बरेक कराया जा सकता है| 
महत्पुरुषों की सेवा, धमम में श्रद्धा, इरिगुणकीसंन आदि साधन ऐसे हैं जो 
कालान्तर में प्रेमोद्रेक करा ही देते हैं। आचार्य मधुयूदन सरस्वती ने 
चतुर्विधा भजन्ते साम्‌ जनः सुकृतिनोउजु न । 
आतों जिज्ञासुरथां्थी ज्ञानी च मरतर्षभ ॥ गीता ७१६ 
शिणमहाक्यास्क्ति रूपासक्ति पूजासक्ति स्मरणासक्ति दास्यासक्त 
सल्यासक्ति कांतासक्ति वात्सल्यासक्त्यात्मनिवेदनासक्ति तन्‍्मयासक्ति प्रम- 
विरद्दासक्ति रूपा एकधाप्येकादशधा भवति ॥--नारदुकृत भत्तिसूत्र २ ॥ 





भारतीय भक्तिमाग छह 


रागात्मिका भक्ति की ऐसी ११ भूमिकाए बताई हैं जो इस प्रकार हैं।-- 
(१) महत्सेवा (२) तद॒यापात्रता (३) तद्धम में श्रद्धा (४) हरिशुणभ्रति 
(५) रत्यड्डरोत्पत्ति (६) स्वरूपाधिगति (७) प्रेमब्ृद्धि (८) परमानन्द- 
स्फूति (९) स्वतःमगवद्धर्मनिष्ठा (१०) तद्गुणशालिता और (११) प्रेम 
की पराकाष्टा । फिर इतना तो निश्चित है कि श्रद्धा-ओर विश्वास के 
बिना रागात्मिका भक्ति का उद्रेक कभी होगा ही नहीं यदि भगवान्‌ कौ 
ओर श्रद्धा और उनके अस्तित्व पर हमें पूर्ण विश्वास है तो »४ गार 
हास्य करुणा अद्ध त आदि रसो के समान कभी न कभी अपनी अलु- 
कूल परिस्थिति में भगवत्प्रेम का रस भी तरमित हो सकता है| भगवरत्पेम- 
रस अथवा भक्तिरस के विवेचन में श्री रूपगोस्वामी का हरिभक्ति 
रसामृतसिधु नामकगभ्रन्थ देखने ही लायक है। सुनते हैं हरिभक्तिविलास 
भी इस सम्बन्ध का एक उत्तम अन्थ है। और भी झनेकों ग्रन्थ इस 
दिव्यरस के भाव विभाव सचारीभाव आदि की चर्चा करते हैं। यहाँ, 
भी इस रससामग्री का सक्षिप्त परिचय दे देना समुचित ही होगा । 
,भक्तिरस में इृष्टदेव ही आलम्बन विभाव हैं | उनके सम्बन्ध के सभी 
विचार और सभी सामग्रियाँ उद्दीपन विभाव हैं | स्तंभ, स्वेद, रोमाच 
स्वरभग, वेपथु, अश्र श्रादि अनुभाव हैं।ये अनुभाव भक्तिभाव के 
सूचक भी हैं और प्रवधक भी | सचारीभाव इस रस के सहायक अग 
हैं। उनके सहारे साधक कभी ईश्वर से रूठता है, कभी उन्हें मनाता 
है, कभी उलाहना देता है, कभी अपना दैन्य प्रदशन करता है, कभी 
अधीर हो उठता है, और सुस्थिर चित्त से उनकी श्र तन्मय हो जाता 
है | हृदय के प्रायः सब भाव भक्तिरस मे परिणत किये जा सकते हैं। 
4 देखिये मधुसूदन सरस्वती यतिवर विरचित 'श्रीभगवदभक्ति- 
रसायनम्‌” । थे गोस्वामी ज्ञी के समकालीन लब्धप्रतिष्ठ चेदान्ती थे। 
रामचरितसानस पर इन्हीं की सम्मति कली गई थी | 


७२ तुलसी-दशन 


नवों स्थायी भावों में रति का स्थायी भाव बडा प्रबल और रागात्मिका 
भक्ति के सवथा उपयुक्त है इसलिये रागात्मिका भक्ति के प्रकरण में इसी 
बीजभाव को विशेष महत्व दिया गया है। आ्राचार्यो ने इस स्थायीसाव 
से दास्य, वात्सल्य, सख्य, शान्त और मधुर इस प्रकार के पाँच रस 
विकसित किये हैं। अपनी अपनी रुचि के अ्रनुसार भक्त लोग इन रसों 
को ग्रहण करते हैं| जब भावातिरेक में उपास्य और उपासक का हैत 
मिट जाता है तब उस सरस अवस्थाविशेष को महाभाव कद्दते हैं। यह 
महाभाव मोहन और मादन इस प्रकार के दो भेदों में विभक्त किया 
गया है | इसी प्रकार भक्तिरस की शाखा प्रशाखाओं का विस्तार है | 
एक बात और है । मक्तिरस में विरह का विशेष गौरब है| सुयोगावस्था 
की अपेक्षा वियोगावस्था में भाव की बड़ी तीव्रता रह्य करती है | भक्त 
के हृदय में आराध्य के लिए जो आकषण रहता है वह अपनी उत्तेजना 
के लिए. उसे विरद्यासहिष्णु बनाकर यद्यपि प्रत्यक्ष भें झलाता ओर हाय 
हाय करता रदह्दता है तथापि परोक्ष में इष्टदेव के ध्यान को अधिकाधिक 
स्पष्ट ओर निकट करता हुआ वह उसे--भक्तहदय को--अधिफाधिक 
अनिवचनीय शान्ति देता जाता है। इस शान्ति मे जो प्रक्ृष्ट माधुय 
रहता है| वह अनुभव से ही जाना जा सकता है। परमभक्त लोग इसी 
लिये अत्यन्त सयोगावस्था वाली मुक्ति कौ कामना छोड़कर आकर्षण- 
प्रधान भक्ति ( भेद भक्ति ) ही को बनाये रखना चाहते हैं | 

जो किसी सासारिक कामना की पूति के लिये भक्ति करता है वह 
व्यवसायी है क्योंकि वह निश्चय ही इष्टदेव की अपेक्षा अपनी कामना- 
पूति को अधिक महत्व दे रहा है । ससार को. सभी वस्ताए नश्बर हैं 
कि हे लू बृत्रकर इधदेव की उपासना, में रत रहना ही 
सच यह बात नहीं ह कि रुकाम भक्ति का कुछ फैले ही 
नहीं दोता | इष्टदेव अपने भक्त को सब अभिलाधाए अवश्य पूर्ण 
करते हैं। परन्तु जब हम भक्ति के बल पर स्वय दृष्टदेव को अपना 





भारतीय मक्तिमाग ७३ 


बना सकते हैं तब उस असीम बल को संसार के नश्वर पदार्थों 
की प्राप्ति में नष्ट कर देना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। अब 
प्रश्न यह होता है कि जब कोई कामना ही न रही तो फिर इृष्टदेव अपने 
केसे बनते हैं और वे भक्त को अ्रभ्युदय ( इस लोक का सुख और 
ऐश्वय ) तथा निः्श्रेयत ( परलोक का कल्याण ) किस प्रकार प्रदान 
करते हैं। इसका सीधा उत्तर इस प्रकार है। प्रेम का आकर्षण यदि 
सच्चा है तो उसका असर दोनों ओर हुए बिना नहीं रहता । हमारा तथा 
इष्टदेव का परस्पर आकषण दोने से हम दोनों कृतज्ञता के स्नेहसूत्र में 
बंधे रहते हैं और फिर परिणाम यह होता है कि जिस प्रकार हमें उनके 
ही इशारों पर चलना, उनकी रुचि के कार्य करना और उन्हीं के लिये 
अपना सवंध्व न्योछावर कर देना सदा पसन्द आता है उसी प्रकार उन्हें 
भी हमें अपना लेना, हमारी रक्षा करना ओर हमे सुखी बनाए रखना 
हमेशा पसन्द आता है | यदि ऐसा न भी हो और हमारे इशष्टदेव हमारे 
न भी बने तो भी थे हमारे हृद्गत प्रेम के अनुपम भाधुय को तो हमसे 
छीन न लेंगे। ,भक्तिरस में स्वय ही इतना श्रपूष आनन्द भरा हुआ है 
कि उसके आगे मुक्ति का आनन्द भी फौका पड़ जाता है। तब फिर 
इस आनन्द को सासारिक कामना के कीचड़ से गेंदला कर देना बुद्धि- 
मानी नहीं। इसलिये बास्तविक भक्ति वही है जो वैराग्य की नीव पर 
स्थित-हो | 

सच्ची भक्ति के लिये जिस प्रकार वैराग्य एक प्रधान अग है उसी 
मी वेकन विवेक भी | सब कुछ इष्देव का समऋऊता ओर सब से इश्देव ही' 
को देखना यही विवेक का प्रधान लक्षण है । जिस भक्त में ऐसा विवेक 
हुआ वही स्वर्थ तरकर दूसरों को तार सकता है और उसी से लोक का 
वास्तविक कल्याण होता है। 





गुरु चतुरनाम बपु एक” ( नाभादास ), वरन्‌ उन्होंने यह भी कहा है 
कि “मेरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम तें अधिक रामकर दासा” 
( तुलसीदास )। 
प्राचीन आचायों ने नवधा भक्ति के क्रम पर बहुत जोर दिया है। 
भक्ति के वे नव साधन अथवा अज्भ इस प्रकार हैं --(१) श्रवण (२) 
कीतन (३) स्मरण (४) पादसेवन (४) अचन (६) वन्दन (७) दास्य 
(व)) सख्य और (९) आत्मनिवेदन | ये नव प्रकार के अग बैधी तथा 
रागात्मिका दोनों प्रकार की भक्तियों को अपने में समेट लेते हैं। श्रवण 
कीर्तन और स्मरण द्वारा भ्रद्धा की वृद्धि करके पादसेवन श्रचन और 
बन्दन द्वारा विश्वास की दृढता प्राप्त करमी चाहिये । तब क्रमशः दास्य 
सख्य और आत्मनिवेदन द्वारा रागात्मिका भक्ति का सच्चा आनन्द 
मिलने लगेंगा। शास्नरोक्त नवधा भक्ति का यही क्रम है। जिन लोगों ने 
केवल रागात्मिका भक्ति ही पर विशेष ध्यान दिया है उन्होंने अपने 
ढग की नयी नवधा भक्ति बताई है। इस प्रसंग में अध्यात्म रामायण 
का वह अश देखने योग्य है जिसमे शवरी के प्रति भगवान्‌ राम ने 
नवधा भक्ति कही है | 
रागत्मिका भक्ति के प्रेमी लोग अन्न, व[णी ओर क्रिया-इन तीनों का 
सच्चा उपयोग करने के लिये मन से प्रेम, वाणी से जप ( और 
कीचन ) तथा क्रिया से सत्सज्ञ ( और धर्माचरण ) करते रहने की 
को सदैव सलाह दिया करते हैं। रागात्मिका भक्ति के ये तीन परम 
"धान साधन हैं। 
गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान्‌ के सच्चे और -अप्क्‍्के प्रेमी ये 
इसलिये रागात्मिका भक्ति की ओर उनका कुकाव रहना स्वासाव्रिक 
उन्होने भक्ति के साधनों मे रागात्मिका भक्ति वाले साधनों ही का 
विशेष उल्लेख किया है। भक्ति के आनन्द के. लिये ही भक्ति की जाय 
यही मोस्वामी जी को अभीए जान पड़ता है। उन्होंने विरति और 


भारतीय भक्तिमाग ७५ 


विवेक की सुटढ नीव पर ही अ्रपनी भक्ति के भव्य भवन का निर्माण 
किया है | उनके उपास्य का यद्यपि “राम” नाम और “रघुनाथ” रूप 
है परन्तु यह नामरूप भी इस खूबी के. साथ वर्णित हुआ है कि वह 
विभिन्न नामरूपधारी उपास्य के प्रेमियों को भी बरबस अ्रट्नी श्रोर 
आक्ृष्ट कर लेता है। गोस्वामी जी की वर्णनशैली के जादू से मन्द 
श्रद्धा भी तीज़ता को प्रात हो जाती है इसलिये रामचरितमानस का 
सहारा लेने वाले व्यक्ति को वैधी भक्ति के कमक्टों मे उल्भने की 
आवश्यकता नहीं | गोस्वामी जौ ने प्रतिमापूजन झादि वैध्ी भ्क्ति.क्े... - 
साधनों को निनदनीय नहीं कहा है.परन्तु उनके लिये कहीं विशेष आग्रह 
भी नहीं क्िया-है। उन्होंने तो इन विधिविधानमय साधनों को द्वापर 
त्रेता की चीजे कहा है | इस तरह बे यद्यपि भाव ही को हर कहीं प्राधान्य 
देते हैं तथापि प्रसदड्भधवश कहीं कहीं भावहीन क्रिया ओर अरद्धश्रद्धा तक 
को उपादेय कह देते हैं। तीर्थों की महिमा, वेष की पूजा, यत्रवत्‌ 
नामोच्चारण, आदि ऐसे ही विषय हैं। इन्हीं विषयों के कारण कई 
लोगो ने तुलसी-सिद्धान्त पर आक्षिप मी किये हैं । परन्तु पूर्वापर सम्बन्ध 
मिलाकर यदि इन प्रसगो पर अथवा इन विषयो पर विचार किया जाय 
तो विदित होगा कि गोस्वामी जी ने इन्हें एक समुचित सीमा तक ही 
उपादेय कद्दा है। उनका ऐसा कहना अनुचित नहों माना जा सकता । 
गोस्वामी जी ने अगवद्येम से भगवतूतन्मयत्व की प्राप्ति का रोचक 
वर्णन तो किया ही दै साथ ही उन्होने भगवदूविरोध से मी भगवत्‌- 
तन्‍्मयत्व की प्राप्ति का हाल बड़े अच्छे ढंग से कहा हैे। भमगवत्तन्मयत्य 
ही जीव का मोक्ष है क्योंकि अपूर्ण जीव का पूर्णपुरुष भे तन्‍्मय हो 
जाना ही अपनी अपूर्णताओ से मुक्त हो जाना है। यह तन्मयता चाद्दे 
द्ष्रमाग से हो चाहने प्रेममाग. से । दानवों ने दंघमार्ग से मुक्ति पाई। 
मानवों ने प्रम्माग से सुक्ति ओर अक्ति ( परम आनन्ददायिनी भेद- 
भक्ति ) दोनों ही इच्छानुसार पाई | एक बात और है। गोस्वामी जी 


भक्तिमाग केवल व्यष्टिके कब्याण की बात लेकर द्वी नहीं चला है। 
इसलिये उसमे साधुमत ओर लोकमत दोनों का समन्वय है। 


(३) भक्तिमार्ग के गुणदोष 


इस माग का पहिला गुण तो यह है क्रि यही वास्तव में लोकधम 
कहाने योग्य है । श्रीमद्मागवत के अनुसार कामनावान्‌ क्रियाशील 
व्यक्तियों के लिये कममागं, वेराग्यशील और तार्किक प्रब्ृत्तिवालों के 
लिये ज्ञानमार्ग तथा मध्यमादवृत्तिवालों के लिये भक्तिमाग है & | जनता 
अधिकाश में मध्माइत्तिवाली (न एकदम विरक्त न एकदम अतिसक्त ) 
होती है। इसी लिये भक्तिमार्ग सवंसाधारण को सदेव रुचिकर रद्दता 
आ्राया है। यहाँ एक बात जान लेने योग्य है। वास्तव में तो कम 
भक्ति और ज्ञान इन तीनों के समन्वय के बिना कोई माग शुद्ध दो ही नहीं 
सकता । इसलिये विशुद्ध भक्तिमार्ग भी असल में समन्वय मार्ग ही है |: 
जिसमें कर्म का अश विरति ( अ्रनासक्ति ) के रूप से और' ज्ञान का 
अश विवेक ( तत्वसाक्षात्‌कार ) के रूप से समाया हुआ है। समन्वय- 
मार्ग होते हुए भी इसमें प्रेम की प्रधानता है इसलिये यह भक्तिमार्ग 
कहता है। प्रेम प्रारम्भ से हो आनन्दप्रद दोता है इसलिये यह मार्ग न 








नाश आ्शशचणण"7 
अनीता निीी-सि जिशगाश रण 


& योगाख्नयों मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | 

ज्ञार्न कर्म व भक्तिश्व नोपायोडन्योडस्ति कुन्नचित ॥ 

निर्विश्णानां ज्ञानयोगो न्‍्यासिनामिद कर्मसु । 

तेष्वनिधिंण्णचित्तानां कर्मयोगसतु कामिनाम्‌ ॥ 

यदइच्छुया सक्तथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 

न निर्विश्णों नातिसको भक्ति योगोडसस्‍्य सिद्धि दुः ॥ 
भागवत-११।२०।६ से ८ तक 

विशेष विवरण के लिये ल्लेखक का “जीवविज्ञान”? देखिये | 


भारतीय भक्तिमार्गे ७७ 


केवल सुगम है वरन्‌ वैधा ही सुखद भी है। इस मार्ग मे न तो कठोर 
क्रियाओं की आवश्यकता है न गमभीर चिन्तन की | यह पथ किसी 
/मरुस्थल के पथ के समान नहीं है जो समाप्त होकर द्वी हमे कृतकृत्|वता 
प्रदान करे--दरित भूमि के दशन करावे। इसे तो श्रविनाथी शौना- 
बाज़ार का बह राजपथ समझना चाहिये जिसके पद पद पर आनन्द ही 
आनन्द है । 

इस मार्ग का दूसरा शुण यह है कि इस पर चलकर मनुष्यन 
केवल भुक्ति और मुक्ति के फल प्राप्त कर सकते हैं वरन्‌ लीला के 
अनुपम आनन्द का भी भरपूर उपभोग कर सकते हैं। यह मार्ग कोई 
मृगमरीचिका नहीं है। इष्टदेवों का श्रम्तित्व ठीक उसी प्रकार सत्य है 
जिस प्रकार उनके भक्तों का और भक्तों की भावनाओं का | मनुष्यों की 
इच्छाशक्ति अखड चैतन्य परबकह्म परमात्मा का द्वी चमत्कार है। इसलिये 
उस इच्छाशक्ति द्वारा इश्देव का निर्माण भी “भसगतन द्वित लागी” ब्रह्म 
का ही सगुण साकार बनना कहा जायगा। पूव॑ के महात्माश्रों ने इृष्टदेव 
की कल्यना करके उनके दशन कर लिये। जब एक बार इष्ददेव का 
दर्शनीय व्यक्तित्व बन गया तब तो परवर्ती मक्तो के लिये वह रूप और 
भी सुलभ हो गया है। विभिन्न स्थलों और विभिन्न समयो में विभिन्न 
व्यक्तियों ने एक ही इश्देव पर अपना ध्यान जमाकर उनकी सत्ता और 
शक्ति को ओर भी हृढ़ कर दिया हैं। राम और कृष्ण के समान ऐतवि- 
हासिक मद्दापुरुषों मे इृष्टदेवत्व का स्थापन होने से उनके व्यक्तित्व की 
सत्यता ती सामान्य जीवों के अ्रस्तित्व की सत्यता से भी अधिक सत्य हो 
गई है। ऐसे इष्टदेव अवश्य ही हमारी प्राथनाए, सुनते और हमारी 
मनोंकामनाए पूर्ण करते हैं। हमारी शक्ति समीप है ओर उनकी शक्ति 
असीम है । हम अपने प्रयक्ञ से जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं उससे अधिक 
झनायास ही उनकी कृपा से प्राप्त कर सकते हैँ। जब वे परबह्म परमात्मा 
ही हैं तव फिर उनके दरबार में कया कमी है। वे इस लोक के सब 


ष्द तुलसौ-दर्शन 


ऐश्बय हमे दे सकते है, परलोक के सब कल्याण हमे दे सफते हैं, मुक्ति 
की दिशय शान्ति हम दे सकते है, ओर प्रम के प्रमादमय लीलालावण्य 
में क्षी हमे मस्त बनाएं रख सकते हैं। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि 
इष्टदेव पर भक्ति करते हुए सी अ्रभीष्ट फलप्रापति शीघ्र नहीं होता। 
| ऐसी स्थिति में इष्टदेव के अस्तित्व पर ही शड्डा करने लग जाना अथवा 
भक्तिमाग को ही निन्‍्दनीय कहने लगना सरासर अनुचित है क्योकि 
/स्ाघक का प्रारब्ध, लोकसग्रद् की दूरद्शिता, अनुराग की अ्रपरिपक्कता 
आदि ऐसे अ्रभमेक कारण हो सकते हैं जिनसे हमारे इृष्टदेव फलप्रदान 
करते मे देर कर दिया करते हैं। 
# इस मार्ग का तीसरा गुण यह है कि इस पर चलकर हमारा हृदय 
शुद्ध सबल और सरस बन जाता है | थोड़ी देर के लिये यदि मान भी 
लिया जाय कि इष्टदेव का वास्तविक व्यक्तित्व हे ही नही अथवा यदि बे 
हैं भी तो हमारा पुकार की ओर उदासीन ही रहा करते हैं तो निश्चित 
है कि उनके सौंदर्यमय अस्तित्व पर श्रद्धा और विश्वास दृढ़ करते जाने 
से हमारे आस्तिक्य भाव, इच्छाशक्ति ओर प्रेमानन्द की बृद्धि द्ोती ही 
जायगी । इन बातों को तो कोई इमसे छीन नहीं सकता। आस्तिक्य 
भाव के कारण जहाँ एक ओर हम लोककल्याण के लिये प्रदत्त 
होते रहेगे वहाँ दुसरी ओर विषम परिस्थितियों मे भी भगवान्‌ का 
भरोसा रखकर एक सच्चे आशावादी की भाँति अपना पैय॑ अटल रख 
सकेंगे | इच्छाशक्ति की बृद्धि से तो हम न जाने क्या क्या पर्दाथ प्राप्त 
कर सकते हैं न जाने कैसे कैसे असाध्य कार्य सिद्ध कर सकते हैं| प्रेमा- 
नन्‍द की उपयोगिता के लिये जितना कहा जाय उतना ही थोड़ा है। 
मुक्ति का आनन्द अधिक महत्वपूर्ण है अथवा भक्ति का इस प्रश्न के 
उत्तर में बहुमत भक्ति के आनन्द ( प्रमानन्‍्द ) ही की ओर क्रुक रहा 
है । इस प्रेमीन्‍न्माद के लिये यह बिलकुल आवश्यक नहीं है कि प्रेम- 
पात्र इमारा दोकर रहे । यह भी आवश्यक नहीं दे कि वह हमारे प्रेस 


भारतीय भक्तिमाग ष्पश 


'ही देय अथवा गौण बता देना सरासर नासमककी है | कार्टो के डर से कोई 
गुलाब को हेय नहीं बताता । मच्छुड़ों के डर से कोई उपवनविह्ार नहीं 
बन्द कर देता | कछुओं के डर से कोई तीर्थ का स्नान नहीं छोड़ देता । 
गोस्वामी जी ने अपने भक्तिमार्ग को दोधों से बचाने की भरपूर ! 
चेष्टा की है | पहिले दोष को मिटाने के लिए उन्होंने भारत के सामान्य 
इष्टदेवों का सामझस्य कर दिया है ओर वह सामझख़स्य इस खूबी से 
किया है कि किसी इृष्टदेव की और द्वेष अ्रथवा तिरस्कार का भाव 
उठने ही नही पाता | दूसरे दोष को मिटाने के लिये तो उन्होंने स्वतः 
भगवान्‌ के मुह से कहला दिया है कि जो नरशरीर पाकर भी परलोक 
के लिये प्रवत्तनशील नहीं होता वद्द काल कमे श्रौर ईश्वर को मिथ्या दी 
दोष लगाता फिरता है। तीसरे दोप को मिटाने के लिए. उन्होंने बाह्य 
आडम्बर को--जठा रखाना, तिलक लगाना, मठ मदिर की पद्धतियों 
को पूरा करना आदि को-- अपने भक्तिपथ में कोई प्राधान्य दिया ही 
नहीं | फिर, न तो वे वबैधी भक्ति के विधानों ही पर घोर देते हैं, न 
अपनी भक्ति के प्रेम ओर सौन्दर्य को “सेब्यसेबकभाव” की मर्यादा से 
आगे बढ़ने देते हैं और न इस सेव्यसेवकराव ही को वे ऐसा अ्रमर्यादित 
होने देते हैं कि वह दास्यमनोव॒त्ति उत्पन्न करक आत्महन्ता बन जाय | 
बे तो उपयुक्त अवसर पर अहिसा के समान परमधघमे& को भी ताक़ू पर 
रखने को सलाइ देते हुए कद्दते हैं।-- 
सत संभु स्नीपति अपवादा | सुनिय जहाँ तह अ्रसि मरजादा । 
काटिय तासु जीभ जो बसाईं | सेवन मूदि न त चल्षिय पराई ॥ ३५-१,२ 
लोकसेवा के लिये ( जिसके समान और कोई धर्म नहीं है। ) वे 
प्राणों के उत्सग को भी प्रशसनीय कद्दते हुए लिखते हैंः--- 
परहित ज्ञागि तजइ जो देही | सन्‍तत सन्त प्रससद्दि तेही ॥ ४३-४, ९ 


4& परम धरम सत्र तिविदित अदिसा | €०४-६ 
 परदित सरिस घरसु नहि भाई | ४७६१-२४ 
दर 


तृतीय परिच्छेद 


जीवकोटियों 


जीवों के लिये जीव से बढ कर अध्ययन की वस्तु और दूसरी कोई 
नहीं हो! सकती । यदि दूसरी वस्तुश्नों का--जगत्‌ आ।द का--श्रध्ययन 
किया भी जाता है तो अपने लिये--जीवों के लिये---उनकी उपयोगिता 
का दृष्टिकोण सामने रख कर ही किया जाता है। इसीलिये भारतीय 
दाशनिकों ने अपनी विचारधाराओ को “जीव के कल्याण” पर ही 
विशेष रूप से केन्द्रित किया है | इसी परिपाणी का अनुसरण करते हुए 
हम गोस्वामी जी के सत्वसिद्वान्तों को पाँच परिच्छेदों मे विभक्त कर रहे 
हैं। पहिला परिच्छेद है जीव के सम्बन्ध का । दूसरा है जीवो के 
आदर्श--जीबों की पूर्णता--जीवों के ध्येय--के सम्बन्ध का | तीसरा 
परिच्छेद है माया के सम्बन्ध का--उस शक्ति के सन्बन्ध का जो जीव 
की अ्पूणता का कारण है अथवा यों कहिये कि जो जीव को अपने 
आदश से भिन्न रख रही हैं। चौथा परिच्छेद है भक्ति के सम्बन्ध 
का--उस शक्ति के सम्बन्ध का जो माया से विपरीत कार्य करती है 
अर्थात्‌ जों जीव को उसके ध्येय से मिला देती है ।& और पाँचवाँ 
परिच्छेद है जोबों के लिये उपादेय इस भक्ति के साधनों का | इस प्रथम 
परिच्छेद में इम जीवकोटियों की चर्चा करेंगे | ; 
९ देखी माया सब विधि गाढ़ी । अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचावइ जाही। देखी भ्गति जो छोरह ताही ॥ 
३१४६-१७, रैप 


जीवकोटियाँ ष्प्३ 


गोस्वामी जी ने “एवषयी साधक सिद्ध सयाने | त्रिविध जीव जग 
बेद बखाने? ( २७७-१३ ) कहकर जीवों को तौन कोडियों में विभक्त 
किया है। पहिली कोटि है विषयी लोगों की, दूसरी साधकों की और 
तीसरी सिद्धों को | सिद्ध लोग तो सिद्ध ही हैं उनके लिये भक्तिशासत्र का 
प्रयोजन ही क्‍या | साधक लोगों को ही गोस्वामी जी ने अपने रामचरिंत- 
मानस का अधिकारी माना दहै&। परन्तु इस कलिकाल में अधिक सख्या 
तो विषयी लोगों की ही है इसलिये गोस्वामी जी ने उनका खूब वर्णन 
किया है। वे यदि एक ओर साधकों को इनसे सावधान रहने की बात 
कहते हैं तो दूसरी ओर विषयियों को भी कल्याणमाग बताने में नहीं 
चूक रहे हैं। अपने तत्वसिद्धान्त को सवंजनरोचक काव्यचमत्कार में 
लपेट कर कहने का वही तो अभिप्राय है जो क्किनाइन की गोली को 
शक्कर में लपेट रखने का रहा करता है। । 
गोस्वामी जी जिस युग में उत्पन्न हुए उसमें विषयी जीवों कौ 
$& राम भगति जिन्हके उर नाहीं ) कबडहँ न तात कहिय तिन्ह पाहों ॥ 
क९८-२ 


यह न कहिय सठहीं हडसीलहिं। जो मन जल्ञाइ न सुनि हरिलीलदि ॥ 
कह्टिय न लोभहि क्रोधिहि कामिहिं । जो न भजह खसचराचर स्वामिद्दि ॥ 
द्विजद्वोहिहि न सुनाइय कबहूँ | सुरपति सरिस होइ नृप जबहेँ ॥ 
'रासकथा के तेट्ट अधिकारी । जिन्ह के सतसरगति अ्रति प्यारी ॥ 
गुरुपदप्मोति. नीतरत जई । द्विनलवक अधिकारी. तेई ॥ 
ताकहूँ यह विशेष सुखदाई । जाहि प्रानश्रिय सज्लरी रघुराई ॥ 

४०-८-११ से १६ 


| बिषयिन्द्र कहं पुनि हरिंगुन ग्रामा | स्वन सुखद अरु मन अभिरासा ॥ 
3६६९-१९ ६ 


>> तुंलसी-दशन 


भरमार थी। कलियणन मे मानों उन्होंने अपनी ही परिस्थिति का रूप 
खींचा है । वे कद्दते हैं-- 
नारि बिबस नर सकल गोसाई' । नाचहिं नट मरकट को नाई ॥४८८-६ 
गुनमदिर सुन्दर पति त्यागी। भजहि नारि परपुरुष अ्रसभागी॥४८८-८ 
बहुदाम सेंवारहि धाम जता | विषया हरि ल्ीनह रही विरती ॥४८६-६ 
कुलवन्ति निकाराहि नारिसती | गृह आनदि चेरि निबेरि गती ॥४८६-८ 
कल्निफाल ब्िहाल फिये मनुजा | नहि मानत कोड अनुजा तनुजा ॥ ५६०-३ 
उस समय धर्म कमे का तो कोई हिसाब ही न था क्योंकि-- 
कत्तिसमल अ्से धरम सब लुप्त भये सद अथ। 

दभिन्ह निज्रमति कल्षपि करि प्रकट किये बहु पथ ॥ ६८४७-१३, १४ 

स्वतः शासक भी--- 

“तप पापपरायन धर्म नहीं। करिदृइविडंब प्रजा नितही” ४८६६-१० 
थे | तब सामान्य लोगों के लिये यदि कटद्दा जाय कि “सत्र नर कह्पित 
करदिं अचारा। जाइ न बरनि अनीति अपारा” ( ४८८-२४ ) तो 
आश्चय ही क्या | ऐसी परिस्थिति मे मातापिता लोग स्वाभाविक ही उसी 
शिक्षा और सभ्यता की ओर अपने बच्चों को कुकाना चाहते थे जिससे 
उन्हें चार पैसों कौ--सासारिक सुविधाए सग्नह कर सकनेवाले साधनों 
कौ-प्राप्ति हो । 

मातुपिता बाल्कन्ह बोलावहि | उदर भरइ सोइ धरसु॒ सिखावहिं ॥ 

ए८पप८-११९ 
यह उद्रभर धर्म था यावनी रस्कृति वाला विलासितामय मुगल- 
दरबारी ठाठ | जो लोग धर्म की ओर कुछ भुकते भी थे वे-- 
श्रतिसम्मत दरिभगतिपथ संजुत विरति विवेक। 

तेहि न चलहि नर मोहबस कलपहि पंथ अनेक ॥ ४८३-३, 

इस तरद्द वे यावनी सस्कृतिपूण नये नथे पथ चलाकर भारतीयता पर 


जीवकोटियाँ प्प्ष्‌ 


ही गहरा धक्का लगा रहे थे | इन्हीं लोगों के कारण सन्तप्रवर गोस्वामी 
जी का हृदय परोपकार की भावना से प्रेरित होकर सद्धम सस्थापन के 
लिये विचलित हो उठा और परिणाम मे यह ग्रन्थरक्ष तैयार हो गया | 

ऐसी स्थिति में यह तो निश्चित ही हैं कि इस ग्रन्थ में श्रुतिसम्मत 
हरिभक्तिपथ की जितनी अधिक प्रशसा होगी विधषयवासना की उतना ही 
झधथिक निन्‍दा भी होगी | इस विषयवासना की निन्‍्दा का भाव गोस्वामी 
जी मे इतना अधिक है कि उन्होंने अपने भक्तिसमाग में अथवा अपने 
श्राराध्य के चरित्र में विलासिता की बास तक भी कहीं नहीं आने दी 
है। उन्होने पक्के बिषयी लोगो को असन्‍्तों की कोटि मे रखकर स्ंधा 
त्याज्य बताया है। गोस्वामी जी ने इस रुम्बन्ध मे देवताओं तक पर 
रियायत नहीं की। इन्द्रादि देव पुण्यकार्यों के फल्मांग के लिए ही 
स्वंगलोक तथा देवशगीर पानेवाले बताये गये हैं | तब्र॒ फिर वे भी 
निःसन्देह विषयी हैं *। जब वे विषयी हैं तब गोस्वामी जी की श्रद्धा 
के पात्र व कभी हो ही नहीं सबते | इसीलिये--- 

जो कामी क्ोलुप जग माही । कुटिल काक इच सबहि ढेराहीं ।| 

सूख हाड़ लेइ साथ सठ स्वान निरखि झूुगराज | 

छीनि लेइ जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिदि न ल्ञाज ॥ ६३-६५ से ८ 

तिनहिं सुदाइ न अवध बधावा | चोरदि चांदिनि राति न भावा ॥ 

१७४३-१४ 





# इस सम्बन्ध में गोस्वामी जी की निम्नलिखित पंक्तियों देखने 
योग्य हैं।--- 

दंव दनुज नर किन्नर ब्याला | प्रेत पिसाच भूत बेताला । 

इन्हकीं दूसा न कह बखानी | सदा काम के चेरे ज्ञानी ॥ ४३-२३६-४४-१ 
विषय बल्य सुर नर म॒नि स्वामी-३३७ २१ 

इन्द्विन्द सुरन्द्द न ग्यान सुद्दाई | विषयभोग पर प्रीति सदाई ॥ <०१ २२ 


८६ तुलसी-दशन 


ऊंच निवास नीच करतूती । देखि न सकहिं पराइ विभूती ॥ १७७४-२३ 
कपट कुचालिसीवं सुरराजू । पर अकाज़ प्रिय आपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिपूरीतो | छुन्नी मल्लीन कतहुँ न प्रतीती ॥ २८६-२०, २१ 


आये देव सदा स्वारथोी । बचन कहहि जनु परमारथो ॥ ४३१-१२ 
ऐसी ऐसी पक्तियाँ कहकर गोस्वामी जी ने इनकी अच्छी पूजा की है । 

विषयों मे सब से प्रबल है कामोपभोग ओर पुरुषों के लिये इसका 
प्रधान साधन है प्रमदा अथवा नारी । इसलिये विषयवासना की निन्दा 
को अपना प्रधान लक्ष्य बनानेवाले गोस्वामी जी ने नारीनिन्दा मे कोई 
कसर नहीं रख छोड़ी है | रामचरित्रमानस का यह प्रसंग ऐसा है जिसके 
सम्बन्ध में कई सजनों ने कई प्रकार के विचार प्रकट किये हैं | जिन्हें 
स्त्रियों का नियत्रण अभीष्ट है वे तो गोस्वामी जी की पक्तियो की दुद्दाई 
देकर अरब भी “ढाँल गंवार सूद्र पसु नारी ? पर दो चार हाथ चला 
दिया करते हैं। ( कददना न होगा कि विचाशौल सज्जनों में ऐसे लोगों 
की सख्या आजकल बहुत कम है )। जो स्त्रियों के सामनाधिकार अथवा 
स्वातत््य के पक्षपाती हैं ( और ऐसे लोगों की सख्या श्राजकल बहुत 
अधिक है ) वे या तो गोस्वामी जी कृत “अपराध” ( १ ) माजन के 
लिये लचर दलीले पेश किया करते हैं या फिर उन्हें खुल्लमखुल्ला 
गालियाँ सुनाने लगते हैं । 

ऐसी दलीलों में से एक यह है कि गोस्वामी जी ने गतानुगतिक सन्त 
की तरह रढिवश नारौनिन्दा कर दी है | भागवत में लिखा है कि स्त्रियाँ 
तो सर्नियाँ हें स्त्रियों का सग करनेवाले का भी सग एक दमदस त्याज्य 
है # | नारद पश्चरात्र में तो नारीनिन्दा का एक अ्रध्याय ही है। स्वय 


*अथापि नोपसज्जेत स््रीषु स्त्रेणेश्रु चाथंवित्‌ । 
विषयेन्द्रियस योगान्मनः चुभ्यति नान्यथा ॥ भा० ११।२७।२२ 


जीवकोटियाँ ष्प्७ 


मनु महाराज ने भी ज्लरीस्वातन्य के विरोध में अनेक श्लोक कहे हैं &। 
अनेकानेक आगम निगम पुराणों मे ऐसी ही चर्चा मिल सकती है| तब 
फिर गोस्वामी जी ने भी लिख दिया तो क्या बुरा हुआ ? इस दलील 
का उत्तर यह है कि यदि यह नारीनिन्दा वास्तव में बुरी है तो इसका 
श्रन्धानुकरण करके गोस्वामी जी ने सचमुच बुरा किया है। दस पचीस 
मनुष्यों ने जानबूकऋकर या भूल से ही यदि कोई असन्माग ग्रहण कर 
लिया है तो उस पर चलनेवाला गोस्वामी जी सहश विचारशील व्यक्ति 
अलोचना की सीमा के बाहर नहीं कहा जा सकता | 


५ दूसरी दलील यह है कि गोस्वामी जी ने स्वत, नारीनिन्दा में कुछ 
भी नहीं कहा । जो कुछु कहा सो मानस के पात्रों ने कहा | इसीलिए वे इस 
हेतु दोषी नहीं। इस दलील का उत्तर यह है, जैसा कि पहिले कहा 
गया है, कि मानस कोई नाटक नद्दीं जिसमे उक्तियों का दायित्व पात्रों 
के सिर पर रखा जाता है | फिर मानस के पान्न गोस्वामी जी की ही 
कव्पना के परिणाम तो हैं। सभी तरह के पात्रों की सभी तरह की 
उक्तियाँ रहते हुये भी हमें पुरुष जाति की निन्दा के सम्बन्ध में वैसे 
वाक्य नहीं मिलते जेसे स्री जाति की निन्दा के सम्बन्ध में ्नरी और 
पुरुष दोनों के मेँद्द से कहे हुए पाये जाते हैं | जातिभर की इस प्रकार 
की निन्‍्दा का चाहे प्रसंग दो चाहे न हो परन्तु गोस्वामी जी ने “सहज 
अ्रपावनि नारि” ( ३०३-२ ), “नारी सहज जड़ शअ्रज्ञ” ( ३२-१२ ), 
“जद॒पि जोषिता अनश्रधिकारी”' (५६-१९), “अबला अबल सहज जड़ 
जाती” ( ४९९-१६ ), “अधम ते अधम अधम अति नारी?? ( ३२०-८ ) 
“नारि बिस्वमाया प्रगझ”” ( ४९९-२० ) “अवगुनमुल सूलग्रद प्रमदा 


अभय पाक... रह ह_वात्जयोशररीरकू टॉफ्क्ी. 3 7८5, ०७ 


&बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य योवने | 
पुत्नाणा भतंरिभ्रेते न भजेल्खी स्वतंत्रतास्‌ ॥ सनु० ४।१४८ 





कत्छ्छ > 


ष्य्प् तुलसौ-दशन 


सब दुखखानि?”? ( ३९२४-२४ ) आदि कद्द द्वी तो दिया है। इसलिये यह 
दूसरी दलील भी किसी काम की नहीं है। 

महात्मा गाधी ने कहा है कि “गोस्वामी जी ने स्त्रियों पर श्रनिच्छा 
से अन्याय किया है [”--(€ घमम पथ प्ृष्ट ६४ ) हम प्रयत्न करने पर 
भी इस निर्णय से सहमत नहीं हो सकते। गोम्बामी जी के ग्रन्थप्रणयन 
का जो उद्देश्य था उसको देखते हुए जिस प्रकार नारीनिन्दा की गई 
है वह परम आवश्यक थी | ओर, नारीनिन्दा के उन अशो को अलग 
कर देने पर नारी के सम्बन्ध में गोस्वामी जी की जो विचारधारा मिलती 
है वह अत्यन्त उज्वल है। उसे देखते हुये गोस्वामी जी का “अ्रन्याय” 
कहीं भी नहीं प्रगठ होता | इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण 
पर्याप्त होंगे-- 

( १ ) स्तरिया परमगति की प्राप्ति के लिए पुरुषों के बराबर द्वी नहीं 
वरन्‌ उनसे भी अधिक उपयुक्त हैं। बराबरी के दावे के लिए तो--- 

'“रामभगति रत नर अर नारी | सकल परमगति के अधिकारी?” (४५३- 
१८ ) का उल्लेख पर्यात है और भ्रेष्ठतत के लिए उस सुगम पातिब्रत्य 
धर्म का सकत ही बहुत है जिसको धारण करने से “बिनु स्तम नारि 
'परमगति लहई!” ( ३२०१-२८ ) की बात कही गई है। 

(२ ) जिस तरह स्त्रियों के लिए “एकइ घरम एकु ब्रत नेमा। 
काय बचन मन पतिपदप्रेमा” ( ३०१-२० ) कहकर गोस्वामी जी ने 
पातित्रत्य पर जोर दिया है उसी प्रकार अपने श्रादश रामराज्य मे उन्होंने 
पुरुषों को भी एक पत्नीतरवी ही रखा है। देखिये;-- 
५एकनारिब्रतरत सब मारी । ते मन क्रम बच पतिह्विकारी” (४६९४-१०) 

गोस्वामी जी का यह धमंशासत्र सबंसाधारण के लिए लिखा गया 
हैं इसलिए इसमे स्त्रियों का सामान्य धर्म ही विशेषरूप से कद्टा गया है | 
यह सामान्य धर्म पातितरत्य और गृहपरिचर्या से बढ़कर कोई दूसरा नहीं 

दी सकता । इसीलिए उन्होंने इन विषयों पर बहुत ज़ोर दिया है | 


जीवकोरटियाँ प्र 


असामान्य परिस्थिति की स्तलियाँ असामान्य धर्म पालन कर सकती हैं | 
गोस्वामी जी को इससे विरोध नहीं। उमा ने जगद्हित के लिए 
रामचरितमानस का अवतार ही करा दिया। गिरा ने बुद्धियों की प्रेरणा 
का काम अपने ज़िम्मे लिया है । मन्दोदरी में पातिबत्य से भी बढ़कर 
भगवद्भक्ति का जार था | गोस्वामी जी ने इन सब बातों को मान्यता 
दी हे। 


(३ ) कालिदास ने स्त्री को ज्ञिस प्रकार “ग्रहणी सचिवः सखी 
मिथ; प्रियशिष्या ललिते कलाविधों? कहा है, उसी प्रकार गोस्वामी 
जी भी उसे नेक सलाह देने की अधिकारिणी मानते हैं। तारा ने बालि 
को कितनी श्रच्छी सलाह दी थी, परन्तु जब बालि ने नमाना तो स्वय 
भगवान्‌ ने उसे डाँटते हुये कद्दा था:--“'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । 
नारि सिखावन करेसि न काना”। ३१२ २३ 


(४ ) जो नारी कुमार्गगामिनी होती है, वह चाहे सूपंण्खा कौ 
तरह नकटी बूची करके द्वी छोड़ दी जाय, परन्तु जो पुरुष नारी की 
श्रोर कुदृष्टि से देखता है, वह एकदम बधाई ही बताया गया है। 
देखिये;--“अनुजबधू भगिनी सुतनारी | सुनु सठ कन्या सम ये खचारी || 
इनदिं कुदिष्ट बिलोकइ जोई | ताहि बे कछु पाप न दोई ॥” ( ३३२- 
२१, २२ )। यदि कहा जाय कि ये पक्तियाँ विशिष्ट स्लियों पर कुदृष्ट 
डालने के सम्बन्ध की हैं तो सामान्य स्त्रियों पर कुदष्टि डालनेवाले के 
लिये भी गोस्वामी जी कद्दते हैं।-- 


कामी पुनि कि रह भ्रकल्नंका---४ ६६-२४ 
सुभ गति पाव कि परत्रियगामी--४ ६६०२६ 
जो झ्रापन चाहह कह्याना। सुजस सुमति सुभग ते खुख नाना ॥ 
सो परनारि लिक्षारू गोखाई । तजह चौथ के चन्द्‌ कि नाई ॥ 
द ३६१-१२, १४ 


९० तुलसी-दशन 


(५ ) गोस्वामी जी ने अपना अन्थ केवल लोकहितसाधकों के 
लिये तो लिखा नद्दी है। ( उस समय वातावरण भों कुछ ऐसा था कि 
राष्ट्र उत्थान का प्रत्यक्ष प्रदत्त करना लोकह्ित साधना की बात को 
विशेष प्राधान्य देना--यवनशासकों को खटक सकता था ) उन्होंने 
आत्महितसाधकों ( व्यक्तिगत आत्मकल्याण की साधनावालों ) की 
विचारधाराओ का भी अपने धमर्मतत्व मे सामझस्य किया है ओर समय 
देखते हुए अपनी वर्णुनपरिपार्टी में व्यक्तिगत साधनावाली बातो को 
प्राधान्य दिया है। शआत्महित कौ साधना में विषयनिन्दा, कामोपभोग- 
निन्दा ओर अतएव नारीनिन्दा पर अन्य आचार्यों द्वारा जितना अधिक 
कहा गया है, वह देखते हुए गोस्वामी जी की उक्तियाँ न केवल उचित 
ही हैं वरन्‌ अनिवाय भी हैं। लोकद्रित के साधक लोग इन उक्तियों को 
आत्महित के साधको के लिये छोड़कर गोस्वामी जी की अन्य उक्तियों 
की ओर और गोस्वामी जी कृत ज्ीपात्रों के चरित्रचित्रण की ओर क्‍यों 
नहीं ध्यान देते । 

( ६ ) गोस्वामी जी के स्त्रीपात्र बहुत उज्वल चित्रित हुए हैं और 
पुरुषों की अपेक्षा उन्होंने भगवद्भक्ति को अधिक अपनाया है। इस 
सम्बन्ध मे सीता, सुनयना, कौशल्या, सुमित्रा, अनसूया आदि की तो 
बात ही क्‍या है, तारा सहश वानर नारी और मन्दोदरी सदृश राक्षस 
नारी की ओर देखिये | उन दोनों के चरित्र कितने उज्वल हैं और उन 
दोनों के विशुद्ध हृदयों ने क्रिस प्रकार भगवतूतत्व के रहस्य को पढ्िले ही 
से प्रात कर लिया था। शबरी का दाल देखिये। सीता के रहते हुए, 
भी भगवान्‌ जिसे “भामिनि” कहकर “मानहुँ एक भगति कर नाता” 
(३२०-९ ) की घोषणा करें उसके परमोज्वल सौभाग्य का क्‍या 
ठिकाना । रामवनवास के सम्बन्ध में गोस्वामी जी ने जिस प्रकार कैकेयी, 

मनन्‍्थरा और सरस्वती तक को दोध से मुक्त किया है, वह देखते हुए 
कौन कह सकता है कि वे स्त्री जाति से चिढ़े हुए थे | 


जीवकोटियाँ ९१ 


कुछ लोगों करा कहना है कि गोस्वामी जी ने न तो माता का प्यार 
पाया ( क्योंकि पैदा होते ही ये त्याग दिये गये थे ) और न पत्नी का 
( क्योंकि उसी की फटकार पर ये विरक्त हुए थे ) तथा उन्हें बड़े घर 
की स्त्रियों से मिलने जुलने का सौभाग्य भी नहीं हुआ, इसौलिये 
उन्होंने नारी के सम्बन्ध मे अपने बड़े सकीण विचार प्रकट किये हैं। 
हमारी समझ में नहीं आता कि नारीनिन्दा विषयक प्रसगों का कारण 
स्पष्ट रहते हुए भी गोस्वामी जौ को इन रचनाओं पर ऐसे ऐसे तक 
दूढकर क्‍यों लीपापोती की जा रही है | 
सीता जी भी तो एक नारी हैं। परन्तु वे ऐसी नारी हैं जिनके नाम 
का स्मरण ही पातितत्य धर्म की रक्षा का अमोघ मन्त्र कहा गया हे&। 
गोस्वामी जी ने ऐसी नारियों की निन्‍दा कदापि नहीं को है । उन्होंने 
“तारी” शब्द से जिन व्याक्तियों की निन्‍दा की है त्रे कामोपमोग साधन 
के अ्रतिरिक्त ओर कोई दूसरे व्याक्ति नहीं। “छक चन्दन वनितादिक 
भोगा? (२५३१-२०) पक्ति ही बता रही है कि वनिता अथवा नारी शक 
( माला ) चन्दन श्रादि मोग्य पदार्थों की श्रेणी में समझी जाने लगी 
थी । गोस्वामी जी की जो परिस्थिति थी उसमे भी “नारी” विलासिता 
का एक प्रधान साधन बन गई थी | विधयविलास और आत्मकव्याण में 
आग पानी का सा विरोध है। इसलिये अखिल जीव कोटि के 
आत्मकल्याण में संलग्न गोस्वामी जी विषयविलास की प्रधान साधन- 
रूप उस “नारी?” की भरपेट निन्‍दा न करते तो क्या करते ? ऐसी ! 
निन्‍्दा से--ऐसी दोषदष्टि से--ही तो उस ओर वेराग्य उत्पन्न होगा 
ओर उस ओर बैराग्य होने से फिर राम की ओर अनुराग उतन्न होने 
लगेगा । यही गोस्वामी जी की विचारशैली है। उनकी “नारी” और 
$ सुन सीता तब नाम, सुमिरि नारि पतिबत करहि | 
तोहिं प्रानप्रिय राम, कहेडे कथा ससार हित ॥ ३०२-४, < 


९२ तुलसौ-दशन 


“प्रमदा” मे कोई अन्तर नहीं | उन्होंने अपना मानस विशेष कर उन 
पुरुषों के लिये लिखा था, जिनका कुछ दिग्दशन हमने इसी परिच्छेद 
के प्रारम्भ में करा दिया है| इसीलिये विलासिता के इस देय प्रतीक को 
उन्होने. “नारी? कहकर पुकारा | अध्यात्मपथ की स्वतत्नताप्रेमिणी, 
असाधारण स्तरियाँ--वे स्त्रियाँ जिन्होंने विरतिविवेकमय हरिभक्तिपथ ' 
अपनाकर गाहंस्थ्य से अपना पीछा छुड़ा लिया है--यदि चाहें तो 
“नारी” शब्द से कामान्ध पुरुष का भाव ग्रहण कर सकती हैं| 
गोस्वामी जी सुधारक होते हुए, भी क्रान्तिकारी नहीं थे । इसलिये 
उन्होंने पुरुषकृत अत्याचारों के विरुद्ध क्री को भड़काने का कोई चित्र 
अपनी रचना मे प्रस्तुत नहीं किया । उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिये 
ज्जीस्वातत्य के विरोधी वाक्य ही कहे हैं#॥ | परन्तु स्री की परतन्नताँ से 
उनका साधु हृदय अवश्य द्ववित रहा करता था। इस सम्बन्ध में उनकी 
यह उक्ति कि--कत बिधि सजी नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहु 
सुख नाहीं? || ( ५३-५ ) देखने ही योग्य दे । 
यह अवश्य दे कि कथाभाग में भी उन्होंने जहाँ कहीं नारीनिन्दा 
का उपयुक्त अवसर पाया वहाँ उसका पूरा उपयोग करते हुए-- 
“विधिहु न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥?? 
२६३३-४३ 
आता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होइ विकत्न सक मनदहि न रोकी । जिमि रविमनि हवव रविहि विलोडी” ॥ 
३०८४-२२, २३ 


'..........+..५>+-3० 3 -म-कैकन 3 “नमक अमन ासन-पनपक तनानगताकन-।“ मन--++>--क्‍* न पाक का पनम्मनम्रीष-++कनननक. स्‍न्‍म 


# महा बृष्टि चक्षि फूटि कियारी । जिमि स्वतन्न भये बिगरहि नारी ॥ 
१३५ १० 
ढोल गंवार सूद पसु नारी | सकक् ताइना के अधिकारी ॥ ३६४६-२४ 


जीवकोटियाँ ९३ 


आदि वाक्य कह दिये हैं। परन्तु इन सब उक्तियों का तात्यय इतना ही 
जान पड़ता है कि.-- 

“दीप सिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतग । 

भजहि राम तजि काम मु, करहि सदा सतसंग ॥”' ३२२९-२९, २६ 

स्त्री की ओर पुरुष का आकर्षण तो स्वाभाविक है इसलिये इस 
आकषण के उज्वल्ल पक्ष के पोषण में कविकल्पना का उपयोग करना 
अपने उद्देश्य के अनुकूल न समझकर गोस्वामी जी ने इसके श्यामपक्ष 
द्वी पर बहुत जोर दिया है। सती स्त्री के हृदय की शुचिता ओर दृढता 
पर तो उनको बेसा ही विश्वास है जैसा किसी विचारशील व्यक्ति को 
होना चाहिये& । 

विषयी जीव प्रभता पाकर उच्छु छूल हो जाया करते हैं। । 
उनकी- उच्छुद्डलता से समाज को संदेव हानि है। इसलिये 
उन्हें सदेव मर्यादित रहना ही--ताडइन के अधिकारी बने रहना 
ही--उचित है | यदि वे जड़ होते हुए भी विवेकामिमानी बनकर 
किसी समथ से “'हिसिषा” करने लगें तो निश्चय ही नारकी बनेंगे 
क्योंकि वे जीव ईश की समता के लायक नहीं हैं | समर्थ और विषयी 
में--ईश और अनीश में --वही अ्रन्तर है जो विशाल और क्ुद्र में 
रद्द करता है। स्वल्प गगाजल से यदि वारुणी तैयार हुई दो तो उसमे 
वारुणी का अ्रृंश विशिष्ट होने के कारण वह त्याज्य है। परन्तु वही 
वारुणी यदि गज्गा जी की विशाल धारा में डाल दी जाय तो गज्ञाजल 
की विशिष्टता हो जाने के कारण वह गआह्य बन जाती है!। जिस जीव 
मे विधयवासना का आधिक्य है वह इसी प्रकार अनीश अतः मर्यादा- 





& डगह न संभ्ु सराखन केसे | कामी बचन सतौ मन जैसे ॥१ १ ६-८ 
+ विषयी जीव पाइ प्रभुताई | मद मोदबस दोदि जनाई [२९५८-१७ 
! देखिये पृष्ठ ३७ पं० $ सेफ 


९४८ तुलसौ-दशन 


सम्बन्ध रह जाता है ओर जिसमे सदूभावना का आधिक्य है वह ईश 
अथवा समर्थ और इस प्रकार विधिनिषेध की मर्यादा से परे हो जाता 
है। ऐसे लोग परमात्मा ही की कोटि के हैं | इस ससार में ऐसे लोगों 
का अमिवाह्ित आधिक्य हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान्‌ जब स्वय 
“अतिपथपालक धरमधुरधर” ( ४५४४-२२ ) हैं तब वे अपनी रची 
मर्यादा मे उच्छुड्डलता कभी पसन्द ही नहीं कर सकते। तब ऐसी 
स्थिति मे सभी लोगों का मर्यादित रहना---लोकव्यवस्था के बन्धन से 
आबद्ध रहना--वाछुनीय है । जब समर्थ लोगों का भी यह हाल है तब 
गोस्वामी जी ले जिस नारी को विषयोपभोग का साधन बताकर विधषयी 
जीवों की कोटि भे रखा है उसके ताडन अथवा नियत्रण अ्रथवा मर्यादा 
में चलते रहने को बात लिखकर उन्होंने समग्र नारी जाति पर कोई 
भीषण अत्याचार नहीं कर दिया । 


यह बात नददी है कि विषयी लोग सदासवंदा विषयी ही बने रहे । 
उनमें से अनेको को साधक होना ही पड़ता है। बात यह है कि प्रत्येक 
जीव आख़िर अपने आदशपूर्णत्व के--ईश्वर का--अश ही तो है । 
केवल अश ही नहीं वह उनका “सहज सँघाती?” और सहज स्नेही भी 
है | इसलिये महत्वाकाक्षा--स्वतः पूण बनने की अभिलाषा--उसमे 
स्वाभाविक है | इस अभिलाषा को वह अपनी अ्श्ञता के कारण बहुधा 
उलठे ही मार्ग से पूण करना चाहता है। अपने शरीर को ही अपना 
वास्तविक रूप समझ कर इन्द्रियों की तृप्ति के लिये विधधयावासनाओं की 
पूर्ति में ही वह अपनी पूर्णता मानने लगता है और इसी ओर दत्तचित्त 
हो जाता है। परन्तु जब वह ययाति की तरह देखता है कि - 


९७ अद्याजीव इव सहज सघाती । १९-२ 
ब्रद्मजीव इव सहज सनेह्ूू | १३०२-२० 


जीवकोटियाँ ९५ 


न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा  कृष्णवर्त्समेव भूयएचवासिवर्धते ॥ भागवत 

तब वह अपनी भूल को सम#ऋकर सीधे रास्ते पर आ जाता है और इस 
शरीर से विषयों फ्री साधना के बदलते तत्व की साधना, रोगों की साधना 
के बदले रोगमुक्ति की साधना, कुपथ्य की साधना फे बदले सुपथ्य को 
साधना करने लगता है। ऐसी साधना से वद्द परम शान्ति और परम 
आनन्द का अधिकारी बनकर निःसन्देह पूर्णुत्व को प्राप्त हो जाता है। 
जिन जीवों मे इतना विवेक नहीं है वे भी किसी न किसी प्रकार साधक 
हो ही जाते हैं । जब कभी विषम परिस्थिति के आघात प्रत्याघात से 
दुःख और सकटों की प्रबल आँधी उठकर जीवन को चचल बना देती 
है उस समय जीव को बरबस साधक बनना पड़ता है। जब वह किसी 
वस्तु, विभव अथवा परिस्थिति की इच्छा करता है और उसे प्राप्त करना 
अपनी शक्ति के बाहर की बात समझता है तब वद्द साधक बन उठता 
हैं। जब उसे भत्ते आदमियों के बीच उठना बैठना अथवा कौर्तिमान्‌ 
कहलाना पसन्द आने लगता है तब वह साधक बन जाता है। जब 
मृत्यु अथवा अज्ञात परलोक का भय किसी के मन पर अपना आतक 
जमाने लगे तब बह साधना की ओर भुक पड़ता दै। इसी प्रकार के 
ग्नेक प्रसग हैं जो मनुष्यों को साधक बना देते हैं। जो विवेकी और 
हृढ़निश्चयी हैं वे तो साधना में पक्के होकर सिद्ध भी हो जाते हैं। जो 
सामान्य साधक है वे हृदय की दुबलता के कारण विषयी भी रहा करते 
हैं और येनकेन प्रकारेण कुछ न कुछ साधना भी करते जाते हैं। ऐसे 
जीवों की सख्या बहुत अधिक है और जैसा कि पहिल्ले कहा गया है 
इन्हीं की ओर--सवसाधारण कीं ओर--विशेष लक्ष्य रखते हुए 
गोस्वामी जी ने यह गअन्थ लिखा है । 

सच्चा साधक विषयवासना को मानस रोग मानता है। शरीर रोगग्रस्त--- 
सन्निपातग्रस्त--्मनुष्य शीतल जल पान करने की ओर बड़ा आग्रह 


९६ तुलसी-दशन 


दिखाता है, वह यह नहीं समझता कि जल पीने से उसकी बीमारी ओर 
बढ जायगी । ठीक इसी प्रकार मानसरोगग्रस्त मनुष्य विषयोपाजन मे 
दत्तचित्त रहता है, वह यह नहीं समभता कि विषयोपाजन से उसकी 
अशान्ति ओर बढ जायगी। मानत रोगों को पहचानना बड़ा कठिन 
है। नारदादि मद्दषियों से भी भूलें हुई हैं। और उन्होंने कुपथ्य द्वी को 
सुपथ्य समभकर भगवान्‌ तक से वद्दी माँगने का साहस किया है | परन्तु 
साधक यदि मानस रोगों की ओर से निरन्तर सावधान रहने की चेष्टा 
करे तो इनके चक्कर से वह अपने को बहुत कुछ बचा सकता है | 

गोस्वामी जी ने मानस रोगो के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर पक्तियाँ 
लिखी हैँ । उनका कहना है कि जीवों के दुश्ख के प्रधान कारण यही 
मानस रोग हैं। वे मोह ( शरीराभिमान ) ही को सब व्याधियों का 
मूल समभते हैं। इसी से अनेक प्रकार के विषयमनोरथरूपी शूल उत्तन्न 
होते हैं। जिस प्रकार शरौर की व्याधियाँ अनेक हैं उसी प्रकार मानस 
के रोग भी अपरिमित हैं | जब तक जीवो का जीवत्व--अपूर्य त्व--है 
तब तक इन रोगो का निवास भी बीजरूप से उनमे रहता ही है। हा, 
जो इन्हें पहिंचान लेता है उसके ऊपर ये अपना पूरा प्रभाव नहीं 
दिखाते हैं। फिर भी यदि उन्हें विषय का कुपथ्य मिल जाय तो अवश्य 
अकुरित और पल्‍लवित हो उठते हैं | इन रोगों के समूल उन्मूलन कौ 
रामवाण औषधि है श्रद्धापूर्ण हरिभक्ति, जिसे गोस्वामी जी ने अपने 
मानस द्वारा इस प्रकार सर्वंसुलभ कर दिया है& | 


<मानस रोग का पूरा प्रसग ही यहाँ पर लिख देना अनुचित न होगाः--- 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जेद्दि ते दुख पावदि सब ख्लोगा ॥ 
मोह सकल ब्याधिन्द्द कर सुल्ला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सूला॥ 
काम बात क़फ़ लोभ अपारा | कोध पित्त नित्त छाती जारा॥ 
प्रीति करदि जो तीनिड साई । उपजइ सन्निपात दुखदाई ॥ 


जीवकोटियाँ ९७ 


सिद्ध की श्रेणी में गोस्वामी जी ने संत, भक्त, आ्रादि सभी पहुँचे 
हुए जीवों को रखा है। जो पहुँचा हुआ जीव रहता है--अद्यसाहश्य 
प्राप्त कर चुकता है---वह काम क्रोध लोभ आ्रादि मनोविकारों पर पूर्ण 
विजय प्राप्त कर ही चुकता है। 





विषय मनोरम दुर्गसम नाना । ते सब सूल मास को जाना ॥ 
ममता दादु कुडु इरपाई | दरष बिपाद गरह बहुताई ॥ 
परदुख देखि जरनि सोइ छुईं | कुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई ॥ 
अहकार अति दुखद डंदरुआ । दंभ कपट सद्‌ सान नेदरुआ ॥ 
तृस्ता उदरवृद्धि अति भारी। त्रिविध इंपना तरुव तिजारी || 
जगविधि उबर मत्सर अविवेका । कह छगि कहें कुरोग अ्नेका ॥ 

पुक व्याधि बस नर मराहे ए असाधथि बहु ब्याधि। 

पीडहि सन्‍तत जीव कहुँ सो क्विसि लहइ समाधि ॥ 

नेम धरम आचार तप ग्याव जग्य जप दान। 

भेषज्ञ पुनि कोटिन्ह नहि रोग जाहि इरिजान ॥ 
एडहि बिधि सकल जीव जग रोगी | सोक हरष भय प्रीति वियोगी॥ 
मानस रोग कछुक में याये | हि सबके लखि बिरलेन्दि पाये ॥ 
जाने ते छीजदि कछू पापी । नास न पाव६दि जन परितापी 0 
विषय कुपथ्य पाइ अकूरे। सुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥ 
राम कृपा नासहि' सब रोगा । जो पुद्दि भाति बनह संजोगा ॥ 
खदगुरु बेदु बचन बिस्वासा । स जम यह न विषय के आशा ॥ 
रघुपति भगति सजीवन मूरी | अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥ 
एहट्ि बिधि भक्ेदि सो रोग नसाईं । नाहि' ते जतन कोटि नद्ठि जाहिं।॥ 
जानिय तब सन बिरुज़ गोसाई । जब उर बल बिशग अधिकाई ॥ 
सुमति छुधा बादूुइई नित नई | बिषय आस दुरबलता गईं॥ 
बिसल ग्यान जल जब सो नहाई । तब रह राम सगति उर छाई ॥ 


श्द तुलसौ-दशन 


“त्ञारि नयनसर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोभपास जेहि गर न बेंधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया ह?? 
३३७०-२२, ने 
साथ ही वह “हेतुरहित जग उपकारी” भी हो जाता है । 
“हेतु रहित जुग जय उपकारी | तुम तुम्दार सेवक असुरारी ॥”” 
४६ ४-१० 
इसलिये यदि ससारी जीवों का किसी से वास्तविक कल्याण होता 
है तो वह इन सिद्ध जीवों से ही। ये लोग विकारहीन शुद्ध हृदय से 
जब बिना किसी स्वार्थ भावना को अथवा राजसी तामसी प्रकृति को. 
लिये हुए लोककल्याण में दत्तचित्त होते हैं, तब फिर जनता का इनसे 
वास्तविक कल्याण न होगा तो किनसे होगा | गोस्वामी जी कहते हैं कि 
ब्रह्म तो समुद्र की तरह विशाल गभीर अगम्य और अग्राह्म है। भक्त 
हृदय उसे कैसे अपना सकता है। असल मे तो इन सिद्ध पुरुषों ने ही 
अपने ज्ञान रूपी मन्दर पव॑त से ऐसे समुद्र को मथकर वह भगवत्‌कथा- 
रूपी अ्रम्ृत निकाला है, जिसमे भावुक-दृदय-सम्राह्म भक्तिरस का माघुर्य 
ओ्रोत प्रोत भरा हुआ हे# । इस दृष्टि से वे इन सिद्धों को भगवान्‌ से 
भी अधिक बताते हुए कहते हैं---- 


“मरे सन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दाला॥ 
राम सिंधु धन सज्जन धौरा | चन्दनतरु हरि सन्‍्त समीरा ॥”? 
€९०३-३,४ 
बात भी सच है। यद्यपि बादल अपना जल समुद्र से ही लाते हैं 
ओर मलयानिल अपनी सुगन्धि चन्दन वृक्ष से ही लाता है तथापि 





9 बढ पयोनिधि समंदर ग्यान सत सुर आहि | 
कथा सुधा सथि काइइ कथा सधुरता जाहि ॥ ६०३-७,८ | 


जीवकोटियाँ ९९ 


लोगों का प्रत्यक्ष उपकार तो बादलों से ओर मलयानिल से दी होता 
है। समुद्र और & चन्दनतरु तक पहुँच कर ऐसे कितने हैं कि जो लाभ 
उठा सकते हैं। इसीबिये प्रत्यक्ष मे तो राम की अपेक्षा रामदास का 
हो महत्व अधिक होना चाहिये । 

रामदास अथवा हरिजन के हस महत्व पर गोस्वामी जी ने बहुत 


सुन्दर उक्तियाँ कही हैं । 


“सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निञ्ञ अपराध रिखसाहि न काऊ ॥ 
जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई ॥?! 
२६४४-२२, २३ 
“प्ानत सुख सेवक सेवकाई । सेवक बेर बैरू अधिकाई ॥”? 
२०<०२ 
अदि पक्तियाँ लिखकर गोस्वामी जी ने स्पष्ट बता दिया है कि चाहे 
कोई भगवान्‌ की श्रोर उपेक्षाभाव ही रख ल्े--नास्तिक ही बना रहे--- 
परन्तु सिद्धों की ओर---सात्बिक बुद्धिवाले निहंतुक परोपकारी सज्जनों 
की ओर--तो उसे श्रद्धा रखनी ही चाहिये । ऐसे सन्‍्तों का तिरस्कार उन्हें 
किसी प्रकार सह्य नहीं। | इतना ही नहीं उन्होंने ऐसे सिद्धभक्तो की . 
सेवा को भगवान्‌ की सेवा से किसी प्रकार कम नहीं बताया है। वे 
कहते हैं-- 
“सीतापति सेवक सेवकाई | कामधेलुसय सरिस सोहाई ॥*! 


4 कविसस्प्रदाय का चन्दनतरु सलयाचल के किसी दुर्ग स्थान में 
रहता है | 
) सन्त संभु स्रीपति अपबादा | सुनिय जहाँ तह असि मरजादा ॥ 
काटिय लासु जीभ जो बसाई | सन मूंदि नत चलिय पराई ॥ 
३४-१, रे 


३3७ ठुलसी-दशन 


किक 


वे ऐसे ही सज्जनों की सेवा और संगति में अ्रखिल कल्याण के 
बीज पाते हैं। इसी लिये सतसेवा और सत्सण की मह्दिमा में वे 
कहते हैं;--- 
संतसंग झपवर्ग कर कामी सवकर पंथ। 
कहदिं सन्‍त कवि कोविद स्रूति पुरान सदअंथ ॥ ४४६-४,२ 
मति कीरति गति भूति भक्नाई। जब जेदि जतन जहाँ जेह्टि पाई ॥ 
सो जानब सतसंग अभाऊ | लोकहु बेदु न आन उपाऊ ॥ ४-१६, २० 
सतसज्ञति मुद्मगद्बमुला । सोइ फल खिधि सब साधन फूल ॥ ४-२२ 


परोपकारी रुज्जनों की सेवा और संगति पर गोस्वामी जी ने इतना 
अधिक ज़ोर दिया है ओर इन विषयों को कुछु इस ढग से लिखा है कि 
उससे न केवल साधुमत का समर्थन होता है वरन्‌ लोकमत का 
पुष्ठीकरण भी स्पष्ट हो जाता है &। व्यक्तिगत साधना के लिये ऐसे 
सिद्धों के सत्सग की आवश्यकता तो थी ही | परन्तु उस समय के भार- 
तीय वातावरण में राष्ट्र-उत्थान के लिए भी यह आवश्यक था कि 
आयंभावना वाले सज्जनों का पारस्परिक सग और संगठन हो | इसी 
लिए गोस्वामी जी ने न केवल विभिन्न सम्प्रदायवालों को समेटने की 
चेष्टा की है वरन्‌ सग्राह्म सज्जनों की श्रेणी मे अधिक से अधिक 
लोगों का सुमाविष्ट करने का प्रयत्न भी किया है | 

गोस्वामी जी का कहना है कि दुजनों की सगति से ज्ञान नष्ट होता 
है, कुमति उत्पन्न द्योती है और परिणाम में नाना प्रकार की विपत्तियाँ 


& “साधुमत का अनुसरण व्यक्तिगत साधन है, क्षोकमय छोकशासन 
के क्षिपु है । इन दोनों का सामंजस्य गोस्वामी जी की धर्मभावना के 
भीतर दै!---अ्रध्यापकप्रवर पं० रामचन्द्र शुक्‍त्न । ( देखिये तुल्लस्री ग्रथा- 
बची खद़ ई पूु० १२७ ) 


जीवकोटियाँ १७ है 


आती हैं &। इसलिये वे कद्दते हैं कि यदि हो सके तो इन दुजनों का 
ऐसा निग्नद कर दिया जाय जिससे इनकी दुष्टता ही का उन्मूलन हो 
जावे और यदि ऐसा न हो सके तो इनसे दुर इट जाया जाय ॥॑ वे इन्हें 
कुत्ते की तरह दूर रखने की सलाह देते हैँ !। सत्सग की पुष्टि के लिये 
दुःसग के विरुद्ध ऐसे तीज शब्दों का व्यवद्वार सवथा उचित था। 

कौन दुजन है कोन सज्जन दे यद्द जाने बिना त्याग ओर ठग्मह की 
बात ही कैसे बन सकती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने दुर्जनों और * 
सज्जनों के विस्तृत लक्षण बताये हैं $ | दुजनों की श्रेणी में उन्होंने 
विशेषरूप से दो प्रकार के लोगों का बर्णन किया है। एक तो हैं खल 
ओर दुसरे राक्षस | “खल बिनु स्वारथ पर अपकारी” (५०४-१ ) 
यही खलों की बड़ी सुन्दर परिभाषा है। गोस्वामी जी ने यत्र तन्न इन 
खलों का विस्तृत वर्णन किया है। ये खल लोग जब अपनी खलता में 
इतने मेज जाते हैं कि फिर जीते जी उनका उद्धार प्रायः असमव हो 
जाता है, तब ये ही लोग राक्षस कहाते हैं। राक्षतों के सम्बन्ध में 

गोस्वामी जी की परिभाषा देखिये--- 


99 बिनसहू उपजह ग्यान जिमि पाइ कुलंग--३३४६-३ ६ 
काहुसुमति कि खल संग जामी--४६६-२६ 
जहाँ सुमति तह सम्पति नाना । जद्दों कुमति तह विपति निदाना ॥ 
--३६ २-८ 
सन्त संभु ख्रीपति अपवादा । सुनिय जहाँ तह असि मरजादा ॥ 
काटिय तासु जीम जो बसाई। स्वन सूद न त चक्षिय पराई ॥ ३९-१,३ 
! कवि कोविंद ग्रावद्विं झस नीती । खक्ष सन कल्द्द न भज्म सन प्रोती ॥ 
उदासीन मित रहिय गोसाई' । खत परिदरिश्य स्वान की नाई 0 
३३६२-१४, १३ 
$ तेहि तें कछु गुन दोष बखाने | सम्रद्ठ ध्याग न बिलु पद्दिचाने ॥ ६-११ 


१०२ तुलसी-दशन 


बाढ़े खल बहु चोर जुआरा | जे त्लम्पट प्रधन परदाश ॥ 
मानहि मातु-पिता नहि देवा | साथुन्द सन करवावहि सेवा ॥ 
जिन्द के यह आचरन भवानी | ते जानहु निस्चिचर सम प्रानी ॥ 
--८;७-७ से & 
परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद । 
ते नर पाँचर पापमय देह धरे मनुजाद ॥ ४६१-१३,१४ & 


जो राक्षसी बृतचि से (१ ) सुख ( २ ) सम्पति (३) सुत ( कामोप- 
भोग द्वारा वशविस्तार ) (४) सेन्‍य ( शासनबल ) (४ ) सहाय 
( प्रभुत्व के लिये सगठन ) (६) जय ( ७ ) प्रताप (८ ) बल 
( शक्ति ) (९ ) बुद्धि ( १० ) बड़ाई ( जयघोष कराने की आकाक्षा ) 
इस तरह दशों दिशाओं मे आधिपत्य का प्रयत्न करता है, वह राक्षस- 
राज दशमुख रावण की तरह है। | यदि कहीं ऐसा मनुष्य अ्रपने प्रयत्ष 
में कृतकाय हुआ तो ससार मे त्राहि न्रात्रि मच जाती है| | उत्त समय 
किसी ऐसी विभूति का ( डिक्टेटर का, सिद्धान्त विशेष का, किसी क्रान्ति 
का अथवा किसी अवतार का ) आविभ्भाव स्वाभाविक हो जाता है जो 
इन राक्षसों का दमन करके आय सज्जनो का पुनः सगठन कर दे। 


49 सभव है कि गोस्वामी जी ने राज्षसों की भिन्न योनि की अमान्यता 
न प्रकट होने देने के क्षिप “निसिचर सम” और “देह घरे मनुजाद” की 
बात कही है । 

सुख सम्पति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बद्धि बढ़ाई ॥ 

नित नूतन सब बाढ़त जाईं। जिमि प्रतिल्ञाभ लोभ अधिकाई ॥ 

८९-३९, ६ 

" रावण राज्य के ऐसे वर्णन में कई लोग गोस्वामी जी के समय के 
ग्रापनी साम्राज्य की ओर इशारा पाते हैं ( देखिये “मानसहस” ) | 


जीवकोटियाँ १० हे 


जगत्‌ में सुव्यवस्था की स्थापना ही स्वाभाविक नियम है। अव्य- 
वस्थित जगत्‌ बहुत दिन तक टिक ही नहीं सकता । लोगों को सुव्यवस्था 
की ओर भ्ुंकना ही पड़ता है। इसीलिये दुजनों का प्राबल्‍्य एक तो 
होता ही कम है ओर यदि हुआ भी तो वह चिरस्थायी नहीं होता । 
उनके सामूहिक प्राबद्य को तोड़ने का सब से सीधा उपाय यह है कि 
उनसे “असहयोग” किया जाय---उनकी सगति से दूर रहा जाय-- 
ओर सज्जनों का एक सुचारु सगठन कर लिया जाय | सज्जनता की 
मनश्शक्ति ही कुछ इतनी ज़बदंस्त होती है कि दुजनों पर उसका असर 
पड़े बिना नहीं रह सकता। ओर, यदि सब आय सज्जनों का सुचाझ 
सघ ( सुन्दर संगठन ) हो गया तब फिर उस आयसमाज अथवा आय- 
राष्ट्र की शक्ति और उसके प्रभाव का कहना ही क्‍या है। इस शक्ति 
का प्रभाव दुजनों पर पड़े बिना रह ही नहीं सकता । अपना ऐसा 
सगठन बनाये बिना प्रारम्भ से ही “बिनु स्वारथ पर अ्रपकारी” लोगों से 
मिलकर चलने की रीति बरती जायगी तों न तो आरयेंसगठन ही हो 
सकेगा ओर न खल ही सुधर सकेंगे वरन्‌ उन खलों का प्राबल्य और 
भी अधिक बढता जायया। 


दुजनों के सामूहिक सुधार का रास्ता तो उपर बता दिया गया। 
अब यदि कोई दुजन के व्यक्तिगत कल्याण के सम्बन्ध में पूछे तो 
गोस्वामी जी इस विषय में ओर भी अधिक स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि 
यदि दुजन को सत्सगति मिल जाय तो वह उसी प्रकार सुधर जाता है _ 
जैसे पारस का स्पश करके कुधातु& । परन्तु प्रश्न यद्द हे कि सज्जन 
लोग दुजन को अपने पास फटकने ही क्‍यों देंगे ! इसके उत्तर में 
गोस्वामी जी ने दो सुन्दर सूक्तियाँ कहीं हैं| प्रथम तो वे कहते हैं-- 


$ सठ सुधरहिं सतसगति पाई | पारस परसि कुधातु सुहाई ॥--६-$ 


१०४ तुलसी -दशन 
“विधिबस सुमन कुसंगति परहीं। फनिमनि सभ निज गुन अनुसरही ॥”? 


(४-२ ) 
फिर वे कहते हैं।-- 
“सुरसरि-जलकृत बादूनि जाना। कबहुँ न सत करहिि तेहि पाना ॥। 

सुरसरि मिले सो पावन जैसे | ईश अनीसहदिं अ्रतर तेसे॥!? ३७-७, ८ 
इन यूक्तियों का भाव यह है फि किसी व्यक्ति अथवा समाज मे 
सज्जनता का बल यदि उस दुजन की हुजनता के बल से अधिक प्रबल 
है तो निश्चय ही सज्जनता के प्रभाव से वह दुजन प्रभावित हो उठेगा 

ओर इस प्रकार उसका सुधार द्वो जायगा | 
सड्जनों के बिषय में गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कद्दा हे | पहले 
सज्जन तो सत लोग हैं। उनकी गुणावली की पूरी सूची दी ही नहीं 
जा सकती | गोस्वामी जी स्वतः भगवान्‌ रामचन्द्र के मुख से दो स्थानों 

पर यही विषय स्पष्ट करते हुए कह्दते हैंः--- 


“सुनु सुनि साथुन के गुन जेते | कह्ि न सकहिं सारद ख्ति तेते ॥” 
( २९-१८ ) 
“सन्तन्द्द के लच्छुन सुनु आता । अग्रिनित सत्र॒ति पुरान विश्याता ॥7 
( ४६०-६६ ) 
इन दोनों हो स्थलों पर सन्तों के लक्षणों की सूचियाँ मी दी गई हैं जो 
साधकों के लिये भलीभाँति मनन करने योग्य हैं। इन यूचियों के 
अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी उन्होंने सन्‍्तों के सम्बन्ध में सुन्दर यूक्तियाँ 
कहीं हैं। कहीं उन्हें वे कथारूपी अ्रम्ृत निकालनेवाला देवता कहते 
हैं#॥। कहीं उन्हें संतार का सच्चा सेवक कहते हैं। कहीं उनके उदय 
को वे जगत्‌ के लिये सतत द्वितकारी बताते हैं. कहीं उनके चरित्र को 
ई# ९०३-७, पर 
_ &०७-६ 
 %०३४-४ 


जीवकोटियाँ १०, 


वे कपास के समान अनासक्त, विशद, गुशमय और दुख सहकर भी 
परिछिद्र दुराने वाला बताते हैं#& और कहीं उनके हृदय को नवनीत 
से भी अधिक कोमल कहकर उनकी परोपकारबृूत्ति की भूरि भूरि प्रशसा 
करते हैं।। गोस्वामी जी की सूचियों के अनुसार रुक्षेप में यही कहा 
जा सकता है कि जो सच्चरित्र व्यक्ति हे वही सन्त है, जो भगवद्भक्त है 
बद्दी सन्त है, जो तत्व का यथाथवेत्ता है वही सन्‍त है और जो करुणाद्र 
होकर परोपकार में रत रहता है वही सन्त है । जो वास्तविक सन्त है 
वह चाहे कुवेशधारी ही क्‍यों न हो उसका सम्मान दोता ही है और 
होना उचित भी है । परन्तु जो केवल “भमेख” धारी “सन्त”? है-- वैष्णव 
बैरागी साधू आदि का मेख धर कर द्वी घूम रद्दा है-- वह भी सम्सान 
के योग्य है क्योंकि आख़िर वद भी हिन्दुतमाज का एक शअ्रज्ञ दी तो 
है। न तो सब भेखधारी बुरे ही होते हैं और न सब अच्छे ही । दुजनता 
झोर सज्जनता की तो पहिचान दी अलग है| फिर “मभेल्अ”-.-जिसका 
प्रचार आत्मकव्याण और लोकसेवा की दृष्टि ही से किया गया था-- 
क्यों निन्दनीय मान लिया जाय | जो ढोंगी लोग वेषधारी होंगे उनका 
भण्डाफोड़ करना अलग बात है ओर वेष के विरुद्ध द्वी क्रान्ति मचाना 
अलग बात है | गोस्वामी जी अपने समाज-पुरुष के अज्ञों को अना- 
वश्यक रूप से छिन्नभिन्न कर देने के पक्षपाती नहीं ये इसलिये पहिले 
प्रकार के उुज्जनों में उन्होंने सब साम्प्रदायिक साधु सन्‍्तों को भी समेट 
लिया है! । 


ई# ४०४; 
गा न छन्‍७, प्प 
| छखि सुवेष जगबंचक जेऊ। बेष प्रताप पूजियत तेऊ॥ 
उधरहिं अन्त न होइ निबाहु । क्रालनेसि जिमि रावन राहू ॥ 
किएहु कुबेष साधु सनमान्‌ |जिमि जग जामवन्‍्त हचुसानू॥ 
७ से ५ 


१०६ तुलसी-दशन 


“ दूसरे प्रकार के सज्जन हैं ब्राह्मण लोग। गोस्वामी जी ने इन्हें 
केवल सन्त ही नहीं बरन्‌ अनन्त के समान कहा है ओर इनके अपमान 
को स्वंथा निन्दनीय माना है । गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को जो यह 
महत्व दिया है उसके कई कारण हैं। पहिली बात तो यह हे कि ब्राह्मण 
ही आयसस्कृति के प्रकृत सरक्षक थे | इसलिये गोस्वामी जी ने “'द्विज- 
पदप्रीति?” को “घर्मजनयित्री” बताया है। | दूसरी बात यह है कि वे 
सस्कारजन्य तपोबल के कारण “बरियार” समझे जाते थे!। इस 
तपस्या के कारण उनका सात्विक मनोबल अवश्य प्रभावोत्पादक होना 
ही चाहिये | तीसरी बात यह है कि ब्राह्मणो की ओर सनातनी हिन्दुओ 
में उस्कारजन्य श्रद्धा रहती चली आई है इसलिये कल्याणमाग में अग्रसर 
होने के लिये वह श्रद्धा बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती है । 

मैकक्‍फी सहश कई विद्वानों ने गोस्वामी जी के ब्राह्मण-सम्मान को 
पक्षपातपूण अतणएव दूषित माना है$ । इसलिये गोस्वामी जी की विप्र- 
पूजा के समथन में कुछ विस्तृत विवेचन कर देना उचित जान पडता है। 

जिस समय गोस्वामी जी इस ससार में वर्तमान थे उस समय 
वैरागी और सन्‍त ता मनभाने पन्‍थ निकालते चले जा रहे थे और 
श्रुतिरीति का सम्यक्‌ ज्ञान न रखने के कारण या तो कट्टरता के या 
यावनी सस्क्ृति के प्रवाह में बदते चलते जा रहे थे | इधर श्रुतिसम्मत 
घर्म वशपरम्परागत सस्कारों के कारण विप्रकुल में ( ब्राक्षण कुठम्बों में ) 


किन तभी यी+ लक “--+० “७ “-न-नलंभ-+५्;म 233४ कनान 3 परीनागात पनवीब- गाया न "9५ &>-जलन->ननभनन 


$& अब जनि करहि विप्र अपमाना । जानेसु सन्‍्त अनन्त समाना ॥ 
४४-१७ 
+ द्विजपद भीति धरमजनशिन्नी--४६०-२६ 
+ तपबल बिश्र सदा बरियारा। तिन्ह के कोप न कोड रखवारा ॥७९-३ 
$ देखिये “(दि रामायण आफ तुलसीदास आर दि बाइबिल आफ 
नादने इंडिया?” | 


जीवकोटियाँ १०७०७ 


ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से परिपालित होता चला आ रहा था | इसी- 
लिये “ब्राह्मण” और “वैष्णव” ( पनन्‍्थवाले सन्‍्त ) लोगों के बौच 
एक विरोध सा उपस्थित हो गया था। “सन्त” लोग “िग्रों? का 
अनादर करते थे ओर “विप्र”” लोग “सन्तों?? का। गोस्वामी जी अपने 
संगठन के लिये दोनों को आवश्यक अज्ञ मानते थे | इसलिये जहाँ 
उन्होंने सन्‍तसेवा को इतना महत्व दिया वहाँ ब्राक्षण सेवा को भी 
समन्‍्तसेवा के बराबर गोरव दिया | 

जिस समय गोस्वामी जी वतमान थे उस समय मुद्रणकला के न 
होने के कारण एक तो पुस्तक ह्वी बहुत कम रहा करती थीं और फिर 
जो थीं भी वे पाखएड विवाद के भय से ब्राह्मणों के पास छिपी पड़ी रद्दती 
थीं& | यदि मिलती भी थीं तो वस्कृत में होने के कारण दुरूह हो गई 
थीं और यदि कोई संस्कृत पढ़कर उन्हें समझ भी लेता था तो परस्पर 
विरुद्ध वाक्‍्यों ओर सिद्धान्तों के चक्कर मे पड़कर वह किंकत्ंव्य 
विमूढ बन जाता था। भारतवर्ष की जनता के लिये गोस्वामी जी श्रुति-० 
सम्मत धर्म ही को श्रत्यन्त उपयोगी मानते थे। इसलिये उस घर्मतत्व , 
को समभने के हेतु भोस्वामी जी के मत में ब्राक्षणसेवा ही एकसात्र 
सरल उपाय था । 

भगवान्‌ की ओर भ्रद्धापूर्ण सेवा तभी अ्रच्छी तरह हो सकती है 
जब ऐसी अ्रद्धापूर्ण सेवा का पाठ इस ससार ही में सीख लिया जाय | 
विभिन्न पथानुयायी सन्त लोग तो “कल की चीज” थे | एकमात्र ब्राह्मण 
ही ऐसे थे जो “भूमिसर” कहाकर चिरकाल से भ्रद्धा के पात्र बने हुए 
थे। इसलिये विप्रों की भ्रद्धापूर्ण सेवा द्वी को गोस्वामी जी ने भगवत्सेवा 
का प्रथम सोपान कहा है।। 


.... & जिमि पाखणढ विवाद ते गुप्त होहि सदग्रन्ध--३६३४-१ 
 प्रथमहिं विभ्रचरन श्रति प्रीती | निज मिज करस निरत सर तिरीती | 
“हे 0 22-. 


श्ग्प तुलसी-दशन 


भैेखधारी सन्‍्तों से अ्रतिसम्मत पथ जानने की श्राशा नहीं। सच्चे 
सन्‍त मिलना आसान नदीं। गुद मिलना और भी कठिन बात है। 
ब्राक्षण सवंत्र सुलभ हैं। इसलिये श्रतिसम्मत हरिभक्ति के लिये 
आवश्यकी श्रद्धा का पाठ पढने के देवु यदि गोस्वामी जी ने लोगों 
को ब्राह्मणसन्मान की झऔ ोर प्रेरित किया तो क्‍या बुरा किया | 
गौस्वामी जी जिस तरह सनन्‍्तों के “भमेख” को भी सम्मान्य मानते 
हैं उसी तरह ब्राक्षण के कुल को ( जन्म के ब्राह्मण को ) भी सम्मान्य 
मानते हैं। भेख़ तो ऊपरी बात है परन्तु कुल के साथ तो वशपरम्परा 
के सस्कारों का अभिन्न सम्बन्ध है। इसलिये भेखधारी जीवों का चाहे 
विशिष्ट परिस्थितियों मे तिरसकार भी कर दिया जाय परन्तु कुलपरम्परा-, 
गत ब्राह्मण पूज्य ही हैं चाहे वह शीलगुणद्वीन भी क्‍योंन दो ७। 
उसमे वंशपरम्परा से कुछ न कुछ सात्विक गुण ओर कुछ न कुछ 
आय सस्कार रहते ही हैं। इसौलिये गोस्वामी जी ने इनकी महिमसा' 
गाई है | 
>सनातनधर्म को लोग ब्राह्मणधर्म कहा करते हैं क्‍योंकि उसका 
प्रवत्तन ब्राह्मणों द्वारा ही हुआ है। शास्ममर््यादा के अनुसार अपने अपने 
धर्म में रत रहना ही प्रत्येक सनातनी हिन्दू का कर्त्व॑व्य है। इस शाख- 
मर्यादा का ज्ञान हमें ब्राह्मणों के द्वारा ही होता दढँ। गोस्वामी जी के 
जीवन काल में ब्राह्मणविरोध बढ चला था। और लोग आँखें दिखा 
दिखाकर कद्दने लग गये थे कि जो वेद जाने वही ब्राह्मण है, कुछ जन्म 
ही से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता [| भारतवासियों को जिन ब्राझणों का 
ऋणचणी होना चाहिये था उनके प्रति ऐसे अश्रद्धा के भाव गोस्वामी जी 


49 पूजिय बिप्र सीलगुनहीना । ३१६३-२३ 
' बादहिं सूद्र द्विजन्द सन हम सुर्द तें कछु घाटि। 
जानइ बढ्मा सो बिभवर आखि देखावहि ड्ॉटि ॥ ४८४८-१४, १४ 


के समान विचारशील सज्जन कहाँ सह सकते थे। इसीलिए उन्होंने 
इतनी अधिक ब्राह्मण भक्ति दिखाई | 

ब्राह्मणों के ऊपर लाछुन लगाया जाता है तो यही कि उन्होंने समाज 
में बैधम्य की सृष्टि कर दी है और अ्रपने को आवश्यकता से अ्रधिक 
पुजाया है। जो धर्मंतत्व को समभने वाले हैं वे जानते हैं कि समाज 
की प्रवृत्तियों में न तो केवल साम्य ही रहता है और न केवल वैषम्य 
ही । ब्राह्मणों ने सग्रह त्याग, प्रभुत्व, और सेवा कौ मूल प्रज्नत्तियों के 
वैधम्य की रक्षा को समाज के लिए. लाभदायक मानकर वर्णंधम का 
सस्थापन किया श्रोर इन चारों प्रदृतियों के अनुसार क्रमशः वैश्य, 
ब्राक्षण, क्षत्रिय ओर शूद्र की चर्चा की | परन्तु वे इस वैषम्य को दृढ़ 
करके ही नहीं रह गये। उन्होंने समाज की प्रद्त्तियों के साम्य की 
ओर भी विचार करके आश्रमधर्म की सस्थापना की जिससे आर्यजाति 
के सभी लोग ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ आदि हो सकते हैं। इसी 
प्रकार धमंतत्ववेत्ता लोग यह भी जानते हैं कि धर्मेशाज्न की व्यवस्था 
देनेवाले ब्राह्मण ने अपने निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति के अतिरिक्त 
दूसरा कोई साधन ही नहीं रखा । तप और त्याग का कष्टमय जीवन 
बिताकर लोककल्याण का मार्ग सुझाने का भार स्वतः अपने ऊपर 
लेनेवाला ब्राक्षण यदि इस संसार में सवंवोडधिक पूज्य समझा जाने लगा 
तो उसमें उस ब्राह्मण का क्‍या दोष ! इतना द्वोते हुए भी यह मानना 
ही पड़ेगा कि कुछ ब्राह्मणों ने अनेकानेक अनाय जातियों के सम्मिश्रण 
को भयावद्द समऋकर आय॑ द्विजातियों की पवित्रतारक्षा के उद्देश्य से 
आश्रमधर्म में भी ऐसे अड़गे लगाये, जिसके कारण शूद्र लोग--- 
अनायजातियों के अधिकाश लोग--दििजों के समान वेदाध्ययननिरत 
ब्रह्मचारी न बनने पाये ओर सनन्‍्यास न लेने पाये साथ ही उन्होंने 
स्थान स्थान पर धार्मिक विधानों में ब्राह्मण की इतनी श्रावश्यकता रख 
दी कि अपद आद्यण अपने को पुजाने का पेशा रा खोल बैठे । योल्वामी 


११० तुलसी-दशन 


जी ने इस विषय का भली भाति अनुभव किया था। इसीलिये उन्होंने 
इन दानों दोषों को मेटने का भरपूर प्रयज्ञ किया है। परन्तु वह प्रयत्न 
इस खूबी के साथ हुआ है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध विह्ेष की आग किसी 
भी स्थल मे नहीं भडकने पाई है। 

पद्चिले लाछुन के परिहार के लिये--अ्रर्थात्‌ साम्यसस्थापन के लिए, 
उनके भक्तिपथ का माहात्म्य देखा जाबे | भगवान्‌ के आगे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, ख्री, शूद्र सब बराबर हैं। उनकी तो घोषणा है कि “मानहें 
एक भगत कर नाता” ( ३२०-९ )। भगवान्‌ का नाम लेते ही 
नीचातिनीच भी परमपावन हो जाता है& | फिर ऊेँंच नीच स्पृश्य 
अस्पृश्य की बात ही कहाँ रही | इस एक ही प्रहार से गोस्वामी जी ने 
अवाब्छुनीय वैषम्य की जड़ काट दी है। वशिष्ठ के समान बह्मण- 
सत्तम और निषादराज गुह के समान निपट अनाय का जब मेल हुआ 
है गोस्वामी जी के उस समय के उद्गार देखिये। केवट से जिस प्रकार 
वशिष्ठ और भरत आदि मिले हैं वह दृश्य देखिये | वानर भालु कहाने 
वाले जगली जीवों की किस प्रकार इज्ज़त की गईं है इसका ख़याल 
कीजिए | तब विदित होगा कि गोस्वामी जी ने अपने “भक्त” मे किस 
प्रकार “सन्त” ओर “ब्राह्मण” दोनों का सामझ्ञस्य और सहयोग कराकर 
ब्राह्मणत्व के मस्तक से प्रथम लाछुन का कलछू मिटा दिया है। गीस्वामीजी 
ब्राक्मणपूजक होते हुए भी हरिज्ञन उत्थान के प्रबल समथंक थे | उनके 
काकभुशडी शद्र योनि में भी हरमन्दिर तक पहुँच कर जप किया करते 
थे ओर मत्र दीक्षित बन सकते थे। | उनकी शवरी मर्यादा-पुरुषोत्तम 


कि 


फिललनननननरा न एक या. न समबककक 





&स्वप्च सबर खस जसन जद पॉवर कोल किरात । 

राम कद्दत पावन परम होते शुवन विख्यात ॥ २४४-१८,१ ६ 
'तेद्ि कल्षिजुग कोसलपुर जाहे । जनसत भयेड सूद्रतनु पाई ॥ ध८७-ेे 
००००००० ० «०००० ० “एक बार इरमंदिर जपत रहेड शिव नाम | ४६३२-१७ 


जीबकोटियाँ १११ 


का भी आतिथ्य कर सकती थी। उनके “श्स्पृस्य”? अत्यज को भी 
द्विजातिश्रेष्ठ लोग इस प्रेम से गाढालिज्नन करते थे मानों कोई जमीन 
में बिखरते हुए स्नेह को समेट कर छाती से चिपका रहा हो &। 

दूसरे लाब्छुन के परिहार के लिये उन्होंने स्थल स्थल पर ऐसे वाक्य 
कहे हैं जो ब्राक्षणों का अहकार तोडने के लिए पर्याप्त हैं। “सोचिय 
बिप्र जो वेदविहीना | तजि निज धरम विषय लय लीना ॥” ( २३६- 
२५, ) “द्विज खति बेचक भूप प्रजासनः”ः ४८७ १६ सरीखे वाक्य 
रामचरितमानस में अनेक स्थल्नों पर पाये जा सकते हैं। फिर, यदि 
ब्राह्मण अश्रत्याचारी हुआ--दुजन हुआ--तब तो वह निःसन्देद त्याज्य 
है, क्योंकि गोस्क्मी जी ने सभी प्रकार के दुजनों के त्याग की बात 
कही है ओर यह कहीं नहीं कहा है कि ब्राह्मण यदि हुजन और शअत्या- 
चारी हो तब भी पूज्य है | साथ ही “पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते | सब 
मानियहि राम के नाते ॥” ( १९८-२२ ) और ““जरउ सो सम्पति सदन 
सुखु सुद्दद मातु पितु भाइ | सनमुख होते जो रामपद करइ न सहस 
सहाइ” || (२४२-६,७) वाले नियम के अनुसार अभक्तिद्दीन ब्राक्षण 
( स्मरण रहे कि लोकसेवा भक्ति का एक प्रधान अग है ) न फेबल 
झपूज्य है वरन्‌ भस्म हो जाने योग्य है । 

लाछुनों का परिहार अवश्य किया जाय परन्तु कुछ लोगों के ऐसे 
दोषों को देखकर ब्राह्मणमात्र के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करा दी जाय यह 
नितान्त अनुचित था । इसीलिए गोस्वामी जी ने पूर्वपरम्परा की रक्षा 
करते हुये ब्राह्मणों को इतना मान दिया है।। 


$रामसखा रिषि बरबस भेंटा । जनु महि लुढत सनेहु समेटा ॥ २६४-१४ 
महाभारत सें क्षिखा है।-- 
ततो राष्ट्रस्य शान्तिहिं भुतानामिव वासवात । 
जायतां अद्यवर्च॑स्दी राष्ट्रेवे आद्वणः शुचिः ॥ 
( स० झअ० है ४-३ ) 


श्श्रे तुलसी-दशन 


४ सौसरे प्रकार के सज्जन हैं अपने पूज्य कुडुम्बी और अपने 
इष्टमित्र | गोस्वामी जी कहते हैंः--.- 


मातु पिता गुरु स्वामि सिख, सिर घरि करहि सुभाय । 
लहेड लाभ तिन्द जनम कर, नतर जनमु जग जाय ॥ 
१३६७-६३ ,१ ० 

उनका तो यहाँ तक कहना है कि पूज्य कुठ्ुम्बियों के आदेशों के औचित्य 
ओर अनोचित्य पर तक करना दी एक पातक की बात है&। वे “मातु 
पिता गुरु प्रभु के बानी । बिनहिं बिचार करिय सुभ जानी”? ( ४०-७ ) 
का आदेश देते हुए “पिठु आयसु सब घरम के टीका” ( १९१- 
१६ ) तक कह देते हैं। परन्तु पूज्यत्व के सम्बन्ध में गोस्वामी जी की 
वह कसौटी न भूलनी चाहिये जो ब्राह्मणों के प्रकरण मे ऊपर बताई गई 
है। इसी कसोटी पर कसकर कदाचित्‌ मीराबाई को उन्होने यह 
सिद्धान्त लिख भेजा था कि--- 


सक--+००० 





बृहद्धर्म पुराण सें आया हैः--- 
श्राह्मणस्य तु देहोडयं न सुखाय कदाचन । 
तपः फ्लेशाय धर्माय प्रेत्प मोक्षाय सबंदा || 


( उत्तरखढ २-४४) 
मनुस्दृति में आया हैः-- है 
अविद्वांश्चेव विद्वांश्च आाद्यणों दैवतं महत्‌। 
प्रणौतश्चाप्रयीवश्च यथापिदेवत॑ महत्‌ ॥ 
सनु७ ४०३१७ 


& गुरु पितु मातु स्वासी द्वित बानी । सुनि सन मुदित करिय भक्ति जानौ। 
डचित कि अनुचित किये बिचारू ! धरसु जाहइ सिर पातक भारू ॥ 
२३६-१,२ 


जीवकोटियाँ श्र 


“जाके प्रिय न राम वेदेही । 
तजिये ताहि कोडि बेरी सम, जद्यपि परम सनेह्दी ॥ 
वज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बचु, भरत महतारीं। 
बलि गुरु तज्यो, कत अजवनितनि, भये सब मगलकारी?? ॥ 
( झादि १७४ वॉ पढ़ ) 


गोस्वामी जी जानते ये कि युवकमणएडली ही बहुधा क्रान्तकारी 
विचारों वाली अथवा नई रोशनी वाली हुआ करती है | जब कि उन्हें 
हिन्दू धर्म का संगठन अभीष्ठ था तब पूषजों के प्रति भ्रद्धा के भाव को 
इृढ करना भी श्रावश्यक था। यह श्रद्धा ऐसे ही पूतरजों की ओर हो जो 
श्रुतिसम्मत हरिभक्ति पथ के अनुयायी हैं। इसौलिये गोस्वामी जीने 
इस सम्बन्ध में सामान्य और विशेष नियम दोनों बताकर युवकों को 
अनावश्यक क्रान्ति के बदले सच्चे समन्वयपूर्ण आर्यधर्म का मांगे 
दिखा दिया | 

इष्टमित्र ही बहुधा निर्देतुक रूप से परोपकारी हुआ करते हैं। 
इसलिये “श्रति कद्द सन्त मित्र गुन एड्रा” ( ३३१-६ ) कहते हुए 
गोस्वामी जी ने भगवान्‌ के मुख से मित्रों का माहात्मय सनन्‍्तों की बराबरी 
का दिखा दिया है । 


अपने पूज्य सज्जनों की श्रेणी मे अपने सदूगुरु का भी समावेश हो 
जाता है। गोस्वामी जी के मत में _गुय ही सवश्रेष्ठ सज्जन है क्योंकि 
उसके बिना कोई भी मनुष्य चाहे वह ब्रह्मा श्लोर शकर के समान ही 
क्यों न दो सवसागर से पार नहीं हो सकता७ | गोस्वामी जी का कहना 
है कि जो शिष्य के सशय, प्रम, और शोक को हर सके वही सच्चा 





$& गुरु बिनु भवनिधि तरइ न कोई । जो बिरंचि संकर सम होई || 
7 4 


११४ तुलसौ-दशन 


गुरु है |& यह काम वही कर सकता है जिसमे सदाचार, सद्दिचार और 
सद्भाव पूरी मात्रा में विद्यमान हों। वह कृपा का समुद्र रहता है और 
उसे मनुष्य के रूप में साक्षात्‌ ईश्वर ही समझना चाहिये । दूसरे सन्त तो 
जीवों को अपना सामान्य प्रभाव ही प्रदान करते हैं परन्तु गुरु अ्रपनी 
विशेष शक्ति प्रदान करके शिष्य के कव्याण साधन का माग विस्तृत करता 
है । इसलिये आचायों ने उसकी इतनी महिमा गाई है। 

आजकल लोग “गुरु” पर भी बहुत व्यज्भप्रह्यर करने लगे हैं। इस 
लिये इस विषय को भी कुछ अधिक स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा । 
साधुमत में गुरुशब्द से अकसर दीक्षागुरु का ही श्रथ लिया जाता है। 
लोकमत में मार्गप्रदर्शक नेता अथवा व्यवस्थापक को हम' अकसर गुरु 
कहद्द दिया करते हैं | गुरु केवल जीवित व्यक्ति ही हो यह बात नहों है। 
अतीतकाल के किसी सन्त, आचार या महापुरुष को गुरु मानकर कई 
लोगों ने अपना कल्याणसाधन किया है। देवकोटि के किसी आराध्य 
को गुरु मानकर बहुतों ने सिद्धि प्राप्त की है। दत्तात्रेय के समान कई 
लोगों ने ससार की सामान्य वस्तुओञ्रों से भो उपदेश ग्रहण कर उन्हें 
गुरुरूप माना हे। सब से बड़ा गुरु तो अपनी ही आत्मा है। 

जिस प्रकार आयुवेद के ग्रन्थ पढ लेने मात्र से कोई अपना शारी- 
रिक कष्ट दूर कर लेने में समथ नहीं हो जाता उसी प्रकार कव्याणमार्ग 
के प्रन्थ पढ़ लेने मात्र से अथवा मत्रमहोदधि सरीखे विशाल ग्रन्थों के 
पन्ने उलट लेने मात्र से कोई अपने मानसरोगों से मुक्ति नहीं पा जाता | 
यदि वह स्वतः प्रयक्शील हुआ तो समभिये उसकी आत्मा दी 
उसके लिये बेद्य अथवा गुरु का काम कर रही है। यदि स्वतः 


& सदगुरु मिल्ते जाहिं जिमि ससय भ्रम समुदाइ । ३३६३-१४ 
हरइ सिस्पध्न सोक न हरई । सो गुरु घोर नरक मह परई ॥ ४८८-१ 
सनन्‍्दृउ गुरुपदकंज कृपासिध नररूप हरि । ३-११ 


जीवकोटियाँ श्र 


का प्रयत्ष पर्यात न हुआ, और अकसर स्वत. का प्रयत्ञ पर्याप्र होता भी 
नहीं हे, तब तो वैद्य अथवा सदूगुद की आवश्यकता रहती ही है। 
जिस प्रकार वैद्य रोग को पहिचानकर उसके उपयुक्त औषधि उपयुक्त 
मात्रा में उपयुक्त अनुपानों के साथ देता है और रोगी को अपने 
निरीक्षण भे रखुकर आरोग्य की प्रगति देखता हुआ रोगमुक्ति करा देता 
है उसी प्रकार गुरु भी शिष्य की मानसिक स्थिति का पर्यात निरीक्षण 
करके उसके लिये उपयुक्त मत्र की, उपयुक्त साधना के साथ, व्यवस्था 
करता है और शिष्य की मानसिक प्रगति का निरीक्षण करता हुआ 
मानस रोगों से उसे सुक्ति दिला देता है| इतना ही नहीं वह शिष्य की 
क्रियाशक्ति में अपनी भी मनःशक्ति का योग दे देता है जिससे शिष्य 
का हृदय अनेक गुण से अधिक बलवान होकर अपना कल्याणुसाघन कर 
सकता है। इसलिये गुर की इतनी महिमा है। 

जिस मनुष्य को जो मत्र सिद्ध हो गया वही उस मन्न का गुद 
अथवा क्रूषि कहाता है| सिद्धमन्न ही शिष्यों के लिये विशेष लाभदायक 
हैं। ये मत्र यदि सिद्ध गुरु के द्वारा प्रदत्त होंगे तो निश्चय दी गुर की 
सदूमावना, सदिच्छा और सत्पयत्ष के कारण शिष्य उन्हें शीघ्र ही सिद्ध 
कर सकेगा। परन्तु सब मत्र सब किसी को सिद्ध नहीं हो सकते । जो 
मत्र शरोरसम्पत्ति ( कष्टसहिष्णुता आदि ) मनःसम्पकत्ति ( निश्चय की 
दृढता आदि ) ओर हृदय की प्रद्कत्ति ( निगु ण की ओरे प्रद्ृत्ति, सगुण 
की ओर प्रवृत्ति, शिवविग्नह पर विशेष रुचि अथवा रामविग्नह पर विशेष 
रुचि आदि) के सवंथा अनुकूल होगा वही सुगमता से सिद्ध द्ो सकेगा । 
इ्सीलिये शास्त्रों में लिखा हे कि गुरु पहिले कम से कम एक साल तक 
तो शिष्य की स्थितिगति का निरीक्षण करता रहे फिर उसके ग्रह राशि 
नक्षत्र आदि तक का भी पूर्ण विचार करके उसे उपयुक्त मन्न दे । 

आजकल ऐसे ही लोग अ्रकसर “शुरु? पद पर प्रतिष्ठित देखे 
जाते हैं जो शिष्यों का शोक पृददने के बदले उनकी “दक्षिणा” हरने 


११६ तुलसी-दर्शन 


की ओर ही रुचि रखते हैं। वे हर किसी, का कान फू कने के लिये हर 
वक्त तैयार रदह्दते हैं। गोस्वामी ने ऐसे गुरुनामधारी जीवो की घोर 
नारकी कहा है& । जो घोर नारकी है वह निश्चय ही सवंथा त्याज्य 
है। लोग ऐसे गुरुओं को भत्ते ही त्याग दे परन्तु इनके कारण “गुरु”? 
पद ही की तो अप्रतिष्ठा नहीं की जा सकती | इसौलिये गोस्वामी जी ने 
गुर की महिमा गाई है। हमने पढहिले दी कह दिया है कि वे क्रान्ति के 
मार्ग से समाज का सस्कार अथवा उद्धार नहीं करना चाहते थे इसलिये 
रद्दी गुरुओ की अ्रधिकता देखते हुए. भी उन्होने गुरुपद का तिरस्कार 
नहीं किया। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कर दिया है कि “राम?” नाम 
सहश महामत्र प्रत्येक मनुष्य के लिये प्रत्येक समय में सुलम हो जावे। 
जब गोस्वामी जी के समान पहुँचे हुए. सिद्ध मद्यापुरुष ऐसा मह्दामन्न दे 
रहे हैं तब फिर लोक में दीक्षागुरु द्ू टने की आवश्यकता ही कया है ? 
रामचरितमानस उन्हीं का जीवित रूप है। हम अपने जीवन की हर 
एक पहेली की सुलभन उससे पा सफते हैं। साधना में कहीं भी सकट 
आते ही रामचरितमानस के पन्‍ने उलठ कर देख लिये जाबे | समाधान 
मिल जायगा और यही जान पड़ने लगेगा मानों गोस्वामी जौ स्वत, 
गुरुरूप से उत्तर समझाकर शिष्य की ह्ृदयग्रथि का भेदन कर रहे हैं । 
इतना ही नहीं उन्होंने अपने रामचरितमानस को भगवान्‌ राम का ही 
शरोर बना छोड़ा है। “रामायण भ्रीरामतनु” का कथन सर्वथा यथाथ 
है| इसका आरम्भ उस दिन, घड़ी, नक्षत्र आदि में तो हुआ ही हे 
जिस दिन, घड़ी, नक्षत्र आदि में भगवान्‌ राम का जन्म हुआ था साथ 
ही इस वादमय तनु ने कई साधको के ह्वृदयों के मद्दामोहरूपी रावण 
को मारकर धर्मस्स्थापन का कार्य कर भी दिखाया है। तब भगवान 
रास के इस वाड्मय तनु से नि.स॒त महामंत्र की दौक्षा जब गोस्वामी 


& इरइ सिष्यधन सोक न दरई । सो गुरुघोर नरक महेँ परई ॥ ४८ूप-१ 


जीवकीटियाँ ११७ 


जी की कृपा से स्वंच्ननसुलभ हो गई है तब गुरु की खोज में इधर-उधर 
भटठकना बेकार है| ढोंगी गुरु से बचने की ऐसी सुन्दर व्यवस्था सामने 
रखकर ही गोस्वामी जी ने सदूगुरु की महिमा में प्राचीन परिपांटी का 
अनुसरण किया है | 

गुरु पुकार कर नहीं कहता कि हम शुरू हैं हमसे कान फु काओ। 
सत्सज्ञी मनुष्य जिस सन्त से--जिस भक्त से--जिस बाह्मण सें---जिस 
अतीत महापुरुष के वचनामृतर से--जिस देव पुरुष के सिद्धान्तों से-- 
परम शान्ति लाभ करता है उसे गुरुरूप से स्वीकार करने के लिये 
आप ही आप तैयार हो जाता है। ऐसे सज्जन के लिये उसकी श्रद्धा 
आप ही आप निर्बाध बढ चलती है। उसकी गुरुभक्ति ही उसके लिये 
ईश्वरभक्ति का प्रधान साधन बन जाती है। ऐसी साधना के लिये यह 
आवश्यक है कि वह गुरु ओर गोविन्द में कोई अन्तर ही न समझे | 
“गुरुदेव परब्रह्मा?? का तत्व ही उसे परमफलदायक बन सकता है। 
इतना ही नहीं, कई साधकों ने तो गोविन्द से भी ऊंचा दर्जा सदूगुरु 
को दिया है ।& गुरु की इतनी ऊँची महिमा को समझने वाले अनेक 
सज्जन इसीलिये किसी मनुष्य को अपना गुरु मानने से बहुत हिचका 
करते हैं। उनके मत में रुत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा के श्रतिरिक्त दूसरा 
शोर कोई गुरुपदवाची दो ही नहीं सकता || 

अपने ही को अ्रपना गुरु मानना है तो आसान परन्तु सकी बुद्धि 
वाले सामान्य जीव के लिये यह सिद्धान्त खतरे से खाली नहीं है क्‍योंकि 
एक तो सद्विवेक द्वारा अपने ही भीतर से बोधमय सिद्धान्त प्राप्त करने 
की और उसकी प्रेरणा ही प्रबल नहीं रहती और यदि रही भी तो यद्द 


& गुरु गोविन्द दोऊ खडे काके लागू पाये । 
बलिद्दारी उन गुरू को ( जिन ) गोविन्द दिया बताय॥ कबीर 
| घर्मपथ--प्रभु बढ़े या गुरु--छछ ४४ 


श्श्द तुलसी-दशन 


निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता कि जो सिद्धान्त उसने निकाले हैं 
अथवा जो रास्ता उसने पकड़ा है बह वास्तव में निर्रान्‍्त है। मनुष्य 
अपनी गलतियाँ मुश्किल से पकड़ पाता है । इसीलिये अपने से मिन्न 
कोई अन्य व्यक्ति ही बहुघा गुरु बनाया जाता है। यदि वह व्यक्ति 
जीवित हो तो उसकी मनुष्यता के कारण उससे प्रमाद हों जाना भी 
संभव ही रहा करता है। यदि प्रमाद न भी हो तो शिष्य की दृष्टि में 
बह प्रमाद जान भो पड सकता है। ऐसी स्थिति में शिष्य का “द्वेत 
बुद्धि बिनु क्रोध कि छ्वेत कि बिनु अज्ञान” ( ४९६-२१ ) सरीखी 
श्रद्धाविधातक बातें सोचना स्वाभाविक है। अ्रतोत के मद्यापुरुषों के विषय 
में यद्द बात बहुत कम हो सकती है क्‍योंकि वे लोग अपने प्रमाद तो 
अपने साथ ही ले जाते हैं केवल अपने सत्सिद्धान्त ही हम लोगों के लिये 
छोड़ जाते हैं। इसीलिये सच्चे साधुमत ओर लोकमत दोनों सिद्धान्त 
वालों ने जमाना देखते हुए जीवित मनुष्यों के प्रति गुरुभाव की पूर्ण 
आस्था रखने में बहुत कम आग्रह दिखाया है| 

यद्यपि कसौटी पर खरा उतरने वाला गुरु इस ससार मे दुलंभ हे 
तथापि परथप्रदर्शक लोगों की अब भी कमी नहीं है। उन्हें ही सापेक्ष 
दृष्टि से ( अश रूप से ) हम गुरु मानकर अपनी साधना मे अग्रसर हों 
सकते हैं । यदि इम ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सामने न रखेंगे और 
“मारग सोह जा कहूँ जोइ भावा। पडित सोइ जो गाल बजाबा” 
( ४८८७-१९ ) वाले कलियुगी न्याय से “शुरु” शब्द से ही चिढकर 
ऐसे सभी व्यक्तियों की पूज्यता पर कुठाराषात करने लगेगेतो न तो 
हम साधुमत के ही साधक बन सकेंगे न लोकमत के ही | विशिष्ट सज्जनों 
की बात अलग है परन्तु सामान्य लोगों के लिये तो पथप्रदर्शक की 
आकाक्षा रखना और उसके प्रति श्रद्धा रखना अनिवाय है राष्ट्रीय 
नेताओं की पूजा गुरुपूजा का ही एक सामान्य रूप है | 

चोथे प्रकार के सज्जन हैं भक्त लोग | वास्तव में इन्हें तो उज्जनों 


जीवकोटियाँ ११९ 


का पर्याय ही समझना चाहिये क्‍योंकि भक्तों की कोटि के भीतर ही प्रथम 
तीनों प्रकार के ठज्जनों का अन्तर्भाव हो जाता है। भक्तों की महिमा में 
तो जो कुछ कद्दा जाय थोड़ा ही है। “राम तें अधिक राम कर दासा” 
वाली बात वास्तव में भक्तों ही के लिये है | गोस्वामी जी ने अनेक 
स्थलों पर भक्तों की महिमा गाई ओर भक्तों के लक्षण बताए हैं । मक्तों 
के जिन विशिष्ट गुणों का गोस्वामी जी ने दो स्थलों में उद्लेख किया है 
वे इस प्रकार हैंः--- 


जो नर होइ चराचर द्वरोही। आवह समय सरन ताकि मोहीं ॥ 
तज्जि मद भोह कपट छुल् नाना । करडंसचद्य तेहि साधु समाना॥ 
जननी जनक बन्धु सुत दारा | तन धन भवन सुहृद परिवारा॥ 
सब कट्ट समता ताग बटोरी । मम पद्‌ सनहि' बॉघ बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछू नाहीं। हरसु सोकु भय नहिं मन साहीं ॥ 
झस सब्जन मस उर बस केसे | ल्ञोभी हृदय बसइ धन जेसे ॥ 
तुम्दह सारीखे स्त प्रिय मोरे | धरउ देह नद्दि आन निहोरे ॥ 

सग्रुन उपासक परद्वित निरत नीति चढ़ नेम | 

ते नर श्राण समान मम जिन्‍्ह के द्विजपद प्रेम ॥ ३६९-४से १२ 


इस-प्रकरण में प्रथम दो पंक्तियाँ निकृष्ट अथवा कम्ममार्गी भक्त के लिये, 
बाद की चार पक्तियाँ मध्यम अथवा ज्ञानमार्गी भक्त के लिये और अन्त 
का दोहा उत्तम अथवा उपासनामार्गी भक्त के लिए हे&। इन पक्तियों 
में जिन गुणों का उल्लेख हुआ है वे हैं;--(१) निश्छुल शरणागति 
(२) सर्वात्मा की ओर अनुराग ( ममतात्याग ) (३) समदर्शिता (४) 
निरीहता (५) निर्॑न्द्यावस्था (६) समुणोपासना पर रुचि (७) परद्वितब्रत 
(८) घर्मनीति में स्थेयं और (९) ब्राक्षणभक्ति | 





७देखिये “मानस पीयूष” सुन्दर काणडढ पृष्ठ ३६३ 


१२० तुलसी-दशन 


बयरु न बिग्रह आस न त्रासा | सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानों | अनध अरोष दच्छु बिग्यानी | 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तृन सम बिषय स्वर्ग अपबर्गों॥ 
भयति पच्छु दृठ नहि सठताई । दुष्ट तक सब दूरि बढ़ाई ॥ 
मम गुनप्राम नाम रत गत ममता मदमोह । 
ताकर सुख सोइ जानइ परानन्द सनन्‍्दोह ॥ ४३६३-२७ 
४६४-१ से ५ 
इस प्रकरण में जिन शु्यों का उल्लेख हुआ है वे हें.--(१) 
निर्वेरतरव (२) आशाहीनता ( निराशिता ) (३) अ्रभयत्व (४) अनार भता 
( कार्यारम्म में अहकारहीनता ) (£) अनिकेतता (ससार की बस्ती मे 
अपनी आसक्ति न रखना ) (६) अ्रमानिता (७) अनघता (८)अ्ररोषता 
(९) दक्षता (१०) विज्ञान (अनुभवपूरता) (११)सत्सग (१२) परम 
वैराग्य (१३) भक्तिपथ पर एकान्तनिष्ठा (१४) सरलता (१५) अ्रदुराग्रह 
(१६) जप कीतन प्रेम ओर (१७) निविकारिता& । 


& इन दोनों प्रकरणों में गौता के अनेक छोकों का सार आ गया है। 
उदाहरण के स्लिए कुछ छोक देखिये-- 

अपिचेत्सुदुराचारों भजतेमामनन्यभाक्‌ । 

साधरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ थयीौता ६ । ३० 

तमेव शरण गच्छु सवभावेन भारत || गीता १८ | ६२ 

यस्मान्नोद्विजते क्षोको कोकाननोहिजते च यः || 

हर्पामषभयोदगैसुंक्ो यः स च में प्रियः ॥ गीता १२ | १४ 

अनपेक्तः शुचिदंत्ञ उदासीनो गतव्यथः | 

सर्वारम्भप रित्यागी थो मद्भक्त: स में प्रियः ॥ गीता १३ । १६ 

तुस्यनिदास्तुतिर्मानी सस्तुष्तो येवकेन चित्‌ | 

अनिकेतः स्थिरमतिभयक्तिमान्‌ मे प्रियो नर: || गीता १९ | १६ 


जीवकोटियाँ १२१ 


इन गुणों के अ्रतिरिक्त गोस्वामी जी ने चौदह प्रकार के भक्तों की 
चर्चा में ( यह चर्चा वाल्मीक जी ने श्रीरामचन्द्र जी को निवास थोग्य 
भवन बताते समय की थी ) कुछ ओर गुणों का भी उल्लेख किया है। 


यह नहीं कहा जा सकता कि भक्तों मे इतने ही गुण रहते हैं | यदद भी 
नहीं कद्दा जा सकता कि ये सब गुण एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं । 
यह भी नहीं कह जा सकता कि सन्‍्तों के जिन गुणों का पहिले उल्लेख 
हो चुका है उनसे ये गुण किसी प्रकार प्रथक्‌ हैं | हम तो समझते हैं कि 
जिस प्रकार सन्तों के अनन्त लक्षण मानते हुए भी गोस्वामी जी ने 
बानगी के तोर पर कुछ लक्षय लिख दिये हैं उसी प्रकार उन्होंने भक्तों 
के विषय में भी किया है। उनके दिये हये लक्षणों पर विचार करने से 
(१) विवेक (२) वैराग्य (३) भगवरत्मेम और (४) परोपकार ही वे 
प्रधान लक्षण जान पडते हैं जिनके भीतर शेष सब लक्षणों और गुयों 
का समावेश हो जाता है । 

रामचरितमानस में भगवान्‌ ओर उनके भक्तों की चर्चा तो है ही । 
इसलिये भक्तों के विषय में हमे स्थल स्थल पर इस ग्रन्थरत्ष में बड़ी 
सुन्दर सूक्तियाँ मिल सकती हैं । क्‍या उनकी नम्नता और प्रतीति, क्‍या 
उनकी अनन्यता, क्या उनकी भगवद्‌ विषयक आसक्ति, क्‍या उनका 
त्याग और क्या जगदूबन्युत्व, क्या उनकी शक्ति--जिस विषय में देखिये 
उसी विषय में सुन्दर वाक्य मिल जावेगे उनके सेब्यसेबक भाव से 
सम्बन्ध रखने वाली जिन प्रधान भावनाश्रों का विस्तृत उल्लेख गोस्वामी 
जी ने अपने मानस मे किया है वे इस प्रकार हँ--- 


(१) भक्त के मन में निगण की अपेक्षा सगुण ( मूर्तिमान्‌ पर- 
मात्मा ) की ओर विशेष रति रद्दती है। 
( २) आराध्य को सुखी देखना द्दी भक्त की एकमात्र इच्छा 
रहती हे । 


री 


१२२ तुलसी-दर्शन 


( ३ ) जो वस्तु आराध्य के काम आई वह धन्य है और जो 
आराध्य के काम न आई वह व्यर्थ है 

(४ ) आराध्य के दशन पाकर ही भक्त कृताथं हो जाते हैं। 
सान्निध्य बना रहा तब तो कहना ही क्‍्या। और यदि वह दशनप्रद 
सान्निध्य अन्तकाल के समय भी बना रहे तब तो फिर उस आनन्द की 
बात ही न पूछिये | 

(५ ) यदि आराध्य के चरणकमल, वरदहस्त, प्रेमपूर्ण भाव 
आदि मिल गये तब तो फिर समभ्रिये कि कृतक्ृत्यता ही हो गई । 


(६ ) वे भेदभक्ति के आनन्द के लिये अविनाशी जीव बना रहना 
ही पसन्द करते हैं और इसीलिये मुक्ति की इच्छा नहीं करते | 


(७) वे भक्ति के आनन्द के लिये हीं मक्ति करते हैं। यदि वे 
“सवभीर”” भजन कराना चाहते हैं तो केवल इसीलिये कि अविद्या के 
विनाश के अनन्तर उन्हें भक्ति का निर्बाध आनन्द मिलेगा। सन्तों से 
अथवा परमात्मा से वे इसके अतिरिक्त ओर कोई याचना दी नहीं 
करते । 

इन विषयों पर गोस्वामी जी ने इतना अधिक लिखा है कि सामान्य 
पाठक भी सरलतापूवक इस संम्बन्ध की पक्तियाँ खोज सकते हैं। प्रमाण 
के लिये उनमें से कुछ पक्तियाँ भी देना निबन्ध की अनावश्यक कलेवर 
वृद्धि करना ही होगा । 

इस परिच्छेद में हमने पद्िले जिविध ज्लीवों का दिग्दशन कराया 
फिर दुजन और सज्जनों की चर्चा की । अब अन्त में अन्य कुछ जीवों 
की चर्चा करके हम यह प्रसद्ध समाप्त करते हैं | 


भारतीय विचारपद्धति के अनुसार गोस्थामी जी जीवो का अ्रस्तित्व 


केवल मनुष्ययोनि ही में नहीं वरन्‌ वानर भालू गिद्ध काक आदि पशुपक्षियों 
और कीट पतगों तक में मानते थे | जीवों का एक योनि से दूसरी योनि 


जीवकोटियाँ श्श्३े 


में सक्रमण भी उन्हें मान्य था७। वे जीवों को शरीर से भिन्न और 
शरीर की दृष्टि से अविनाशी मानते थे। | मनुष्य की मृत्यु के बाद भी 
उसके जीव का अस्तित्व उन्हें मान्य था: देवयोनियों पर भी उन्हें 
पूर्ण विश्वास था और देवताओं को भी वे जीवकोटि में रखना पसन्द 
करते थेक। >> 
इन्द्रादि देवताश्रों को यद्यपि 'विषयी” मानकर उन्होंने बहुत 
फटकार बताई है और उनके प्रधान कार्यों मे केवल दुन्दुभी बजाने 
ओर फूल बरसाने का हीं स्थल स्थल पर उल्लेख किया है तथापि 
गोस्वामी जी ने कुछ स्थानों पर उनके प्रशस्त कार्यों की भी चर्चा की 
है। रास के लिये प्णकुटी ओर रुचिर गिरि गुह्ए सजा देना, उनके 
आरोहण के लिये दिव्यरथ भेज देना आदि ऐसे ही काय हैं। भरत के 
सम्बन्ध मे लक्ष्मण जी ने जो कटूक्ति कद्दी थी उसके लिये उन्हें चेता- 
वनी देकर सुरों ने अपने गौरव की बहुत कुछ रक्षा कर ली है । गोस्वामी 
जी ने राम लक्ष्मण सीता की इन्द्र, जयन्त और शची से, मदन मधु 
& झाकर चारि त्च्छ चौरासी | जोनि श्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
फ़िरत खदा माया कर प्ररा | काल्त करसु सुभाव गुन घरा ॥ 
3४६३-०६, ७ 
 छिति जल्ल पावक गगन समीरा | पंचरचित अति शअधम सरीरा ॥ 
प्रथट सो तन॒ तव आगे स्रोवा | जीव नित्य केहदि ल्गि तुम्द रोवा ॥ 
३३३७-१७, ८ 
' देखिये लंकाविज्य के बादु दशरथ का आगमन । 
$ विषय वस्य सुर नर सुनि स्वासी ॥ ३३७-२१ 
देव दनुज नर किन्नर व्याला | प्रेत पिशाच भूत बेताला ॥ ४३-२३ 
इनकी दुसा न कहे बानी | सदा काम के चेरे जानी ॥ ४४-१ 
हम देवता परम अधिकारी। स्वारथबस तव सगति बिसारी ॥ 5३११-२१ 


श्२४ तुलसी-दशन 


और रति से तथा विध, बुध और रोहिणी से तुलना करके इन देबों 
को आदरणीय हीं बना दिया है। राम बनवास के प्रकरण में भी इनके 
मुख से सुन्दर तक की चर्चा करके गोस्वामी जी ने एक प्रकार 
से इनकी सम्मानरक्षा ही की है। फिर भी मानना दी होगा कि इन 
देवों के प्रति गोस्वामी जी की कुछ विशेष श्रद्धा नहीं थी । 

त्रिदेवों ओर पश्चदेवों के सम्बन्ध में अभ्रद्धासूचक एक शब्द भी 
गोस्वामी जी के सुख से नहीं निकला है। उन्होंने इन देवों का न केवल 
उल्लेख ही किया है & वरन्‌ उनकी वन्दना भी की है ओर उन्हें 
सम्मान्य समानता द्वी प्रदान की है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार 
यद्यपि ब्रह्मा जी पितामइ हैं शिव जी पिता हैं ओर गणेश जी पुत्र हैं 
तथापि शिव-विवाह के समय ब्रह्मा जी कहते हैं;--- 

“कद विधि तुर्द प्रभु अन्वरजामी | तद॒पि भगतिबरस बिनवर्ड स्वामी ॥ 

सकल सुरन्ह के हृदय अस सकर उद्चाहु | 

निज नयनन्दहि देखा चहहिं नाथ तुम्हार बिवाहु ॥? ४४-२२ से २४ 
झोर स्वतः शकर जी के सम्बन्ध में कहा गया है :-- 

“मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड सभु भवानि | 

कोउ सुनि ससय करइ जनि सुर अनादि जिय जानि॥” <२-६,१० 


वैष्णव भ्रन्थों में चतुब्यंद और पचायतन की भी पर्यास चर्चा है । 
रामावतार में भी चत॒व्यूह और ५चायतन विद्यमान हैं परन्तु गोस्वामी 


कप चरन 





कदृखिये एष्ठ ३ पक्ति * से १०, घृष्ठ १२ पंक्ति ७, ८ तथा निम्न 
उद्धरणु-- 
करि मज्जनु पूजहि नरनारी | गनप शौरि तिपुरारि तमारी॥ 
रमारमनपद्‌ बदि बहोरी । बिनव्िं अंजल्नि अचल जोरी ॥ 
२७२९-२३, २४ 


जीवकोटियाँ श्रेय 


जी ने चत॒व्यहत्व श्रथवा पश्चायतनत्व को कहीं स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने 
अध्यात्म रामायण के अनुकरण पर लक्ष्मण जी को तो स्पष्ट ही शेषा- 
वतार लिखा है। भरत ओर शरत्न॒न्न किसी भी देवता के अवतार नहीं 
बताये गये | भगवान्‌ ने “अशन्द सहित मनुज श्रवतारा, लैहों दिनकर 
बस उदारा” कहकर उन्हें भी अपना अश बताया है अवश्य, परन्तु 
यों तो “ईश्वर अश जीब अ्विनासी” के सिद्धान्तानुसार सभी जींव 
उनके अश हैं &। 
त्रिदेव, पचदेव, चतुव्यंह और पचायतन के व्यक्तियों पर यदि भली 
भाति विचार किया जाय तो विदित होगा कि सूर्य गणेश और शज्न्न 
जी की चर्चा इस ग्न्थ में नहीं के बराबर है। राम से व्यतिरिक्त विष्णु 
का एक तो बहुत कम उल्लेख है और यदि कहीं है भी तो उनकी 
कोई विशेष महिमा नहीं। सतौमोह और विधिविधान की विचिह्नता 
तथा गुणदोषमयता की चर्चा करके गोस्वामी जी ने उन दोनों 
को भी कोई विशेष प्राधान्य नहीं दिया है। लक्षण जी को शेषावतार 
मानते हुये भी और विशेष महत्व देतें हुए भी सर्वश नहीं कह्दा हैं । 


& थ्री जयरामदास जी दीन ने “ओऔरामचरितमानस में रामावबतार” 
शीषक लेख लिखकर ( देखिये कक््याण साग ११ संख्या ७ पृष्ठ १४६१ ) 
यह दिखाने की चेश की दै कि भरत जी विष्णु के अवतार, लच्सण जो 
शिव के अवतार, और शज्ुन्न जी बद्मा के अवतार थे ठथा विशेष प्रयो- 
जन के कारण भगवान्‌ ने अपने इन बत्रिदेवरूपी झशों का अवत्तार कराया 
था । हमें तो यह चेष्टा कष्टकदपना ही जान पढ़ी । 

' लद्धिमनहूँ यह मरझ्ु न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 

३६३०२ 
सो भाया रघुबीरदि बाँची । क्षद्धमनु कपिन्द सो मानी साँची ॥ 
४३३७-२१ 


१२६ तुलसौ-दशन 


ग्रब रदे भगवान्‌ रामचन्द्र, भगवती सीतादेवी, भगवान्‌ शकर और 
महात्मा भरत । इन चारों का चरित्र परम उज्वल और एकदम निर्दोष 
चित्रित किया गया है ७ | इतना ही नहीं गोस्वामी जी ने इन चारों में 
अमेद भी बताया है। भगवान्‌ के साथ सीता जी के अभेद के सम्बन्ध 
में “गरा अर्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न? ( १४-११ ) का 
उद्धरण ही पर्यात है । भगवान्‌ के साथ भारत के अभेद के सम्बन्ध में 
देवगुरु बृहस्पति ने ठीक द्वी कह्दा है कि “मन थिर करहु देव डरे 
नाहीं। भरतहिं जानि राम परछाही'” ( २७३-७ )। भगवान्‌ के साथ 
शुकर जी के अमभेद के सम्बन्ध में तो अनेकानेक उक्तियां हैं | रुद्रापष्टक 
(४९३-४से२३ ) में तो यह विषय स्पष्ट ही हैं | सप्तर्षियों के पावती के 
प्रति इस कथन में कि “तुम्द माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु” 
( ४२-७ ) यही बात ध्वनित हो रही है | “जगदातमा महेस पुरारी | 
जगत जनक सब के ह्वितकारी” ( ३१५-३ ) आदि वाक्य भी इसी 
अभद की स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। 

महात्मा नामादास जी ने एक स्थल पर लिखा हे कि “भक्ति भक्त 
भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक” । हमारी समझ में गोस्वामी जी ने 
भी इसी पिद्धान्त के अनुसार राम सौता भरत और शकर को “चतुर 
नाम बपु एक?” बता दिया है। वूक्ष्मता से विचार किया जाय तो भाक्त 


बहु रास लद्चिमन देखि मरकट सालु मन अति अपडरे । 
जनु चित्रत्निखित समेत लद्धिमन जहँ सो तहँ चितवहि खरे ॥ 
४१८-१,२ 
& लक्षमण जी की मर्म बचन बोलने वाली सीता छायासीता थीं न 
कि अकृत सीता । फिर पूर्वांपर प्रसग देखते हुये कहना ही पडेगा कि यह 
मर्मवचन बोलना भी हरिइच्छा के कारण एकदम आवश्यक और सर्वथा 
समुचित था | 


जीवकोटियाँ रै९ै७ 


के साथ सीता जी का, भक्त के साथ भरत जी का और गुरु के साथ 
शकर जी का तादात्म्य भी ख़.ब जमकर बैठता है । 
शकर जी के सम्बन्ध के कुछ वाक्य देखिए;-- 
इच्छित फल बिनु शिव अवबराधे । लह्दिय न कोरि जोग जप साथे ॥ 
३७-१९ ४ 
शिव पद कमल्न जिनद्वि रति नाहीं । रामहि' ते सपनेहु न सुद्दाह्दी ॥ 
४४-३६ 
जेद्दि पर कृपा न करहि पुरारी | सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
६ पन्दे 
शिव सेवा के फल सुत सोई । अविरल भगति रामपद होई ॥। 
४६२०२ 
अब गुरु के सम्बन्ध के निम्न वाक्यों से उन्हें मिलाशये;-- 


गुरु के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 


४१-२० 
जे गुरु चरन रेनु सिर धरहीं | ते जनु सकल घिभव बस करहीं ॥ 
१७१$-है 
गुरु बिन सवनिधि तरइ न कोई । जो विरंचि संकर सम होईं॥ 
डप्स्ट्-७ 


फिर इस बात का विचार कीजिये कि रामनामरूपी महामत्र के आदि 
गृरू भगवान्‌ शकर ही हैं और रामकथाम्रत का प्राहुर्भाव भी 
सर्वेप्रथम उन्हीं से हुआ है । इन वाक्यों के छाथ गोस्वामी जी की इन 
वन्दनाओों पर भी विचार कौजिये;--- 


“गुरु पितु मातु महेस भवानी । प्रनवउ दीनबन्धु दिनदानी”? ॥ ३ २०१ 
तथा--“ बन्दे बोधमय नित्य गुरु शंकररूपिण । 
ग्रमाथितो दि पक्रोडपि चन्द्रः सच चंच्ते” ॥ (१-२, ३) 


श्य्थ तुलसौ-दशन 


तब स्पष्ट हो जायगा कि गोस्वामी जी ने किस प्रकार गुद ओर शकर 
का तादात्म्य दिखाया है । 

भरत जी के सम्बन्ध की तो अनेकानेक पक्तियाँ दर्शनीय हैं। उदा- 
हरण के लिये हम यहाँ कुछ पक्तियाँ दे देना द्वी पर्याप्त समभते हैं.-- 


तात भरत तुम सब बिधि साधू | रास चरन अनुराग अगांघू ॥ २४६०-२३ 
तुम्ह तड भरत मोर मत पहू । घरे देह जनु रामसनेहू ॥ २९४१-१० 
भरत सरिस को रामसनंही। जग जपु राम राम जपु जेही ॥ २९५४-२९ 
भगतसिरोमनि भरत ते जनि डरपहु सुरपाल-- २५२६-१० 
जो न होत जग जनम सरत को | सकल घरमघुर धरनि धरत को ॥ 
२६००९ ० 
होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
प्रेमु असिय मदर बिरद भरत पयोधि गंभीर | 
मधि प्रगदे सुरसाधुहित कृपालसिधु रघुबोर ॥ २६२-३८ से २० 
अगम सनेहु भरत रघुबीर को । जद न जाइ मनु विधि हरि हरको ॥ 
२६ ३-२० 
कह सुभाउ सत्य शिव साखी । भरत भूमि रह राडरि राखी ॥ २७२-१० 
कट्दत सुनव सतिभाड भरत को । सौयारामपद होत न रत को ॥ 
२८७०१ ४ 
सुमिरत भरतह्िि श्रप्ु राम को । जेद्दि न सुलभ तेद्दि सरिस बाम को ॥ 
रणा७-१ 
समुरूब कहब करब तुर्द जोई । धरमसारू जग होइहि सोई ॥ २३९-२ 
सिय राम प्रेम पियूष पू्रन होत जनसु न भरत को। 
ककल्नषिकाल तुलसी से सठन्द्रि हठि राम सनमुख करत को ॥ ३६६-६-७ 
भरत चरित करि नेमु तुलसी जे सादर सुनहि । 
स्रीय रास पद प्रेम अवसि होह सवरस विरति ॥ २६६-३०,११ 


जौवकोटियाँ १२९ 


आदश भक्त के विषय में इससे बढकर और क्‍या कहद्दा जा सकता है। 
अध्यात्म रामायण आदि ग्रन्थों के आधार पर यदत्यरि सीता जी 
आदिशक्ति मूलप्रकृति मद्दामाया का अवतार मानी गई हैं और श्रन्य 
पुराणों के मतानुसार वे “रमा” भी कही गई हैं तथापि गोध्ष्यामी जी 
की वाक्यावली पर विचार करने से वे नि,लकोच भक्ति का प्रत्यक्ष रूप 
भी कद्दी जा सकती हैं। काकभुशुदि जी ने एक स्थल पर कहा है।-- 


हरि सेवकद्दि न व्यापि अ्विद्या | प्रभुप्ररित व्यापइ तेहि विद्या ॥ 
ताते नाख न होह दास कर | भेद भगति बाढ़दू विहगवर |] 
४७००६ , ७ 


सो मेद भक्ति ( जो भक्तों के लिये परम वाछुनीय भक्ति है ) के लिये 
तो विद्यामाया की आवश्यकता होती ही है | इस दृष्टि से माया ( विद्या- 
मूया ) ओर भ्रक्ति कोई विरुद्ध शक्तियाँ नहीं हैँ | परन्तु सामान्यतः 
माया से अविद्यामाया की ओर ही विशेष ध्यान जाता है। इसलिये 
गोस्वामी जी ने भी माया और भक्ति का श्र॒लग अ्रल्ग वर्णन बरते हुए 
मायाको “नत्तंकी” ( भगवान्‌ की रखेली ) और भक्ति को “प्रियतमा” 
( भगव,न्‌ की व्याही ) कहा है ।& भक्ति के इस विशेषण के अनुसार 
सौता जी को “अतिसय प्रिय करना निधान को” ( १४-७ ) बताते 
हुए गोस्वामी जी ने स्पष्ट ही उन्हें भक्ति का प्रतिरूप माना है | फिर, 
गन्धारम्भ भें सीता जी की वन्दना करते हुए वे उन्हें न केवल “उद्धव- 
स्थितिसहारकारिणी कहकर विद्यामाया का ही श्रवतार बताते हैं वरन्‌ 
४क्लेशहारिणीं? “सवश्रेयस्करीं”? और “रामबढुलभा” कहकर साफ़ 
& पुनि रघुबीरहिं भयति पियारी। माया खललु नतकी बिचारी ॥ 


भगतिद्दि सानुकूज रघुराया । तातें तेदि डरपति अति साया ॥ 
४६६५०२६, २७ 


१३० दुलसी-दशन 


शब्दों मे भक्ति का प्रतिरूप भी कह देते हैं। & सीता जी भगवान्‌ कौ 
परमशक्ति हैं क्योकि भगवान्‌ ने “परम शक्ति समेत अवतरिदहृउ?? 
( ८९-६ ) कद्दा है । इसलिये यदि इनमें मूतिमन्त भक्तितत्व नहीं हे 
तो फिर ये परमशक्ति केसी ! गोस्वामी जी ने इसीलिये उन्हें यदि कहीं 
“प्ह्म जीव बिच माया जैसी”? ( ६०३-३ ) कहा है तो कहीं “ग्यान 
सभा जनु तनु घरे भग।त सब्चिदानन्दु”! ( २६३०४ ) तथा “भगति 
ग्यान बैराग जनु सोहत धरे शरीर” ( २९४-९ ) कहकर भक्ति से भी 
उपमित कर दिया है। भक्ति वैराग्य शील सज्जनों के द्वुदय में उत्पन्न 
होती है और भगवान्‌ की ओर अपित की जाती है | सीता जी भी 
विदेदराज की अ्रयोनिजा आत्मजा थीं ओर भगवान्‌ के साथ ब्याही 
गई थीं। भगवान्‌ ही भक्ति के प्रकृत अधिकारी हैं; यदि कोई 
मनुष्य अहकारवश अपने ही को भ्रक्ति का अधिकारी मानकर 
लाकपूज्यता के आसन पर, भगवान्‌ को हटाकर स्वयं बैठना चाहेगा 
तो वह अपने प्रयक्ष म उसी प्रकार श्राकृतका्य होगा जैठा रावण हुआा 
था। इस प्रकार सीता जी का सम्पूर्ण चरित भी भक्ति का कलापूर्य 
चरित बन जाता है। फिर सीता जो की रामपदाब्जसेवा की ओर, उनके 
साहचयं की ओर, उनकी दिनचर्या की ओर, दृष्टि डालिये तो दर कहीं 
भक्ति का द्दी रूप प्रस्फुटत होता हुआ पाया जायगा | इस तरह सीता 
ओर भक्ति की एकात्मा स्थापित हो जाती है। 

इस दृष्टि से विचार करने पर रामचरितमानस में सीताचरित, मरत- 
चरित, और शकरचरित भी साधकों के लिये बड़े मदत्वपूर्य कद्दे जा 
सकते हैँ। उनका पारायण करना मानों भगवच्चरित्र का पारायण करना 
ही हे। विशेष कर भरतचरित तो खाघक भक्तों के लिये अ्रमूल्य सम्पत्ति 

& उद्धवस्थितिसंद्वारकारियीं क्ल्लेशद्ारियीं । 

खबभ्रेयस्करों ख्ीतां नतो5६ रामवदतभास ॥ २-३, ४ 


जौवकोटियाँ रैरे रै 


है। ये तीनों महानुभाँव भगवान्‌ से अभिन्न हैं परन्तु फिर भी भगवान्‌ 
की लीला में इनका प्रत्यक्ष भेद देखा और माना जाता है इसलिये 
हमने भी इन्हें जीवकोटि में ही रखा है । 
गोस्वामी जी की इन जीवकोठियो पर विचार करने से विदित होगा 
कि जहाँ एक श्रोर उन्होंने साधुमत ( श्रात्मकस्थाय ) की प्रथा के 
अनुसार व्यक्ति के कल्याण-साधन पर पूरा विचार रखते हुए विषयी 
साधक सिद्ध आदि जीवों की चर्चा की और सत्सग का महत्व बताया है 
वहाँ दूसधे श्रोर लोकमत ( राष्ट्रकल्याण ) की प्रथा के अ्रनुसार पूरे 
हिन्दूसमाज के कल्याणसाधन पर पूरा विचार रखते हुए सन्तो, आाक्षणों, 
गुरुजनों ( गुरु तथा पूज्य कुट्ठम्बियों ) और भक्तों के सगठन की चर्चा 
कर के ( रामराज्य के प्रकरण में ) अपनी यही कामना प्रकट की 
है कि 
“सब नर करहि परसपर प्रोती । चलहि स्वधरमनिरत श्रुतिनीती ॥”” 
४२३३-१४ 


५५८६? ३२२७९८५ 


चतुथ परिच्छेद 


तुलसी के राम 


परम अनुराग जब ईश्वर कौ ओर हो तभी बह भक्ति कद्दाता है । 
ईश्वर के तो अनेक नाम हैं। श्रत्लाइ, खुदा, गाड, आलमाइटी, तथा- 
गत आदि नामों को छोड़कर विशुद्ध सनातनी हिन्दू धर्म की नाम सूची में 
भी उस “सहस्रशीर्षा; पुरुष: सहस्नाक्ष:; सहस्नपात्‌” के दज़ारों नाम मिल 
जावेंगे। भक्तों ने नाम के साथ रूप का सयोग देखा ओर इस प्रकार 
एक द्टी ईश्वर विष्णुरूपधारी, शिवरूपधारी, शक्तिरुपधारो आदि बन 
गया | किसी भक्त ने अपनो भावना के अनुसार शकर को इृष्टद्रेव माना 
किसी ने दुर्गा को किसी ने गणेश को और किसी ने इृष्ण को। 
/गीस्वामी तुलसीदास जी ने रघुवीर रामचन्द्र जी को अपना इष्टदेव॑ 
माना ।/ आराधना के लिये इस प्रकार का एक दृष्टदेव चुन लेना 
वाच्छुनीय है । परन्तु इस बात का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है 
कि वह इष्टदेव ईश्वर ( परबह्म परमात्मा ) का द्वी प्रतिरूप माना जाय 
छुद्रदेव का नहीं; अन्यथा आराधक का परम अनुराग भक्ति न 
कहावेगा । 
५“ गोस्वामी जी ने अपने इष्टददेव की ईश्वरता पर बहुत ज़ोर देकर 
लिखा हैं। एक तो उस समय रामभक्ति का प्रचार ही बहुत कम था 
#जासु कथा कृभज ऋषि गाई । भगति जासु में सुनिद्दि' सुनाई ॥ 
सोह मम इष्टदेव रघुवीरा | संचत जाहि सदा झुति घीराए 
२३०१२०२६३ 





(कक अनीननननन्‍मन3- 


तुलसी फे राम १३१ 


ओर दूसरे यदि था भी तो लोग अकसर कृष्ण के आगे राम को न्यूनपद 
हो प्रदान किय' करते थे। भीमद्भागवत आदि लोकमान्य अन्यों के 
आधार पर वे श्रीकृष्ण चन्द्र जी को पूर्णावतार और श्रीरामचन्द्र जी को 
अशावतार ही कहा करते थे# ])कई कारणों से गोस्वामी जी का उद्देश्य 
था कि भारतत्रष में रामभक्ति का प्रचार विशेष रूप से हो और राम- 
चन्द्र जी ही अधिक से श्रधिक लोगों के इृष्टदेव बन जायें | इसलिए 
रामचन्द्र जी की पूर्ण ईश्वरता पर ज़ोर देना गोस्वामी जी के लिए. 
आवश्यक दी था । 

_ जिस तरह व्यासदेव ने “अथातो ब्रक्षजिज्ञासा” से अपने बश्षसूत्रों 
की रचना प्रारम की है उठी प्रकार गोस्वामी जी ने “अ्रथातों राम- 
जिज्ञासा” से अपने बण्यं विषय की रचना प्रारम की है। “राम कवन 
मैं पूछहुँ तोहीं । कह हु बुकाइ कृपानिधि मोदी ॥”? (२७-१८ ) द्वी इस 
ग्रथ का मूल प्रश्न है। राम के प्रभुत्व का प्रतिपादन ही इस प्रश्न के 
उत्तर स्वरूप, इस अथ में ओत प्रोत भरा है। “जेहि मई आदि मध्य 
अवसाना । प्रभ प्रतिपाद्य राम भगवाना || ( ४७०-४ ) ) 

४-० गोस्त्रामी तुलसीदास जी के राम न केवल ब्रह्म हैं ( निर्गण ब्रह्म 
तथा सगुण अशरीरी परमात्मा हैँ )न केवल महयविश्णु हैं ( सगुण 
शरीरी परमात्मा हैं ) न केवल मर्यादा पुरषोत्तम हैं ( आदश भनुष्य 

) बरन्‌ तीनों के सामझस्य से पूय परम आराध्य हैं); हम उनके 
ब्रह्मत्व, उनके महाविष्णुत्त और उनके मर्यादापुरुषोत्तमत्व का अलग 


#* घते चाँशकल्ाः पसः कृष्णस्तु सग़वान्‌ स्वयम्‌ । ( भागवत ) 

न ठो गोस्वामी ज्ञी ने रामचरित को अपना वरण्य विषय सुनने 
में कोई ग़ज्नतो दी की और न रास के ईश्वरत्व प्रदर्शन की ओर उनका 
कोई शौक द्वी था । उन्दोंने जो कुछ लिखा है सोच समझकर लिखा है। 


इस संबन्ध में मिश्रवन्धुओं की सम्मति इसें प्राद्य नहीं जचती । 


१३४ तुलसी-दशन 


झलग विवेचन करके एक आराध्य के इस त्रेविध्य को स्पष्ट करने की 
चेष्टा करेगे | 
ब्रह्म वास्तव में निगु ण है इस विषय को गोस्वामी जी ने कई 
स्थलों पर प्रकट किया है-- 
पुक अनीह अरूप अनामा | अज सबच्िदानन्द परधामा ॥ ( १०-२१ ) 
अगुन अखड अनत अनादी । जेहिं चिन्तहि परमारथबादी ॥ 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा | चिदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥ ७०-१२, हे 
व्यापक अ्रकल्ल अनीह अज़ निर्गुन नाम न रूप ॥ ६७-९२ 
आदि अनेकानेक प्रमाण इस ग्रन्थ में मिल सकते हैं। इस निगु ण 
ब्रह्म से उन्होंने अपने आराध्य राम का भलीभाँति तादात्म्य बताया हे 
देखिये-- 
रास ब्रह्म परमारथ रूपा | अविगत झल्ख अनादि अनूपा ॥ - 
सकत्व विकार रद्दित गत भेदा । कट्टि नित नेति निरूपदिं बेदा ॥ 
२०६०६, ३० 
राम सरूप तुम्दार, बचन अगोचर चुद्धि पर । 
अविगत अ्रकथ अपार, नेति नेति नित निगम कष्ट ॥ 
२३१६-१९, १६ 
सोहद सच्चिदानंद घन रामा | अज बिग्यान रूप बत्न धासा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता । अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता॥ 
झगुन अदझ्न गिरा ग्रोतीता | सब दरसी अनवच्य अजीता ॥ 
निर्मम निराकार निम्मोह्ा । नित्य निरंजन सुख सन्दोहा ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी | बढ्य निरोद विरज अविनासी ॥ 
धु ४७६-३ से ७ 
गोस्वामी जी ब्रह्म की निगु न अवस्था को सगुण अवस्था से मिन्र 
समभते हैं । इसीलिये कहते हैं--- 


द फूल्ने च्मद् सा स्तर केसा | निगुन ब्रह्म संगुन भय जैसा ॥ ३३६०६ 


तुलसी के शाम !्ह्जू्‌ 


“ इस निगुन ब्रह्म का न तो कोई नाम ही हो सकता है और न ूप 
ही& जब इसमें कोई गुण ही नहीं तब यह किस प्रकार समझा समझाया 
जाय | गोस्वामी जी कद्दते हैं कि जो आदमी सगुण का सहारा लिये 
बिना निगुण की चर्चा कर सके, हम उस मनुष्य के दास बनने के 
लिये तैयार हैं।| ऐसी चर्चा सभव ही नहीं || हेसीलिये अलख के लखने 
वालों को गोस्वामी जी ने करारी फटकार बताई है! । इन्हीं कारणों से 
“शग्रनध्यस्त विवत”” भी का सहारा लेते हुए ऋषियों और आचार्यों ने बक्म 
की सगुय अवस्था भी मानी है । 

' बद्दी ब्रह्म निगु ण भी है ओर वही सगुण भी । इसलिये स्थान स्थान 
पर ब्रह्म का निगु ण-सगुण-भावात्मक ब्णन भी पाया जा सकता है। 
उपनिषद कहती है;-- 

स॒पयंगाच्छुक्मकायमन्रणमस्नाविर॑ शुद्धमपापविद्ध कविमनीषी 

प्रिभूः स्वयभुर्याथातथ्यतो््थान्‌ व्यद्धाब्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ईंश, ८ 
गीता का कहना है।-- 

सर्चेन्द्रियगुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 

असक्त स्वभच्चैव निगुण गुणभोक्तु च ॥ गीता १३-३२ 
भ्रीमद्भागवत की उक्ति है।-- 

सच त्वमेव सगुणों विगुणश्न भूसन । 

नानन्‍्यत त्वदस्यपि सनोवचसा नियत्तमू || सा० ७०३, ४८ 
गोस्वामी जी महाराज कद्ते हैं।--- 


& नाम रूप दुद्द इस उपाधी । १९-१० 

+ निर्गुन कहै जो सशुन बिलु सो गुरु चुल्सीदास ॥ दोहावज्ी (२५१) 
| तुलसी अलखद्दि का लखे राम नाम जछु नीच | दोद्दावली (१३) 
व यह विषय आगे समझाया जायगा 


१२६ तुलसी-दशन 


अनवच्य अखड अगोचरगो सब रूप सदा सब दोहन सो | 
इति बेद बदन्ति न दुन्तकथा रबि आतप भिन्न न भिन्न जथा ॥ 
४३२-१९, १६ 
सगुन अगुन गुनमन्द्रि सुन्दर। अमतस प्रबल्न प्रताप दिवाकर ॥ 
४३४०२३) 
अकल अगुन अ्रज अनघ अनामय । अजित अमोघ सक्ति करुनामय ॥ 
मौन कमंठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु घरी ॥ 
४३१०-१६, १७ 
जय सगुन निगनख्य रूप अनूप भूप सिरोमने ॥ ४४८-१ ६ 
निगन सगुन विषम समरूप ज्ञानगिरा गातीतमरूपम्‌ ॥ ३०२९-१३ 
जय भगवन्त अनन्त अनामय | अनघ अनेक एक करुनामय ॥। 
जय निगगुन जय जय गनसागर। सुखसन्दिर सुन्दर अति नागर ॥ 
४९९-६,७ 
तग्य कृतग्य अग्यता भंजन । नाम अनेक अनाम निरजन ॥ 
सर्वे स्वंगत सर्व उराद्यय । बससखि सदा हम कहूँ परिपालय ॥ 
४२९६०६,१ ० 
जय राम रूप अनूप निर्ग न सगुन गुन भरक सद्दी ॥ ३१८-२० 


ब्रद्द चादे निगु ण॒ हो चादे सगुण परन्तु इतना तो निश्चित है कि 
वह सं्व॑न्यापी है । जब वह सवंव्यापी है तो वह निराकार भी होगा दी 
क्र्योंकि श्राकार मे एकदेशीयता आ जाती है और जो सबंदेशीय है वह 
केवल एकदेशीय हो नहीं सकता | इसीलिये जहाँ ब्रह्म के रूप कीं चर्चा 
की गई है वहाँ कोई विशिष्ट आकार न बताकर उनकी विश्वरूपता 
का ही वर्णन कर दिया गया है. सर्वान्तर्यामी के रूप का इससे बढ़िया 
बणन ओर हो ही क्या सकता है । 

वेद कदते हैँ;-- 


तुलसी के राम १३७ 


सदस्वशीर्षाः पुरुषपः सह क्लात्ञाः सहर्वपाव्‌ । 
सभूमि विश्वतो वृत्वाउत्यतिष्टद्शाइलम ॥ 
( देखिये ऋथग्वेद का पुरुषसूक्त ) 
उपनिषदे कहती हैं;-- 
अप्निमृर्धा चछुषी चन्द्रसूधो 
दिशःभरोन्ने बागूविद्वताश्च बेदाः 
बायुः प्राणो हृदय वचिश्वमस्य 
पदुभ्यां श्थिवी दोष सवभूतान्तरात्मा । 
मुयडक २-१,४ 
विश्वतश्चचुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पाव्‌ । 
स* बाहुभ्यां धमति स पतन्रेर्धावाभूमी जनयन्‌ देव पुकः ॥ 
श्वेताश्वतर ३-३ 
गीता भी श्वेताश्वर के स्वर में स्वर मिलाती हुई कद्दती हैंः-- 
स्वतः पाणिपाद तत्सघंतो5चिशिरों मुख । 
सर्वतः श्रुतिमदलोंके खर्वमावृत्यतिष्ठति ॥ गौता ३३-१ हे 
( श्मेत्ाश्वतर ३-१६ ) 
शीमदूभागवत का कहना हैः-- 


एकायनो5सौ द्विफलस्थिसुत्नश्चतूर सः पद्धविधः षडाप्मा । 
सघत्वगष्टविय्पो नवाक्षो दुशच्छुदी द्विखगांक्मादिवृत्त: ॥ 
भागवत १० पू०-२, २७ 
हमारे गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं।--- 
अव्यक्त मुलमनादि तरुत्वच चारि निगमागम भने । 
घट कथ साखा पद्नञब्रींस अनेक प्रन सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेल्नि जहि आश्वित रहे । 
पृदद्षवत फूलत नवव्व नित संसार विटप नमामद्े ॥ ४७४३-९५ से १२ 


रैशेटः वुलसी-दशन 


५ /िस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन बिस्वासु । 
लोक कदपना बेद कर अंग श्रंग प्रति जासु ॥ 
पद पताज्न शीश अजधामा | अपर ल्लोक अंग अ्रंग बिखामा ॥ 
भुकुटी विल्लास भयंकर काला । नयनदिवाकर कच घनसाक्षा ॥| 
जासु प्लान अ्रस्विनीकुमारा । निसि अरु दिवस निसेष अपारा ॥ 
स्तववन दिसा दस बेद बखानी। मारुत स्वास निगम निज्ञु बानी ॥ 
अधर लोभ जम्मु दसन कराला। माया हास बाहु दिगपात्रा ॥ 
आनन अनतल अल्ुपति जीहा | उतपति पालन प्रत्नय समीहा ॥ 
रोमराजि अ्रष्टाइसल भारा। अस्थि सयज्ष सरिता नस जारा॥ 
डदर उदधि अ्रधगो जातना । जगमग प्रभु की बहु कल्मपना ॥ 
अहंकार सिव बुद्धि श्रज मन सप्ि चित्त भहान। 
मनुजबास चर अचरमय रूप राम भगवान& ॥ 
३७६ २१ से २६, ३८०-१ से ६ 
ब्रह्म की इस निराकारता अथवा विश्वरूपता को भगवद्‌ विग्रद् के 
व्यक्तित्व की अपेक्षा अधिक प्रधानता देते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैंः--- 
अब्क्त व्यक्तिमापन्न सन्यन्ते मामबुदुयः । 
परभाव भजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमस्‌॥ गीता ७०१३ 





4 कारपेण्टर साहब ने अपने “थिश्लोत्नाजी आफ तुलसीदास” में 
( देखिये परष्ट &म-६8 ) इस विश्वरूप वर्णन को गोस्वामी जी के 
सिद्धान्त के प्रतिकूल्ष बताया है। और लिखा है क्लि ढीक ही हुआ जो 
यह वर्णन एक अनाय॑ नारो मन्दोदरी के मुंद्द से कहाया गया है। यदि 
यद्दी बात दै तो वेदों ने उपयक्त संसार-विटप का चर्णैन केसे किया! 
झसल में यह विश्वरूपवर्णशन गोस्वामी जी के सिद्धान्तों के सवंथा अजु- 
कूल है जैसा उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट द्वो गया द्वोगा । 


तुलसी के राम १३९ 


गोस्वामी जी भी इसी श्रमिप्राय से कहतें हैं।-.- 

राम सरूप तुग्हार बचन अगोचर छुद्धिपर । 

अविगत अरकथ अपार नेति नेति नित निगम कष्ट ॥ २१६०-१५, १६ 

” सगुण का श्रर्थ होता है ( देय गुणों से रहित ) कल्याण गुण 

गयणों का श्राकर | उस परमात्मा में अनन्त कल्याण गुणगण हैं परन्तु 
मानव समाज के लिये जो गुण विशेष उपयोगी और विशेष श्राकषक 
जान पड़े हैं उन्हीं की चर्चा आचायों और भक्तजनों ने की है। 
परमात्मा के कुछ कब्याणगुणों की चर्चा आगे आने वाली है इसलिये 
राफ़ के ब्रह्मत्व का यह विषय यहीं स्थगित किया जाता है । 
., राम की दूसरी भाकी है उनका मट्टाविष्युत्व । जो राम विय्यकार 
और स्ंदेशीय बताए गये हैं वे ही इस भक्राकी में साकार और एक- 
देशीय बन गये हैं। जो विश्वरूप कहे गये थे वे सुर रूप दोकर भक्तों के 
सामने आ रहे हैं। जिनके अनन्त नाम थे अ्रनन्त रूप थे अनन्त लीलाए, 
थीं ओर अनन्त धाम थे उनके विशिष्ट नाम विशिष्ट रूप विशिष्ट 
लौलाए और विशिष्ट घाम की कथा चल पडती है। 

परभात्मा सुजक भी हैं, पालक भी हैं, सहारक भी हैं; परन्तु आत्म- 
कल्याण और लोक कद्याण की भवनाए रखनेवाला भक्त उनके पालक 
भाव की शोर ही विशेष रूप से आकइृष्ट होता है। इस पालक तत्व को 
गोस्वामी जी ने क्ल्याणधाम शिव के रूप में नहीं वरन्‌ जगदभर्ता 
विष्णु के रूप मे देखा था ॥| इसलिये उन्होंने अ्रपने आराध्य राम का 
तादास्म्य विष्णु के साथ किया है॥ रामावतार के उपक्रम में ब्रह्मा और 
शकर समेत अन्य देवगण विष्णुलोक ( वैकुएठ और क्षीरसागर ) दी 
की चर्चा कर रहे थे। और उन्होंने “सिध्चु सुता प्रिय कन्ता” की ही 
स्तुति की थी | फिर, जहाँ रामचन्द्र जी के रूप का वर्णन आया है 
वहाँ दृदयस्थल पर पड़े हुए भ्ृगुचरण के चिह् कौ--“उस्सीवत्स?! 
की--भी बराबर चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, उनके “निज 


१४० तुलसी-दशंन 


आयुध भुज चारी” का भी एक से अ्रधिक स्थलों पर उल्लेख है। 
इसलिये वे अपनी इस दुसरी भाकी से विष्णु से व्यतिरिक्त कोई अ्रन्य 
देव नहीं हैं। परन्तु वेष्णव भाव वाले होते हुए भी राम परब्रह्म पर- 
मात्मा के पूणरूप होने के कारण अनेक क्यों के करोड़ों विष्णुओं की 
शक्ति रखते थे--“विषध्प:ु कोटि सम पालन करता” थे/। इसलिये 
गोस्वामी जी ने त्रिदेवों तथा पश्चदेवों में सम्मिलित करके विष्णु को न 
. केबल राम का भक्त ही बताया है वरन्‌ उनकी शक्ति के आगे इन्हें 
( विष्णु को ) नीचा दिखाने में भी नहीं हिचके हैं ।' 
» गोस्वामी जी के राम देवाधिदेव हँ--मद्दाविष्णु हँ---इसलिये 
निश्रय ही वे अद्वितीय होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं।-+- 
रखे सिव विधि विस्नु अनेका। अमित प्रभाड एक तें एका ॥ 
बदुत चरन करत प्रभु सेवा। विविधि वेष देखे सब देवा ॥ 
>< >< , >< 
पूजहि भरभुदि देव बहु बेखा | राम रूप दूसर नहिं देखा॥ 
३३-४९, है ओर ११ 
देखरावा मातदहि निञज्ञ अ्रदभुत रूप अखंड। 
रोम रोम श्रति ल्ागे कोटि कोदि ब्रहमड ॥ 
अगनित रवि ससप्ति स्व चतुरानन । बहु गिरि सद्दित सिधु महि कानन ॥ 


*$९-१३ से १९ 
ब्लोक क्ोक प्रति प्रिन्न विधाता । भिन्न विस्‍्नु सिव मनु दिप्ति ब्रातवा । 
>< >८ 4 


भिन्न भिन्न में देखि सबु अति विचित्र दरिजान। 


अगनित शझुवन फिरेउ प्रभु राम न देखेड आन ॥ 
४७३४-४३ ओर १३, १२ 


तुलसौ के राम डरे 


जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलखीदालहूँ। 
पायेज परम विस्लाम राम समान अश्रस्ु नाहीं कहूँ ॥ 
*<०३६-२१, २२ 
“भगवान राम की यह देवाधिदेवता गोस्वामी जी ने श्रनेक प्रकार 
से प्रदेशित करने की चेष्टा की है। स्वतः जो कुछ कह्ाय सो तो कहा 
ही। इसके अतिरिक्त जड़ और चेतन तत्वों पर उनका प्रभाव प्रकृढ 
कर के तथा सम्मान्य देवों द्वारा उनके महत्व को व्यक्त कराकर उन्होंने 
इसी विषय पुष्टि की है | 
जड तत्वों पर राम के प्रभाव की प्रक्रिया देखिये । विधि-गति को 
अथवा नैसर्गिक नियम को बदल देना सामान्यतः उभव नहीं रहा करता। 
परन्तु “गोसाईं” € प्रभु ) तो बही है जो विधिगति को भी “छुक” 
दे |& तब जब कि राम प्रभु हैं तो क्षिति जल नम पावक पवन के नेस- 
गिक नियमों में भी विषयय कर देना उनके लिये सामान्य बात द्वोनी दी 
चह्िये यही बताने के लिये ग्रोस्वामी जी ने उनके कुछ अलौकिक कूत्यों 
का उल्लेख किया दे [पत्थर की शिला को बात की बात म॑ नारी तनु 
बना देना एक ऐसी बात है जो क्षिति तत्व पर राम की स्पष्ट विजय 
घोषणा कर रही है। शरतधान करते ही समुद्र के हृदय में ज्वाला 
उठने लगना एक ऐसी बात है जो जल तत्व पर भी रास की विजय 
बता रद्दौ है । अग्नि का सीतारूपी धरोहर अपने पास रखना ओर समय 
पर वापिस कर देना राम की अग्नितत्व पर विजय का साक्षी है। € लड्ढा 
को जलाकर इनूमान अछूते बच गये यद्द भी गोस्वामी जी के मत्ा- 
नुसार राम का ही प्रभाव था। ) लड्भादइन के समय सब प्रकार के 
& सोइ गोसाइ विधिगर्ति जेह्टि छेकी । सकइ को दारि देक जो देकी ॥ 
२६६०६ 
| ठाकर दूत अनल जेहि सिरजा | जरा न सो तद्दि कारन केक, ॥ 
2<%4९-१ के, 


श्डर तुलसी-दश्शान 


पवनों ने आकर हनूमान की सहायता की थी । पवन तत्व पर राम की 
विजय वैजयन्ती का आन्दोलन करानेवाले गोस्वामी जी कद्दते हैं, “हरि 
प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास ।”” ( ३५६ ५ ) | काकभुशुडि 
के उपाख्यान में भी वे कद्दते हैं “विदंसत तुरत गयेउ मुख माही” 
(४७८-१८ )। नतो हवा का कोंका पीछे से श्राया न बालक रूप 
राम ने द्वी किसी प्रकार की सास खींची । फिर भी काकभुशंड महोदय 
भगवान के मेंह् में खिंचे चलते आये । यह भगवान्‌ राम की पवन तत्व 
पर विजय नहीं तो और क्या है ?! अब आकाश तत्व का द्वाल देखिये । 
मद्दाकाश का समूचा विधय अखिल ब्रह्माण्ड का समग्र दृश्य 
काकभशु डि को अपने उदराकाश में और कोशद्या माता को अ्रपने 
ठोस शरीर ही मे दिखा देने वाले भगवान्‌ रामचन्द्र क्या निश्चय ही 
आकाश तत्व पर पूर्ण विजय ग्राप्त करने वाले नहीं कद्दे जा सकते ! 
इस तरदद इन अलौकिक बातो का उद्लेख कर के गोस्वामी जी ने 
अपने राम के प्रभुत्व का सस्थापन किया है; 

जो भगवान्‌ रामचन्द्र पश्चतत्वों के नेसगिक नियमों में भी इस 
प्रकार के परिवर्तन कर सकते थे उनके लिये;--- 


देत चापु आपुद्धि चक्षि गयक। परसुराम सन बिससय सयउ ॥ 
(६ १३००-२० ) 
परसि चरन रज अचर सुखारी । भये परमपद्‌ के अधिकारी ॥ २२४-१ 
सरिता वन गिरि अवधघट घादा । पति पद्दिचानि दुंद्ढिं वर बादा ॥ 
जहूँ जहँ जादि देव रघुराया | करदिं मेघ तहें तहँ नम छाया ॥.. 
३०३-४, र 
सब तरस फरे राम द्वित ल्वागी। रितु अर कुरितु कान गति त्यागी ॥ 
३७९०३ 

झ्ादि बातें लिखना कोई आश्वयंजनक नहीं | 


तुलसी के राम श्डर 


ज़ीवतत्व पर भी राम.को विज्ञय बताने के लिये .गोस्वामी ज़ी ने 
न फेवल देवेल्द्र आदि बड़े बड़े जीवों से उनकी स्तुति कराकर उनकी 
महत्ता स्थापित कराई है वरन्‌ जीव के प्रति-शरीर-भिन्नत्व-धर्म का 
उच्छेद कराते हुए राम के विषय में वे लिखते हैं;--- 
: हों उद्दों दुइ बालक देखा । मति अ्रम मोर कि आन विसेखा ॥ ६<-११ 
प्रमातुर सब लोग निद्दारी | कौतुक कीन्द कृपाल खरारी ॥ 
झमित रूप प्रगठे तेहि काला । जथा जोम मिल्ने खबहिं कृपाता ॥ 
४४४४-२६, २७ 
रामभक्ति में निरत त्रिदेवों और प्रश्ददेवों के सम्बन्ध की पंक्तियों 
का भी मुलाहिज़ा कर लिया जाय;-- 
ब्रद्मा--ब्मा सब जाना सन अनुमाना सोर कछू न बसाई | 
जाकरि तें दाप़ी सो अविनासी इसरउ तोर सद्दाई ॥ 


प्रऋ०१७, १८४ 

विष्णु--हरि हित सद्दित राम्मु जब जोड़े । रमा समेत रमापति सोहे ॥ 
११४४-२९ 
मदहेश--ज्य सच्चिदाननद जगपावन । अस कहि चत्नषेड मनोज नसावन ॥ 
श्९न्८ 
गौरी-- तब कर अस विसोद् अब नादीं । शाम कथा पर रुचि मन मादों॥ 
२६-९२ 

गणेश--सद्दिमा जासु जान गनराऊ | प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ || 

१४-१३ ६ 
सूर्यदेव--यहदद रहस्य काहू वद्दि जाना | दिनसनि चत्ने करत युनयाना ॥ 
$| रे- है 


सुराकार ईश्वर के विशिष्ठ नाम, विशिष्ट रूप, विशिष्ट लीलाविलास 
झोर विशिष्ट धाम रहा करते हूं यह आचायों का मत है | विशिष्ट 
व्यक्तित्व के साथ विशिष्ट नाम रूप लीला धाम का संयोग अनिवार्य दै। 


१४४ दुलसौ-दशन 


जब तक वह विशिष्ट व्यक्तित्व रहेगा तब तक उस विशिष्ट व्यक्ति का 
विशिष्ठ 'नामरूप लीलाधाम? भी रहेगा | इसीलिये कहा गया है;--- 
“समस्य नामरूपं च लीजाधाम परात्परम्‌ 
एतच्चतुष्टय निध्य सचिदानद विप्रदस्‌?” ॥ 
( वशिष्ठ संहिता )& 
गोस्वामी जी के आराध्य सुराकार परमात्मा के अनेक नामों से 
“राम” नाम ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। नारद जी ने वर मागा है+-- 
जद्यपि प्रभु के नास अनेका | श्रुति कद शभ्रधिक एक ते एका॥ 
राम सकज्न नामन ते अधिका । होहु अखित्त अध खग गन बधिका ॥ 
श२३-०२६, २७ 
राका रजनी भगति तव राम नाम सोदइ सोम । 
अपर नाम उद्शुगन बिमल बसहु भगत उर ब्योम ॥ ३२४-१, २ 


भगवान्‌ ने एबमस्तु कहते हुए इस नाम को अ्रमित प्रभावशाली 
कर दिया है | सुराकर भगवान्‌ रामचन्द्र के धाम का उल्लेख रामचरित- 
मानस के कई स्थलों में आया है। “४रामघामदा पुरी सुहावनि?” 
( २२-६ ) “अ्रति प्रिय मोहिं इहाँ के बासी, मम धामदापुरी सुखरासी?” 
( ४४३-१५ ) “जे रामेस्वर दरसनु करहृद्ठिं, ते तनु ताज मम लोक 
सिधरिहहिं? ( ३७४-११ )। परन्तु उस धाम के वर्णन को गोस्वामी 
जी ने अनेक कारणों से गुत रखा है। सुराकार परमात्मा के रूप कौ 
चर्चा विष्णु भगवान्‌ के रूप के समान ही है। यदि अ्रन्तर है तो यही 
कि वे द्विमज हैं ओर शख चक्र गदा पद्म के बदले “शर चापघर” 
हैं। उनकी लीलाए यो ऐसी अपूव हैं कि उनसे न केवल राम के पूर्ण 
भगवचत्व और अतएव श्रेष्ठत्व की ही अभिव्यक्ति होती है वरन्‌ उनके 

परम आराध्यत्व और अ्रतएव प्रेष्ठत्व की भी बात स्पष्ट हो जाती है ।' 


& यद रजोक सानसपीयूष याक्षकाणढ के पृष्ठ १३१ में उद्घत दे । 


|] 


तुलसी के राम १४ 


नाम धाम ओर रूप के विध्य में श्रागे कुछ और लिखा जाने वाला 
है |-भगवान्‌ की लीला के सम्बन्ध में यहाँ कुछ अधिक पक्तियाँ लिख 
देना अनुचित न होगा। उनकी सबसे बड़ी लीला है रावण का वध ।६ 
यह रावण कोई भौतिक रावण नहीं । भोतक रावण को तो नराकार 
राम ने मारा होगा। यद् रावण है प्रदृत्ति री लकागट मे निवास 
करने वाला मद्दामोद्द | ( देखिये विनयपत्रिका का ध८् वाँ छुन्द ) इस 
महामोह के ही कारण मनुष्य मैं-मेरा, वू--तेरा कद्वता रहता है । 
अपने “में?! को--अपने भौतिक व्यक्तित्व को--वह इसी मदामोह के 
कारण सवशक्तिमान्‌ बनाना चाहता है। महामोह्मिभूत अपने व्यक्तित्व 
को वह दशों दिशाओं में प्रसारित करता है। वे दश दिशाएँ: हैं “छुख, 
सम्पति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बडाई” | इस में 
पुश्नेपणा, वित्तेयणा और लोकेषणा की सब बाते आगई । इन्हों दश 
मुख्य भोगों के कारण वह मदहामाह दशमुख कहाता है ओर “'ब्रद्मसाप्ट 
जहँ लग तनुधारी” है वह सब इसी 'दशमुख” महामाह की “वबश- 
बती? रहा करती है । परन्तु ब्रह्मस॒शट में केवल एक ही जीव तो रहता 
नहीं है । जैसे एक जीव अपना व्यक्तित्व प्रसारित कर सकता है वैसे ही 
दुसरे जीव भी तो कर सकते हैं। यदि एक ही जीव अपने विशेष प्रयक्ष 
से सचको दवा बैठे तब तो सृष्टि का पूराह्मतस द्वी हो जाय। परन्तु 
खष्ट तो विफासशोल है। इसलिये जब ऐसा प्रठंग उपस्थित हो जाता 
है तब सृष्टि की व्यवस्था के लिये कोई न कोई ईश्वरीय विभूति किसी 
न किसी रूप में आविभू त दोकर उस मद्दामोहग्रस्त जीव का दमन 
करके सद्धमे का सरक्षण कर दिया करती है। यद्दी अवतार का रहस्य 
है। जिस प्रकार जगत में उन भगवान्‌ के अवतारों की आवश्यकता 
रहती है उसी प्रकार जीव के हृदय में भी तो उनकी आवश्यकता 
रहा करती है। इसीलिये गोस्वामी जी के सुराकार राम प्रत्येक म्रानव 
दवृदय की अयोध्या में विद्ययान बताए गये हं। कुप्र॒त्ति रूरी लड्ढा 

१७ 


१४६ तुलसी-द्शन 


दुग का अधिपति महामोह अहकार रूपी रावणु जिस सस्य शान्ति 
अथवा आपस्तिकता रूपिणों सीता को अपनी वशवतिनी बना लेना 
चाहता है उसी समय राम रावण युद्ध का सूत्रपात प्रारम्भ हो जाता 
हे । साधक का हृदय राम रावण यद्ध का--भगवान्‌ और शैतान 
की लड़ाई का--भगवत्‌ कृपा और श्रविद्या के सघष का--समरत्तेत्र 
द्वीसातों बना रहता हैं। मानो इसी चिरतन युद्ध की ओर लक्ष्य 
करते हुए गोस्वामी जी ने कद्दा हैः-- 


श्रराम रावण समर चरित अनेक कहप जो गावहीं । 
सत सेष सारद निगम कवि तेड तदुपि पार न पावहों ॥ 
ताके गुनगन कछु कहे जड़ मति तुलसीदास । 
निज पौरुष अनुसार जिमि मसक डड़ाहि अकाख ॥ 
४२६-१ से ४ 


(सनुष्यों के हृदय के अहकार का जब तक विगलन न होगा तब 
तक उनका परम कब्याण हो ही नहीं सकता | इसो लिए सुराकार राम 
की यह ख़ास “ानि?ः बताई गई है कि वे अपने भक्त के हृदय में 
अहड्डार रहने ही नहीं देते ।# गोस्वामी जी ने इस सन्बन्ध की अनेक 
लीलाग्रो का उल्लेख किया है। नारद जी के समान भक्तप्रवर के द्वदय 
में कामविजय के सन्बन्ध का अभिमान ज्योंद्दी जाग्रत हुआ त्यों दी मग- 
बान्‌ ने उसका समूल उन्मूलन कर दिया | जयन्त का अ्रभिमान 
देवताओं का श्रभिमान, समुद्र का श्रभिमान, गरुण का अभिमसान 
काकभुशडी का अभिनान इसी प्रकार कितनों द्वी के अभिमान को 
भगवान्‌ ने चूर चूर कर दिया है |. 


#& सुनहू रामकर सहज सुभाऊ | जन झभिमान न राखहि काऊ ॥ 
४७६० 


तुलसी के राम १४७ 


जहाँ एक ओर वे अमिमान चूण करने में इतने पढु हैं वहाँ दूसरी 
और क्षमाशीलता में भी इस हृद के हैं क्रि-. 
जेद्दि श्रघ बघेड ब्यात्न जिमि बात्नी । फिरि सुकंद सोइ कौनिद कुचात्ी । 
खोहद करतूति विभीषन केरी । सपनेहुूँ सो न राम हिय हेरी | 
ते भरतहिं भेदत सनमाने । राजसभा रघुबीर बखाने ॥ 


प्रभु तर तर कपि डार पर, ते किय आपु समान | 
तुलती कहूँ न रास से, साहिब सील निधान | ६-१ से ९ 
खल मनुजाद द्विजामिष भोगी | पातरहिं गीत जो जाचत जोगी ॥ 
डमा रामु रूुदुचित करुनाक्र | बयरुभाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ 
देदि प्रमगति सो जिय जानी। अल कृपालु को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहि अम त्यागी । नर सतिमद ते परम अभागी ॥ 
३६४४-१६ से १६ 


क्षमाशीलता की यह मात्रा किसी अ्रन्ध पक्षपात को लिए हुये नहीं 
है| सुग्रीव ओर विभीषण के सम्बन्ध मे गोस्वामी जी ने जो उप्यक्त 
वाक्य कहे हैं उनके ठीक पहिले वे कद्दते हैँ।-- 


रद्दित न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरति सय बार हिये की ॥ 
१८-२९ 
: भगवान्‌ सावग्राददी हैं, कृत्यग्राही नदीं। बालि का साव दुष्ठ था 
इसलिये वह “अधघ'-लिसत समझा जाकर मारा गया। सुग्रीव और 
विभीषण ने भी पीछे यद्यपि वद्दे कुझृत्य ( “कुचाली” “करतूति? ) 
किया परन्तु उनका भाव दूषित न था इसलिये वे सम्मान्य दी. रहे | 





& अनायाों में रिवाज है कि कोई भी मनुष्य अपनी भौजाई को चूड़ी 
पदिनाकर अपनी री बना सकता है। आय ल्वोगों की दृष्ठि में यद 'कुचात! 
ही है। परन्तु विभीषण और सुप्रीव ने अपने समाज की परसुपरा के 


१४६ तुलसौ-दशन 


दुग का अधिपति महामोह अहकार रूपी रावण जिस समय शान्ति 
अथवा आस्तिकता रूपिणी सीता को अपनी वशवतिनी बना लेना 
चाहता है उसी समय राम रावण युद्ध का सूत्रपात प्रारम्म हो जाता 
है। साधक का द्वृदय राम रावण यद्ध का--भगवान्‌ और शैतान 
की लड़ाई का--भगवत्‌ कृपा और श्रविद्या के सघध का--समरत्तेत्र 
दी सा तो बना रहता हैं। मानो इसी चिरतन युद्ध की ओर लक्ष्य 
करते हुए गोस्वामी जी ने कद्दा हैः--- 


ओऔराम रावण समर चरित अनेक कढप जो गावहीं । 
सत सेष सारद निगम कवि तेउ तद॒पि पार न पावहीं ॥ 
ताके गुनगन कछु कद्दे जड़ मति तुलसीदास | 
निज पोरुष अनुसार जिमि मसक डड़ाहि अकास ॥ 
४२६-१ से ४ 


गल 

(मनुष्यों के हृदय के अहकार का नब तक विगलन न होगा तब 
तक उनका परम कल्याण हो ही नहीं सकता | इसी लिए सुराकार राम 
की यद्द ख़ास 'बानि? बताई गई है कि वे अपने भक्त के हृदय में 
अइ्ार रहने द्वी नहीं देते ।& गोस्वामी जी ने इस सम्बन्ध की अनेक 
लीलाओं का उल्लेख किया है | नारद जी के समान भक्तप्रवर के हृदय 
में कामविजय के सन्बन्ध का श्रमिमान ज्योंद्दी जाग्रत हुआ त्यों ही मग 
वान्‌ ने उसका समूल उन्मूलन कर दिया । जयन्त का श्रभिमान, 
देवताओं का अमभिमान, समुद्र का अभिमान, गरुण का अभिमान 
काकृभुशडी का झभमिमान इसी प्रकार कितनों ही के अमभिमान को 
भगवान्‌ ने चूर चूर कर दिया है || 





# सुनहु रामकर सहज सुभाऊ | जन अभिमान न राखदि काऊ ॥ 
७4६० 


ठुलसी के राम १४७ 


जहाँ एक ओर वे अभिमान चूरण करने में इतने पढ़ हैं वहाँ दूसरी 
ओर क्षमाशीलता में भी इस हृद के हैं क्रि-- 
जेहि भ्रघ बधघेड ब्याज्न जिमि बाल्वी । फिरि सुकढ सोइ कौनिदि कुचाल्ली । 
सोह करतूति विभीषन केरी । सपनेहुँ स्रो न राम हिय हेरी | 
ते भरतहिं भेद सनमाने । राजसभा रघुबीर बखाने ॥ 

अभ्ु तर तर कपि डार पर, ते किय आपु समान । 

तुलसी कहें न राम से, साहिब सील निधान || १६-१ से € 
खत मनुजाद द्विजामिष भोगी | पायहि गीत जो जाचत जोगी ॥ 
उमा रासु सद॒ चित करुनाकर | बयरुभाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ 
देहि प्रमगति सो जिय जानी। अ्रस क्ृपालु को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु मुनिन भजहि अम त्यागी । नर मतिमद ते परम अभागी ॥ 

३३६४-१६ से १६ 


क्षमाशीलता की यह मात्रा किसी अ्रन्ध पक्षयात को लिए, हुये नहीं 
है| सुम्राव और विभीपण के सम्बन्ध में गोत्वामी जी ने जो उपयुक्त 
वाक्य कहे हैं उनके ठीक पहिले वे कद्दते हैं;-- 

रद्वित न प्रभ्यु चित चूक किये की । करत सुरति सय बार दिये की ॥| 

१४४०२ २ 

।, भगवान्‌ भावम्नादी हैं, कृत्यग्राही नहीं। बालि का भाव दुष्द था 

लये वह “अघ'-लिस समझा जाकर मारा गया। सुग्रीव और 

विभीषण ने भी पीछे यद्यपि वह्दी कुकृत्य ( "कुचार्ला?” “करतूति?? ) 

किया परन्तु उनका भाव दूषित न था इसलिये वे सम्मान्य ही. रहे |& 





७& अनायों में रिवाज है कि कोई भी समुष्य अपनी भौज्ञाई को चूडी 
पद्िनाकर अपनी स्लो बना सकता है। आय॑ छ्वोगों की इष्ठि मे यह 'कुचाद्? 
ही है| परन्तु विभीषण और सुमीव ने अपने समाज को परम्परा के 


शडथे ८ तुलसी-दशन 


भगवदूगीता का “अ्रपि चेत्सुदुराचारों मजते मामनन्यभाक्‌ साधुरेव स 
मन्तव्यः सम्यरव्यवसितों हि स;? ( ९-२० ) भी इसी बात की घोषणा 
कर रहा है। जिसका भाव शुद्ध है वद्द सम्यर्यवसित है। उसका श्राचार 
निश्चयपूवंक आप ही आप सुधर जायगा । 

४ भगवान्‌ के न्याय और दया का सामझस्य दिखाने के लिये 
गोस्वामी जी ने बड़ी सुन्दर सूक्तियों का प्रयोग किया है। रोगी कुपश्य 
मागता है। परन्तु वैद्य उसे नहीं देता |& मा खडी होकर अपने बच्चे 
का फोड़ा चिरवाती है और बच्चा कितना भी रोये फिर भी मा अ्रपने 
इस प्रयत्ष से बाज़ नहीं आती।। यसार में केवल व्यष्टि ही व्यष्टि 

तो नहीं है। इसलिये ईश्वराभिमुख होने पर भी व्यक्ति का केवल वैसा 
ही कल्याण हो सकेगा जो समष्टि के कल्याण का किसी प्रकार से 
बाधक न हो | यद्दी जगन्नियन्ता राम का न्याय है। इस न्याय में रोष 





अनुसार इस तरह का सम्बन्ध अगीकार कर लिया तो वह कोई भाव- 
दूषित क्रिया नहीं हुई | बालि ने जो कुछ किया वह अवश्य भावदूषित 
क्रिया थी क्‍योंकि एक तो छोटे भाई की स्री को चूड़ी पहििना कर अपनी 
सत्री बना लेने की प्रथा अनायों में सो नहीं है दूसरे डसने बत्षपूर्व॑क सुप्रोज 
को नारी का हरण किया था| 
& कुपथ माँगु रुज व्याकुल्न रोगी । बैद न देदि सुनहु मुनि ज्ञोगो ॥ 
पृद्दि विधि ह्वित तुम्दार में दयऊ | कहि अस अन्तर द्वित प्रभ भयऊ ॥ 
६६०१, 
 जिमि सिसु तन बन दहोह गोसाईं । सातु चिराव कठित की नाई ॥ 
जदपि प्रथम दुख पावह रोवइ बात्य अधीर । 
ब्याधि तास हित जननी गनत न सो सिसु पीर । 
तिमि रघुपति निज दास कर दरदि यान द्वित जागि ॥ 
४७६-फ स्रे १३ 


तुलसी के राम १४९ 


का कोई स्थान नहीं | जो हाल न्याय का है वही दया का है। यदि 
न्याय में रोष का स्थान नहीं तो दया में पक्षपात का स्थान नहीं। जिस 
प्रकार श्रमि के सम्मुख पहुँचाया जाने पर हिम आप हो आप गलत 
जाता है उसी प्रकार उनके अभिमुख होने पर जीव का “शोक, मोह, 
अ्रम” आप ही आप नष्ट हो जाता है& | जिस प्रकार डामर से भरे हुए 
काच में निकट की प्रत्यक्ष वस्तु का भी प्रतिविम्ब भली भाति आविभूत 
नहीं हो सकता उसी प्रकार अभक्त अथवा विषयी हृदय में भी ईश्वर 
का विषम विद्दार ही जान पडता है।। जो छुलछुन्द युक्त हँ--श्रभक्त 
हैं-वे भगवान के सन्मुख हो ही नहीं सकते और जो उनके सन्मुख ही 
नहीं दोते वे उनके प्रकाश प--उनके तेज से--उनकी कृपा से--लाभ 
ही कैसे उठा सकते हैं।! जो लोग भगवान्‌ के न्याय ओर दया के इस 
रहस्य को समझ सकते हैं, वे ही तुलसीदास जी के सुराकार राम को 
समभाने के सच्चे अधिकारी हैं। 


$ इस सम्बन्ध में पार्वती जी कौ उक्ति देखी जावे:--- 
तात अनल कर सहज सुभाऊ । हदिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ 
गये समीप सो अबसि नसाई। असि मनमथ मद्देस की नाई ॥ 
४६-१७, १८ 


 जथ्पि सम नद्दि राग न रोपू | गहहिं न पाप पुन्य गुन दोधू ॥ 
करभ प्रधान विस्व करि राखा | जो जस करइ भो तस फल चाखा ।॥ 
तद॒पि करहि सब विषम विहदारा। भगत अभगत दृदय अनुसारा॥ 
२९५-३ से २ 


) जो वै दुष्द हृदय सोइ होई। मोरे सनमख आव कि सोई। 
निर्मतष मन जन सो सोदिं पावा । मोद्दि कपट छुल्न छिंद न सावा 
३६६३-२०, २१ 


१५० तुलसी-दर्शन 


सवे साधारण के द्विता्थ अपने राम को परम श्राकर्षक सिद्ध करने 
के लिये ही गोस्वामी जी ने उनके परम औदाय, परम कांस्य और 
परम शरण्यत्व की स्थल स्थल पर बडी सुन्दर चर्चा की है। 
उनका परम ओदाय देखिये: 
अरिहु क अनभल्र कौन्दर न रामा | २४१-१० 
में जानहूँ निज नाथ सुमाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥२७१-१ 
देव दृवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहुडि काऊ ॥२७२-०२१ 
कूर कुटिल खल्न कुमति कल्की | नीच निसौल् निरीस निसको ॥ 
तेड मुनि सरन सामुह्दे आये। सक्ृत प्रनाख्र किये अपनाये ॥ 
२८५९-१५, १६ 
ज्ञन कह कछु अदेय नदिं मोरे | अस बिस्वास तजहु जनि मोरे ॥ 
३२३-२४ 
न्नो सम्पति सिव रावनदि दीौन्दि दिये दश माथ । 
सोह सम्पदा विभीपणद्दि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ३६५-२९,२६ 
उनका परम कारुण्य देखिये;-- 


रहति न प्रभु चित चूक किये को । करत सुरति सय बार दिये की । 
१६८४-२० 
मन क्रम धचन छांडि चतुराई | भजत कृपा करिहद्दि रघुराई ॥ ६४-२४ 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥ 
जो अपराध भगत कर करई । राम रोष पावक्‌ सो जरई॥ 
| २५९४-२२, २२ 
अति कृपालु रघुनायक्र सदा दीन पर नेह | २६४६-११ 
#कोमद्चित झति दीनदयात्ा | कारन बिलु रघुनाथ कृपाजा ॥ 


३१ ६-१२ 
झति कोमल रघुवीर सुभाऊ | जद्यपि अखित क्ोक कर राह | 


पुलसी के राम श्फूर्‌ 


मिल कृपा तुर्ह पर प्रसुु करिद्दी। डर अपराध न एकउ घरिहीं ॥ 
डे६ं८ २६, २७ 
उनका परम शररण्यत्व देखिये;-- 
धरनतपाल. रघुनायक कझुनासिंदु. खरारि | 
गये सरन प्रभु राखिइदि तब अ्रपराध बिसारि ॥ 
४०९४०२१९, २७ 
सम पन सरनागत भयहारी। ६६३०१ ३ 
कोटि विप्र बध लागहि जाहू । आये सरन तजड़ं नहि ताहु ॥ 
सनझुख द्ोह जीव माहि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहिं तबद्दीं ॥ 
३६३०१७, $८ 
जो सभीत आवा सरनाईं। रखिहर्ड ताहि प्रान की नाईं ॥ 
3६३-२४ 
जो नर होइ चराचर द्रोही। आवहसरन सभय तकि मोही ॥ 
ठजि मद मोह कपट छुल्ल नाना । करडें स्व तेद्दि साधु समाना ॥ 
३६०-४, २ 
यिरिजञा रघुपति के यद्द रीती । सन्‍्तत करद्दि प्रनत पर प्रीती ॥ 
३६४०१६ 
रामचन्द्र जी की लीलाशओओों में जहाँ कहीं गोस्वामी जी को इन परम 
सदगुणों फे पोषक प्रमाण मिले है वहीं उन्होंने इनकी चर्चा कर 
दी हे। 

/ मुद्गात्मा तुलसीदास जी ने अपने राम की लीलाओं के सम्बन्ध में 
उनके गुण कम स्वभाव का महात्म्य जी खोलकर कहद्दा है । उनके गुण 
अनन्त हैं उनके कर्म अनन्त हैं और उनके स्वभाव का माघुय भी 
अनन्त हे। वे भावग्राही हैं, भक्ततत्चलता से भरपूर हैं ओर “करुणा- 
निधान” तो उनकी ख़ास 'बानि? है। उनका कोमल स्वभाव भक्तों के 


१५२ तुलसी-द्शन 


सवंथा श्रनुकूल है। उनके अनुग्रह की प्राप्ति के लिये जाति गुण रूप 
सम्पत्ति वयस आदि की अपेक्षा नहों, यहाँ तक कि मानवयोनि की भी 
अपेक्षा नहीं | दीन ओर सेवक तो उन्हें खास तौर से प्यारे हैं.( क्योंकि 
वे ही ग्रात होकर सच्चे हृदय भे उन्हें पुकार सकते. हैं )। उनके 
आनन्द सिधु के एक सीकर से ४लोक्य “सुपारों? हो सकता है उनके 
बल के लव॒लेश से त्रेलोक्य के चराचर पर विजय प्राप्त दो सऊती है । 
वे निरवधि हैं। उनकी कोई उपमा नहीं। राम के समान बस, राम ही 
हैं, यद बात, गोस्वामी जी के मत मे, आगम निगम पुराण सभी से 
सिद्ध है ।& 
७६ भगवान्‌ राम ने जीवों पर करुणा कर के स्वतः ही उन्हें अपनी 
भक्ति का उपदेश दिया है| वे कहते हैंः--- 
अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोद्दि इृढ़नेम । 
सदा सरबगत सरबद्वित जानि करेहु श्रति प्रेम ॥ 
४३१०१९., १६ 
क्षराम नाम गुन चरित सुहाये। जनम करम अगनति ख्र्‌ ति गाये । 
जथा अनन्त राम भगवाना | तथा कथा कौरति गुव नाना ॥ 
८-११, १२ 
जो आनन्द्सिउ्र सुखरासी ।सोकर ते न्रेज्नोक्य सुपासीं। 
सो सुखधाम राम अ्रस नामा | अखिल लोकदायक विज्ञामा ॥ 
३३-१७-१८ 
जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि | ३६४ १४ 
निरुपस न उपसा आन राम समान रामु निगम कहै। 
जिपि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत श्ति लघुता लह्टै । 
एृद्टि भांति निज निज मति बिलास मुनौस हरिद्दि बखानहीं । 
प्रभभावगाइक भझति कृपाज् सम्रम सुनिसुख मानहीं। 
है८घ३ १६ से २२ 


तुलसी के राम शैपू हे 


जाहु भवन मम सुमिरन करेहू । मन क्रम वचन धरम अनुसरेहू ॥ 
४९३०६ 
वे केवल नराकार व्यक्तित्व की उपासना करने को नहीं कहते 
वरन्‌ अपने निराकार ओर सुराकार भाव की ओर लक्ष्य कराते हुए 


भक्त का परम उपदेश दे रहे हैं।जो परमात्मा यह कह सकता 
है किः--- 


कोटि बिप्न बध ब्ागदि जाहू। आये सरन तजर्ड नहि ताहु॥ 
सनमुख दोइ जीव माद्दि जबद्दों | ज्वम कोटि अ्रध नासदि तबहीं ॥ 
३६१३-१७, १४८ 
वही यह भी कह सकता है किः-- 
अरब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि इंढ़ नेम । 
सदा सरबगत सरबहिित जानि करेहु अति प्रेम ॥ 
४९१०१९, १६ 
_ इसमें अनोचित्य का कहीं लेश भी नहीं | गोस्वामी जो के राम 
केवल नराकार मर्यादापुरुषोत्तम ही तो नहीं थे | इसलिये यदि गीता 
के भगवान्‌ श्रीकृष्ण की तरह उन्होंने भी आत्तिक्य भाव वाले अपने 
भक्तों के सन्‍्मुख भक्ति का परम तत्व कह दिया तो कौन सा श्रनौचित्य 
हो गया ।# 
मर्यादापरुषोत्तम रामचन्द्र जी ने जो मानव चरित किये थे उनका 
ग्राध्यात्मिक अथ निकाल कर बे सब सुराकार राम की लीलाशों में 


इस सम्बन्ध में श्रीश्यामसुन्द्रदास तथा बढ़्थ्वाज् महोदय ने जो 
विचार अपने “गोस्वामी तुलसीदास” नामक भथ में प्रकट किये हैं 
( देखिये पृष्ठ १४७ ) वे कदाचित्‌ नराकार आाराध्य हो को इश्क्ोण में 
रखकर कछिखे गये हैं । 


१४ तुबदओो-दशान 


सम्मिलित कर लिये गये हैँं। उनके साथ ही साथ कई अ्रतिमानव 
चरित्रों का भी योग कर दिया गया है। लीला के सम्बन्ध की कई अपूर्व 
बातें भी लिखी गई हैं। जो अनन्त हैँ उनकी लीनाए भी श्रनन्त होनी 
ही चाहिय उन सब का विस्तृत वर्णन कर द्वी कौन सकता है | मक्त 
, ज्ञोग उनकी लीलाओं का जो गान करते हैं वह चरित्र-शान के लिये 
नहीं वरन्‌ भाव इंड्धि के लिये--भमावुऊता की तृप्ति के लिये--लोकोत्तर 
आनन्दमय रस की प्राप्ति के लिये करते हैं। प्रभु की प्रभुता के परि- 
चायक श्रनेक ग्रन्थों के रहते हुए भी सन्त लोग इसी अ्रभिप्राय से नये 
नये ग्रथ लिखते चले जाते हैं ओर कई बार सुनकर भी इस लीलामृत 
के लिये फिर फिर लालायित रहते हैं। जो रामकथा सुनकर अ्रघा गये 
उन्होंने रस विशेष जाना ही नहीं | जो निरन्तर इस रस का पान करते 
हैं उनके द्वृदय में भगवान्‌ की ओर प्रीत अवश्य उत्पन्न होती है |& 
गोस्वामी जी ने भी इसीलिये सुराकार राम क श्रास ख़ास लीलाश्ों 
का उल्लेख किया है ओर हमने भी इसी अ्रभिप्राय से उनकी लीलाओं 
की थोड़ी बानगी पाठकों के सामने रख दी है । 


&कथा अत्नोकिक सुनहि जे ज्ञानी । नहि आाचरज करदि अस जानी । 
रामरूथा के प्रिति जग नाहीं । अस प्रतीत तिन्ह के मन भाहीं ॥ 
२१-१३, १४ 
करिय न ससय अस उर आनी । सुनिय कथा सादर रति मानी । 
कि २१-१७ 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे बिनु रहा ना कोई । 
तदहाँ बेद असल कारन राखा । भजन प्रभाउ भांति बहु भाखा ॥ 
१० २०, २१ 
रामचरित जे सुनत अश्रधाहीं। रस विशेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
१६९६५१३ 


तुलसी के राम १पूप 


सुराकार ईश्वर के किन किन विशिष्ट गुणों के समर्थन में उनकी 
लीलाए होनी चाहिये इस बिपय में श्राचार्यो ने बहुत कुछ कद्दा है । 


ऐेश्वयंस्य समअस्य धर्मस्य यशसः भियः । 
ज्ञानवेराग्ययोश्चेव पण्णा भग इतोरणा | 
विष्णु पुराण ६-६, ७४ 
उत्पत्ति प्रलयथ चैव भूतानामगति गति । 
चेत्ति विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
विष्णु पुराण ६-१,७८ 
ज्ञानशक्ति बत्नेश्वये वीयँ तेजांस्यशेषतः । 
सगवच्छुब्द वाच्यानि विनाहेयेगुणादिभि:॥ 
विष्णु पुराण ६-९, ७६ 
भसरणः पोषणाधारः शरण्य* सर्वेव्यापक, । 
करुणः षड़गुणैः पूर्णो रामरतु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
( महारासायण ) 
आदि अनेकानेक श्लोक भगवान्‌ के विशिष्ट गुणों का परिचय दे रहे 
हैं। इनमें से प्रत्येक गुण का समर्थन भगवान्‌ राम की फिसी न किसी ' 
लीला से हो दी जाता है। स्थल-सकोच इमे बाध्य करता है कि इस 
सम्बन्ध का आन्वंषण हम पाठकों दी के ऊपर छोड़ दे । 
सुराकार परमात्मा की न तो उत्पत्ति होती है और न मृत्यु | उनका 
तो आविभाव और तिरोमाव हुआ करता है। गोस्वामीजी कद्दते हैं कि 
“;हूरि व्यापक सवन्न समाना, प्रम ते प्रगठ दोहि मै जाना” | ( ८८-१ ) 
।“अगजग मय सब्र रद्दित तिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगदश जिमि आगी 
( ८८-३२ )” | इसीलिये उन्होंने राम जन्म के समय लिखा है “जगनिवास 
प्रभु प्रगठे अखिल लोक विक्रम (९१-२)” | “मये प्रगट कृपाला दीन 
दयाला कौसल्‍या द्वितकारी (९१-२)”। इसीलिये उन्होंने रामचन्द्र 


१५६ तुलसी-दर्शन 


जी के निधन अथवा परलोक गमन की बात ही उड़ा दी है। यदि 
गोस्वामी जी केवल इतिहास लेखक होते तो उमा के नवें प्रश्न पर 
शक्रर जी से कुछ न कुछ उत्तर अवश्य दिलाते+ 
राम की तीसरी ऊराँकी है उनका मयोदा परुषोत्तमत्थ | इस भाँकी 
में वे आकृति प्रकृति और परिस्थिति तीनों दृष्टियों से आदशश पुरुष हैं। 
भारतवर्ष के परम प्रख्यात सूर्यक्ुल में उनका जन्म हुआ | इन्द्र की भी 
बराबरी करने वाले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ उनके पिता थे | वशिष्ठ के 
समान अद्वितीय ब्रह्मषषिं और विश्वाभित्र के समान अद्वितीय राजर्षि से 
उन्होंने शात्र ओर शख्त्र की शिक्षा पाई। लक्ष्मण के समान परम 
पराक्रमी और भरत के समान परम साधु भाई उन्हें मिल्े। सीता के 
समान परमसुन्दरी सती शिरोमणि पत्नी उन्हें मिलीं और विदेहराज के 
समान परम विवेक्री श्वसुर उन्हें मिले। हनुमान के समान परम- 
शक्तिशाली सज्जन ने स्वेच्छापूवक उनका आजीवन दास्यू स्वीकार 
किया । ऐसी उत्तम परिस्थिति आदश्श नहीं तो और क्‍या है हैं 
आकति के आदश पर तो गोस्वामी जी ने खूब ही लिखा है। 
रामचरितमानस के अत में 'सतपच चौपाई”? का जो उल्लेख है वह, कई 
उजनों के मत मे, रामचन्द्र जी के नल शिख ही से सम्बन्ध रखने वाली 
१०५ चौपाइयों की ओर लक्ष्य कर रहा है ७ | उनकी आकृति के 
सौंदय ने नर और पशु, शिष्ट और दुष्ट सभी पर अ्रपनी मोहिनी डाल 
दी थी तथा अभक्तों को भी भक्त बना दिया था. इस सम्बन्ध की पक्तिया 
कुछ विस्तृत रूप से उद्धृत कर देना अनुचित न होगा। 


& सतरपंच का अथे कई लोगों ने कई प्रकार किया है| जो लोग 
इसका अथ १०४ मानते हैं उन लोगों ने भी १०४ चौपाइयों के भिन्न 
भिन्न समुहों की चर्चा को है। नख सिख वाले समुद्द के सम्बन्ध में इसने 
एक पुस्तक देसाई भाई दारू भाई पटेद्ष द्वारा छपाई हुईं देखी है। उन्होंने 


तुलसौ के राम शै१७ 


% राम तषन सिय रूप निहारो | होढ़िं सनेह विकत्न नर नारी ॥ 


के २१६३-३२ 
मुदित नारि ष्है्‌ देखदि सोभा | रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ 
२११४-२८ 
होहिं प्रमचस लोग इमि राम जहाँ जहँ जाहि | २१७-१ ३ 
खग मस्ुग सगन देखि छुबि द्वोहीं | क्षिये चोरि चित राम बटढोही । 
२१८- 
४ असर को जीव जन्तु जग माद्दी । जेदि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं । 
२३ २-९ 
सपनेहु धरम बुद्धि कस काऊ | यद्द रघुनन्दन दरस प्रभाऊ | 
जब ते अभुपद पदुम निद्ारे | मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
२६७०१४७, प्रैनूँ 
जिन्हहि निरखि संग सापिनि बीछी । तजह विषम तामस तीदी । 
२७३६-२४, २९ 
तेह रघुनन्दनु लखनु सिय . ...... 
प्रभु बिज्ञोकि सर सकहि न डारी । थकित भई रजनोचर धारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खरदूषन | यह कोड नुप बालकु नरभूषन ॥ 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते ॥ 
हम सरि जनमु सुनहु सब भाई | देखी नें श्रस सुन्दरताई ।। 
३१००७ से १० 
यह नख सिख माधोदास मबसरवात्ा से पाया था । उसकी आदिम 
पाणडुलिपि 8० १७८१ की कही जातो है जो जगन्नाथपुरी के रामदास 
सरिया द्वारा लिखी गई थी | स० १8५२ में महात्मा कच्मणदास ने 
उसकी प्रतिक्षपि की ओर वद्दी १६८६ स्न॑० में प्रकाशक को माधोदास 
मत्बतरवाद्धा से प्रिद्धों । 


श्ूद् तुलसौ-दशन 


देखन प्रभु करुनाकंदा । प्रगट भये सब जलचरवबून्दा | 
मकर नक्र रूख नाना व्याला | सत जोजन तन परम विशाला ॥ 
ऐसेड एक तिन्दृद्ढिं जे खाहीं | एकन्ह के डर तेपि डेराहीं ॥ 
प्रभुद्दिं बिलोकाह टरहि न टारे । मन हरपित सब भये सुखारे॥ 
३७४ २४ से २८ 
आइतिजन्य सौंदर्य के मौन प्रभाव का निष्कलक चित्र इससे उत्तम 
शायद ही कोई और खींच सका हो । जो लोग समझते हैं कि आकृति- 
जन्य सौंदयं के आकर्षण का अ्रवसान दाम्पत्य प्रेम में ही पूरा पूरा बन 
सकता है वे तुलसीदास जी के इस चित्ररण को देखे । मनुष्यों को कौन 
कद्दे खग स्ग मीन ओर यहाँ तक कि सांप बिच्छू भी अपने हृदय की 
कुटिलता भूलकर मज्रमुग्ध से बने हुए राम का दासत्व करने के लिये 
तैयार हैं। आततायी खरबूषण भी अपनी शआ्रासुरी शन्नता भूलकर 
क्षणमर के लिये विस्मय विमुग्ध होकर उस अनुपम सौंदय के वशीभूत 
हुए जा रहे हैं। कैठी आदश आकृति है । बड़े बड़े मगीरथ प्रयक्ष एक 
ओर ओर ऐसी अनूप आकृति का मौन प्रभाव एक और | पाठक स्वय 
ही विचार कर देखे कि उन दोनों में किसका परला भारी समझा 


जाय 
जी हाल रामचन्द्र जी की आइति का है वही उनकी प्रकृति 
का भी हे है 
“धर्म घुरीन घीर नयनागर । सत्य सनेह्द सी सुखसागर??“” 
२८७ १७ 


रामचन्द्र जी ऐसे हैं किः-- 
बेरिड राफ़् बढ़ाई करहीं । बोलनि सिलनि बिनय मन हरदीं ॥। 
सारद कोटि कोटि सत सेखा । करि न सकें प्रभु गुनगन लेखा ।॥ 
२४७०-२०, २१ 


तुलसी कै राम भू र्‌ 


बे ऐसे आदश पुत्र हैं जिन्होंने माता और विमाता में कभी कोई भेद 
ही नहीं माना और पिता के बचनों की रक्षा के लिये सहृर्ष १४ वर्ष 
का बनवास स्वीकार कर लिया । वे ऐसे झादुश बन्धू हैँ जिन्होंने भरत 
के लिये सव॑स्वत्याग पर ही दचि दिखलाई थी ओर लक्ष्मण की सकठापन्न 
अवस्था पर अ्रपना सहज थैय्य तक भूल गये थे | वे ऐसे आदर्श पति हैं 
जिन्होंने सौता के लिये रावण के समान प्रबल पराक्रमी शत्रु से एकाकी 
लोहा लिया था और एकपतीवत का आजन्म निर्वाद्द करते हुए सीता 
की सुवर्ण प्रतिमा से यज्ञ का काम चलाया परन्तु वशिष्ठ आदि महर्षियों 
की सम्मति पाकर भी दूसरा विवाह न किया&। वे ऐसे आदश मित्र हैं 
जिन्होंने सुप्रीव और विभीषण के समान विपद्ग्रस्त व्यक्तियों को सहृष 
अपनाया और अपनी विपन्न अवस्था की चिन्ता न करते हुए उन्हें 
परमऐशवर्य सम्पन्न किया | वे ऐसे आदश पिता हैं जिन्होंने न केवल 
अपने पुत्रों को वरन्‌ अपने भतोजो को भी समान समझा ओर सब पर 
समान दृष्टि से स्नेह करते हुए सबके लिये समान रूप से अलग अलग 
राज्य प्रबन्ध कर दिया । वे ऐसे आदर्श राजा हैं जिनका राज्य ससार मे 


& लोग कहते हैं कि सीता निर्वांसन करके उन्हों ने बडे अत्याचार 
का काम किया। ऐसे ल्लोग ज़रा इस बात को सीता जी की श्राँखों से 
देख। यदि सीता जी रामचन्द्र के साथ बनी रदृतदीं तो शक्‍्की त्योग 
अपनी शंका का समाधान कराने के बदले मन ही मन रामचन्द्र जी को 
पत्तपाती अभ्रथवा कमज़ोर तबीयत याला समझा ही करते। सती सीता जी 
झपने पति पर आरोपित होने वात्वे इस कज्नक को कभी भी न सह सकती 
थीं। उधर बनवास के लिये एक तो उनका अभ्यास द्वो गया था वूसरे 
रुचि भी थी । इस दिये उन्होंने राम के इस निय को किसी प्रकार का 
अत्याचार नहीं समझा । राजा अच्छा रहे यही पर्याप्त वहीं है, उसके 
लिये यह' भी आवश्यक दे कि वह द्वोभों को अच्छा अँचे । 


१६० तुलसौ-दर्शन 


सबंदा के लिये एक सुन्दर दृष्ठान्त बन गया है। जो राजमुक्रुट को 
सुवय का नहीं वरन्‌ काटो का मुकुट समझकर धारण कर रहा हो और 
उसके निष्ठुर कतंव्य की पूति मे अपनी कोठुम्बिक शान्ति का भी बलि- 
दान कर रहा हो उसके राज्य के सम्बन्ध में ये पक्तियाँ सबथा समुचित 


हैं कि 


बयरु न कर काहू सन कोई | राम अताप विषमता खोई ॥ 
४४६३-१२ 


दैहिक देविक भौतिक तापा। राम राज नहि काहुहि व्यापा। 
सब नर करद्दि परसपर भीती। चल्चद्वि स्वधरम निरत श्रति नीती ॥ 
४४२३-१९, १५९ 
अलप सुत्यु नहिं कवनिउ पीरा | सब सुन्दर सब निरुज्ञ सरोरा | 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना | नहिं कोड अब्युध न लच्चुन हीना ॥ 
४३९३-१६, २० 


.मर्यादापुरुषोत्तम॑ राजा राम का जिस समय आविर्भाव हुआ था 
उस समय क्षत्रिय लोग उत्पाती हो गये थे। महाभारत में जिन सज्जनों 
ने औव ऋषि की उत्पत्ति की कथा पढी होगी वे इस कथन का रहस्य 
अच्छी तरह समझ सकेंगे। छोटे छोटे भूमि खण्ड के लिये वे आपस 
में लड़ पवते ये | ब्राह्मण लोगों ने तो आय सस्कृति के प्रसार और ज्ञान 
विज्ञान के विचार और प्रचार के लिये तपोवनों में विश्वविद्यालय 
खोलकर शासन के काय से उदासौनता सी धारण कर ली थी। उद्धत 
क्षत्रियों को इसीलिये उनकी उपेक्षा का निर्याध अवसर मिल गया | 
फलतः वे कभी किसी ऋषि की गायें चुरा लेते तो कभी किसी का सिर 
ही काट डालते थे। राष्ट्रीया तो उस समय विल्लुप्रप्रायथ थी । यही 
देख लीजिये कि पूर्वोत्तर प्रदेश के नरेश ( विदेहराज ) के यहाँ जब 
स्वयबर हुआ तो पश्चिमोत्तर प्रदेश के नरेश ( दशरथ ) के यहाँ 


बुलसी के राम" रे २ 
निमत्रण तक न गया। भारत की ऐसी अस्त” व्यस्त स्थिति से भरपूर लाभ 


उठाने को चेष्टा यदि किसी ने की तो उपनिवेशाकाक्षी लड्डाधिप रावण 
नेकी “बह भोतिक विज्ञान का महापरिंडत था। विद्यतृशाक्त (इन्द्र ) 
का तो वह स्वामी दो चुका था। समृद्धि की इद्धि से उसने अपनी लड्ढा 
को मानो सोने की द्वी बना डाला था। लड्ढा ठहृरा एक थापू। इसलिये 
बह लवेश्वर भारत के समान महा प्रदेश को अपना उपनिवेश बना 
लेने की घात में था। उसने भारत के चक्कर लगाकर यहाँ की स्थिति 
का निरीक्षण किया। उसने देखा कि यहाँ आय लोग अपने को मनु 


नल ४७ बपल+ पढ :,&३०+०ानआ 


की सन्‍्तान अ्रथवा मानव कददते हैं ओर यहाँ के मूल निवासियों 
को आत्मसात्‌ करते के बदलें उन्हें _>दुनु को सन्तान श्रथवा 
दानव कहकर दूर दूर रखते हैं। यहाँ तक कि जिन मूल निवासियों ने 
उनकी आय॑ सस्कृति के कई तत्व स्वीकार कर के उनसे मैत्री भी स्थापित 
कर ली है उन्हें भी वे पूरा मानव न समझ कर वा-नर ( मनुष्य कोटि 
में सदिग्ध जीव ) समझते हैं | इस परिस्थिति से हा उठाकर उसने 
सब से पहिले दानवों को अपने पक्ष में मिलाया ओर उनके द्वारा आये 
सस्कृति के केन्द्र उन तपोवनस्थ विश्वविद्यालयों दी को उड़वा देना 
चाद्दा | वह जानता था कि नरेश लोग यों द्वी तपोवनों से उदासीन हैं 
इसलिये जब तक शहरों पर धावा न बला जायगा तब तक शायद वे 
उसके विरुद्ध लोहा लेने के लिये सम्मिलित होंगे द्वी नहीं । दानवों को 
मिलाने के बाद उ8ने बालि आदि बानर नरेशों से मित्रता की । फिर 
कुछ आय नरेशों को भी अपने पक्ष में सम्मिलित करने के अभिप्राय से 
बह बिना बुलाएं ही मिथिला के स्वयम्बर में, सम्बन्ध स्थापन की इच्छा 
से, जा पहुँचा । वहाँ उसने देखा कि उसके समान द्वी पराक्रमी दूसरा 
अ्रनाय नरेश बाणसुर कुछ ऐसी दी इच्छा लेकर पहिले ही से पहुँचा 
हुआ दे । न रावण पीछे हटना चाइता था न बाण । अन्त में दूरन्देश 


शावण ने सोचा कि आयों के आगे अनाय नरेशों का इस प्रकार लड़कर 
१२१ 


१६२ तुलसी-दर्शन 


शक्तिहीन बन जाना भी ठींक नहीं और आय सम्बन्ध स्थापन का सेंहरा 
प्रबल बाणासुर के सिर पर बंध जाने देना भी ठीक नहीं । इसलिये वह स्वयं 
भी हट गया और बाणासुर को भी वहाँ से हटा ले गया। इधर, ब्राह्मण 
लोग मी इस परिस्थिति से कुछु सजग हो चल्ञे थे ओर उनमे भी परशुराम 
के समान क्रान्तिकारो योद्धा का आविर्भाव हो गया था। परशुराम ने 
असीम शक्ति सम्पादन कर के छुद्र क्षत्रिय नरेशों कां सद्दार तो खूब 
किया और इतनी प्रचण्ड शक्ति दिखाई कि ईश्वर के अवतार की कोटि 
में भी माने जाने लगे परन्तु आख़िर वें सेनिक ही निकले शासक नहीं। 
इसलिये बार बार राजकाज का ज़िम्मा आाह्मणों को देते हुए भी वे बार 
बार अकृतकाय ही बनते गये ओर भारत का राष्ट्रीय सगठन उनके 
द्वारा न हो पाया। विश्वामित्र पहिले स्वतः राजा रह चुके थे | उन्हें 
क्षत्रियत्व ओर बाह्मणत्व दोनों का पूर्य अनुभव था। इसलिये उन्होंने 
सद्देद्य की तरह सदौषधि का अनुसधान किया और इस काय के सुचारु 
सम्पादन के लिये रुच्चे जोहरी की तरद्द रामचन्द्ररूपी अमूल्य रत्न को 
हूँढ निकाला | यह उन्हीं का प्रयक्ष था कि रामचन्द्र जी तपोवनों की 
रक्षा और दुध दानवों के दमन के लिये प्रदत्त हुए । यह उन्हीं का 
प्रयक्ष था कि अनिमत्रित होते हुए. भी रामचन्द्र जी सौतास्वम्बर के 
अवसर पर मिथिला गये और अपना पराक्रम दिखाकर उत्तरीय भारत 
के--आर्यावर्त के--दो दुरस्थ सश्नान्त राजकुलों को स्नेदयुत्र में बाँचकर 
आय सगठन का प्रथम सूत्रपात किया | रामचन्द्र जी केवल सेनिक ही 
नहीं वरन्‌ शासक भी थे। परशुराम तक ने इस बात का अनुभव कर 
के अपना काये उन्हें सॉपा और स्वतः राजनीतिक सन्यास ले लिया। 
शासक राम को प्रबन्धचातुरी का अन्दाज़ा इसीसे लग सकता है कि 
चौदह वर्ष तक उनके बनवासी रहने पर भी न तो किसी दूसरे नरेश ने 
अयोध्या पर धावा करने की द्वस्मत की न स्वतः उनके सम्बन्धियों ने 
ही राज्यशासन के लिये कोई सदृष्णता प्रकद कौ। बनवासी होकर 


वुलसी के राम १६) ५ 


उन्होंने जो सब से बड़ा कार्य किया वह था आय ऋषियों और अनार्य 
हरिजना के बीच सम्बन्ध स्थायन | नीचातिनीच मनुष्य ने भी उनमें 
आत्मीयता का अनुभव कर के उनका साइचर्य प्राप्त किया | कोल, 
किरात, निपाद, शवर, बानर ( उराब ), भालू श्राद अनेकानेक अ्रनाय 
जातियाँ उनके मोन प्रभाव से प्रभावत द्ोकर उनकी श्रोर खिच शआ्राई । 
उनके उस मौन प्रभाव का इतना भद्दस्व था कि आन्न, श्रगस्त्य, 
बाल्मी.क, सुताक्ष्ण, शरभग अभूृति बड़े बड़े महात्मा भी उनके आगे 
नतमस्तक हा गये | आयो और अ्रनार्यों को इस प्रकार बशोभूत कर 
लेने वाले राम ने अपने लिये कमी काई स्वाथ भावना नहीं रखी । न 
तो उन्होंने विलास चाह्दा न वैभव न सर्म्पत्ति न राज्य [न तो ऐश्वर्य- 
सिद्ध की ओर ही उनका विचार गया न पभुत्व-प्रख्याति को ओर। 
उन्होंने कभी यद्द भी नहीं चाह्दा कि दो चार पिद्ु ( पृष्ठपोपक ) उनके 
स्वयसेबक से बन कर उनके साथ रहा करे | उन्हान जहाँ तक बन पड़ा 
युद्ध एकदम बचाए। फिर भी जब उन्हें बालि ओर रावण सर्राखे 
बैमवशाली चक्रवतियों का सहार करना द्वी पड़ा तब उठ काल की नीति 
के अनुसार उनका राप्य इृड़प लेने के बजाय उन्हीं के भाइयों को 
उन्होंने वे राज्य दे दिये | साम्राज्यविस्तार की कूटिनीति का परित्याग 
करते हुए भी उन्होंने अपनी शक्ति अपने शील और अपने सौद्दाद॑ 
भाव से जिस तरद्द अखिल भारत और भारत द्वी क्‍यों, कहना चाहये 
कि अखिल जगत्‌--के छृदय पर अपना अविनश्वर साम्राज्य स्थापित 
कर लिया है वह देखने और अनुभव करने की वस्तु हैं । 
मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र जी को जिस प्रकार अपने शौल ओर 
सौंदर्य का पता था उसी प्रकार अपनी शक्ति का भी पता था । वे जानते 
ये कि वे समाजपुरुष के सेवक द्वी नहीं शासक भी हैं। जेसे शरीररक्षा 
के लिये फोड़े का चौरना ओर शस्यराशि की बृद्धि के लिये घास फूस 
का उखाड़ना अनिवाय दे वैसे दी भारतवर्ष की रक्षा ओर सदूभावों कौ 


चला 


१६४ तुलसी-दशन 


वृद्धि के लिये रावणराज्य का विध्वलस अनिवाय या । राम ने इसीलिये 
भजा उठाकर प्रतिज्ञा की थी कि वे मद्दी को निशिचरहदीन कर हुंगे-- 
ऐसे मनुन्यों के प्रभाव से हीन कर देंगे जो जीवकोटि में दी गई परिभाषा 
के अनुसार निशाचर कहलाते हैं। यदि वे मनुष्य सुधर जायें तो 
विभीषण के श्रनुयायियों की तरह मज़े में राज्यसुख भोगे। यदि हृठ- 
पूवंक आततायी ओर श्रत्याचारी द्वी बने रहना चाहें तो चाहे जऊ््ी हों 
चाहे पुरुष, वे ताड़का ओर खरदुपणादि की तरह अपने कृत्यों का 
मज़ा चखें। जगत्‌ में व्यवस्था की स्थापना के लिये राजा ईश्वर का 
प्रतिनिधि माना जाता है । यदि वह अपनी शासनप्रक्रिया में कतंव्य की 
प्रेरणा से, न कि किसी विद्वेषभाव से, अत्याचारी के बिषेले दाँत उखाड 
देता है, जगत्‌ का स्वथेव अ्रद्वित करने वाली केंटीली और विषेली बेलों 
का समूल उन्मूलन कर देता है, तो जगद्रक्षा के नाते यह भी उसका 
अध्टिसा धर्म ही माना जायगा | मर्यादापुरुषोत्तम राम ने ऐसे ही धर्ममाव 
से प्रेरत होकर रावथ और बालि का वध किया था | 

परमकूटनीतिज्ञ रावण आसानी से नहीं पछाड़ा जा सकता था। 
यदि उसे राम की पूरी शक्ति का पहिले ही से पता होता तो वह उनसे 
लड़ता ही नहीं या श्रन्य श्राय नरेशों श्रथवा भारतवासी अनाय नरेशों 
ही को उनके विरुद्ध उकसाकर दूर से तमाशा देखने की भी पहले 
कोशिश कर लेता | विधिविधान कुछ ऐसा था कि रावण पूरी परिस्थिति 
का अध्ययन भी न कर पाया था कि सूपंणुखा ने छेडछाड़ प्रारम करा 
ही दी। स्वैरियी यूपणुखा को अ्रनाय॑ नरेश तो किसी प्रकार का दण्ड 
देते ही न थे श्रौर प्रजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह एक प्रबल 
सम्राद्‌ की भगिनी का मानमदन कर सके । इसौलिये पड़ोसी नरेश की 
हैसियत से राम का परम कर्तव्य था कि वे उस श्रत्याचारिणा को 
दण्ड दें | नरेश न सद्दी तो एक सामान्य प्रजा की हैसियत से भी उन्हें 
यह अधिकार था कि बे झाततायी के सन्मुस्य आत्मरक्षा के उपायों से 


तुलसी के राम १्द 


काम लें। वृषंणखा न बातों से माननेवाली थी न लातों से । वह तो 
कामान्ध होकर कभी राम के पास कभी लक्ष्मण के पास कभी फिर राम 
के पास दौड़ दौड़फर जब अपनी इच्छा कौ विफलता देखने लगी तब 
भूखी बाधिन की तरह सीता जी ह्वी को साफ कर देने के इरादे से उस 
ओर भरपटठ रही थी। ऐश़ी स्वैरिणी न तो किसी की बातें सुन सकती है 
ओर न अपनी कुलमर्यादा की लज्जा का द्वी उसे कुछ ध्यान होता है | 
इसलिये उसके कान और नाक काट लेना ही उसके लिये परम उचित दण्ड 
समझा गया। स्वैरिणी ज्लरी की नाक तो आजदिन तक कटा करती है | 
इसलिये राम ने यदि उसे इस प्रकार दण्ड दिलाकर केवल विरूप करा दिया 
तो अपनी दृरदर्शिता ही दिखाई अन्यथा उस समय के नियमानुमार ऐसी 
आततायिनी स्वैरियी का वध भी कर दिया जाता तो कोई बुरा न मानता |& 
इस दुरदशिता ने अपना अभष्ट फल दिखाया भी | सबसे पहद्विले तो 
खरदूपण ही उस स्वैरिणी का अनुचित पक्ष लेकर मैदान में उतर आये 
ओर राम से लड़कर उन्होंने खूब मेंह की खाई। फिर रावण को भी 
अपने गौरव की रक्षा के लिये राम से छेड़-छाड़ करनी ही पड़ी | यदि 
बह खरदुषण के वध पर मी यूपणखा का पक्ष न करता तो भारतीय 
अनायों की जनतामनोबृति के आगे निःसन्देद अपनी प्रतिष्ठा खो 
बैठता | इसलिए वह तृ५णखा के श्रपमान (१) का बदला तो श्रवश्य 
लेना चाहता था परन्तु खरदूखण का वध करने वाले वीर से उसी के 
देश भारतवष में आकर मोरचा नहीं लेना चाहता था । इसीलिए उसने 
नारीहरण की तरकीब निकाली | अपनी इसी चाल में उसने धोखा 

खाया और अन्त तक इस उलझन भें फंसता ही चला गया। वह 


&न जाने क्‍यों मिश्र वन्धुओं ने द्विा है कि सूपंगखा का विरूफ- 
करण एक ऐसा आच्षेपयोग्य कृत्य है जिसका समथन किसी प्रकार नहीं दो 
सकता । सुधा, वेशाख ३०६ ( तु० सं० ) पृष्ठ ४४० । 


१६६ तुलली-दशन 


शायद जानता था कि रामचन्द्र जी अकेले आ्राकर सुदृढ लड्डा को कोई 
क्षति पहुँचावं यह तो असभव ही है ओर यदि वे सेना एकत्र करके 
आये तो उसका मित्र बालि पहिले ही उन्हें रोगेगा और इस प्रकार 
उसे ( रावण को ) सजग हो जाने का पूरा अवसर दे देगा । इसके बाद 
यदि राम लक्का के किनारे पहुँच भी गयेतों आसानी से जीत लिए 
जाबेंगे ओर यदि वे वहाँ तक न ग्राये यान जा सके तब तो जनक 
राज कुल से सम्बन्धस्थापन की पुरानी भावना को चरिताथ होने का 
अनायास अवसर मिल जावेगा | भीरामचन्द्र जी ने भी शायद अपनी 
दूरदशिता से रावण की यह विचारप्रणानी पमक ली थी इसौलिए 
घटनाचक्र की श्रनुकूलता होते हो उन्होंने बालि को ब्रिना किसी 
आडम्बर के उखाड़ फेंका | जब यह निश्चित था कि अपने ही छोटे 
भाई की स्त्री का दरण करने वाला बालि केव्रल स्त्रीहरण का मामला 
लेकर अपने पुराने मित्र रावण से न तो शन्न॒ता ही कर सकता था और 
न राज्यनिर्वासित एकाकी राम की सहायता ही में मन लगा सकता था 
तब धर्म युद्ध के लिए उसे ललकारने में लाभ ही क्‍या था। यदि राम 
ओर बालि का खुला हुआ युद्ध हुआ होता तो अगद जम्बवान्‌ आदि 
के समान ठद्दीरों को ठीक उसी प्रकार बालि की सहायता करनी पड़ती 
जैसी भीष्म द्रोण आदि ने दुर्योधन की की थी। रामचन्द्र को ऐसे 
सद्वोरों का बध अभीष्ट न था। यदि बालि बन्दी भी होता तो भी अग- 
दादि का युद्ध श्रनिवा ये रहता । बालि का जीवन भारतीय शान्ति के 
लिए कण्टक रूप था। अतएव जब उस जीवन का अन्त अवश्यभावी 
था तब वह सन्मुख समर में मारा गया तो क्या अ्रथवा एकाएक उखाड़ 
फेंका गया तो क्या--बात एक ही थी | श्राजकल की सरकार भी नामी 
डकैत के लिए दोनों प्रकार के दरड की व्यवस्था करती है। यदि वह 
पकड़ा गया और बाक़ायदा अदालवी काररवाइयों से होता हुआ फॉसी 
पर लटकाया गया तो भी ठीक और यदि किसी भी नागरिक द्वारा 


तुलसी के राम १३७ 


एकदम गोली से उड़ा दिया गया तो भी ठीक। ऐसे डकैत को मार 
डालने वाला भी उसी प्रकार पुरस्कार योग्य समझा जाता है जिस 
प्रकार उसको पकड़ने वाला। & 

रामचरित के इतिहास को हमने जिस दृष्टिकोण से देखने और 
दिखाने की चेष्टा की है उसके अ्रतिरिक्त ओर कोई दृष्टिकोश द्वी नहीं 
है। यह हमारा कहना नहीं है | नरचरित्र आम्रिर नरचरित्र ही है । 
उसमे कुछ श्रपूर्णताओं अथवा शअ्राक्षेप योग्य बातों का भी मिल जाना 
स्वाभाविक दे | परन्तु यदि इम भक्त की दृष्टि से उस चरित्र का 
अध्ययन करना चादते हैं तो हमे चाहिए कि बक़ोल महात्मा गाधी के 
“यह विश्वास रखकर कि रामादि कभी छुल नहीं कर सकते हम पूर्ण 
पुरुष का हीं ध्यान करें?! ( घर्मेपय ५० ६६ ) इसी लिये गोस्वामी जी ने 
कहा है--- 


चरित राम के सगुन भवानी । तरकि न जदहि बुद्धि बक बानी ॥ 
झस बिचारि जे तग्य विरागी | रामहि भजदि तक॑ सब स्यागी ॥ 
3०्घनर से ८ 
निगुन रूप सुलभ अति सगुन जान नष्ठि कोई | 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन अस दहोइ ॥ 
४७२९-२४, २< 


लिंक नल + 


& सुराकार राम के सम्बन्ध में तो बाज्षिवध, शम्बूकवध, सूर्पणखा- 
विरूपकरण आदि कौ बातें और भी अधिक निर्दोष हो जाती हैं। मुक्ति 
ही जीव के क्लिप एकान्त श्रभीष्ठ है। जब बात्षि और शम्बूक शीघ्र ही 
मुक्त कर दिये गये तब उनके ऊपर अत्याचार द्वी क्‍या ? सूपणखा का 
हृदय परिपक्त न था इसलिए कामवासना का सद्दायक सोंद्य उससे 
झत्वग कर लिया गया और बह साधना के द्विए जोवित छोड़ दी गई । 


१६८ तुलसौ-दशन 


गोस्वामी जी ने अपने राम से न तो सौतानिर्वांसन कराया, न 
शम्बूस्वध कराया। उन्होंने अपने राम को वाल्मीकीय रामायण और 
अध्यात्म रामायण के राम से भी अधिक उत्कृष्ट चित्रित किया हे | 
( देखिये मानसहस ) परन्तु फिर भी कुछ लोग उनके द्वारा चित्रित 
रामचरित्र में भी दोषोद्धाबनना कर ही देते हैं। उदाहरणाथ कुछ 
विद्वदूजनों ने सौताविरह के समय की उनकी इस उक्ति को कि:-- 


“राखिय नारि जद॒पि उर माद्दी । युवती सास्त्र सुपति बस नाहीं ?॥ 
३२३०-१६ 


एकदम दूषित ठहराया है ।& बहुत धमव है कि इतने बड़े ग्रथ 
रामचरितमानस में एक आंध ऐसे शह्डास्पद प्रतग निकल आग परन्तु 
यह भी बहुत सभव है कि ऐसे प्रसज्ञों के सम्बन्ध कौ शकाएँ ही निमूल 
हों। उदाहरणाथ ऊपरवाली उक्ति द्वी का प्रसद्ध देखिये | ज्नियाँ दुश्च- 
रित्रा होती हैं इस भावना को अपने हृदय में जमाकर यदि ऊपरवाली 
पक्ति पढी जायगी तो निश्चम ही यह अर्थ निकलेगा कि हज़ार हजार 
सरक्षण रहते हुए भी आख़िर सीता जी दूसरे के साथ भाग निकलीं ! 
यह अर्थ कितना भोंडा और प्रसक्ध॒ के कितने विरुद्ध दोगा इसके कहने 
की कोई आवश्यकता नहीं। यदि इस पक्ति का यही प्रकृत अश्रथ है तो 
निश्चय यह उक्ति दूषित है। परन्तु यदि पूर्वोक्त भावना के बदले “'र्त्रियाँ 
अपनी भावप्रवणता के कारण मर्यादा का भी अतिक्रम कर जाती हैं,” 
इस प्रकार की भावना को अपने हृदय में जमाकर वह पक्ति पढी जाय 
तो उक्ति में किसी प्रकार का दुषण नहीं आने पाता । भावश्रवण नारी 

स्वभाव से ही धर्मंशील रहती है। अ्रतिथिसेषवा रूपी घामिक भावना से 


& देखिये श्रीश्णमसुन्दरदास और बद़्थ्वाल महोदय का अन्य 
'फोस्वामी तुलसीदास”! पृष्ठ १४३१ । 


वुलसी फे राम १६९ 


पेरित होकर सीता जी के नारीह्ददय ने लक्ष्मण जी की बाधी हुई मर्यादा 
की भी परवाह नहीं की ओर परिणाम में इतना बड़ा सकट बुला लिया | 
सम्भत्र है, इसीलिये गोस्वामी जी ने “शास्त्र उपे च युवतों च कुतौ 
वशित्व”” वाली पुरानी उक्ति को नयी बनाकर राम के मुख से प्रकट 
कराया हो। 

जो कुछ दो, इतना तो निश्चय है कि जिस ज़माने में रेल तार अख़- 
बार आदि कुछ न ये, जिस समय आर्य लोगों के कतव्यक्षेत्र की सीमा 
आर्यात्रत ( उत्तरी मारत ) तक दी सीमित थी, जिस दिन आये सस्कृति 
के विध्वस मे न केवल कतिपय अनाय वरन्‌ अनेक क्षत्रिय नरेश भी 
दत्तचित्त थे, उस ज़माने में जिन महापुरुष ने एकाकी पदचारी रहते 
हुए भी समग्र भारतवर्ध को इस प्रकार सुभ्य खलित कर दिया कि आज 
तक भी उनके श्रादश राज्य की गाथा गाई जा रही है, उन्हें यदि कोई 
अपना आराध्य मान रहा है तो क्या बुरा कर रहा है | ५ 

जो ब्रह्म वास्तव में निगु ण॒ है उसे सगुण मानना, साकार (व्यक्तित्व- 
वान्‌ सुराकार) मानना, तथा अवतारी ( नराकार ) मानता भक्त 
की भावना की बात है | सगुणता, वध्यक्तित॒वमयी साकारता और अवतार 
की सिद्धि कोरी तकप्रणाली पर नहीं की जा सकती | इसके लिये तो 
श्रद्धा का सहारा लेना ही पड़ता है। पावती ने निगुण ब्रह्म के साथ 
सुगकार रूप ( विष्णु ) को तो मान लिया ( यद्यपि वह सुराकार रूप 
उनका परम आराध्य न था ) परन्तु नराकार राम ( अवतार ) के 
विधय में तके करने लगीं ।& उत्तर में शकर जी ने तक से उनका 


दि 


# ब्रह्म जो व्यापक विरत अज अकल भनीह असेद । 

सोकि देह घर होह नर जादईि न जानत बेद्‌ ॥ 
विस्नु जो सुरद्वित नर तनु धारी | सोड सरवग्य जथा त्रिपुरारी ।। 
खोजह स्रो कि अग्य इव नारी | ग्यान चाम स्धीपति असुरारी ॥ 
२६-३४ से१७ 


१७० तुलसी-दशन 


समाधान न कर के श्रद्धा ही का पाठ पढाना प्रारभ किया | शंकराचार्य 
से बढ़कर शायद द्वी कोई दूसरा विचारक अ्रथवा तार्किक हुआ हो । 
वे भी;--- 

यद्यपि साकारोज्यं तथेकदेशीव भाति यदुनाथः । 

सर्वंगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सब्चिदानन्दः ॥ 

( प्रबोधरुधाकर, २०० ) 
कहकर द्वदय की भ्रद्धा ही को उकसाने की चेष्टा कर रहे हैं न कि तके 
को । इस सम्बन्ध मे तक का काम केवल इतना ही है कि वह निराकार, 
सुराकार और नराकार आराध्य का इस प्रकार सामाश्जस्य कर दे कि 
श्रद्धा ओर भी पुष्ट होकर परम विश्वास का रूप धारण कर ले। भक्त 
हृदय के लिए. तक का इतना दी सहारा वाछुनीय है । 

आराध्य को सगुण साकार और अवतारी मानने का प्रधान कारण 
है भक्त का द्वदय | वह सूरदास के कथनानुसार “रूप रेख गुन जाति 
जुगुति बिनु निरालम्ब मन चक्रित धावे |” इसलिये “अबविगत गति 
कछु कह्तत न आावैे” कहता हुआ निग ण की ओर भ्ुक ही नहों 
सकता । गीता ने भी अव्यक्तोपासना को क्लेशकर दी कहा हैं। बड़े 
बड़े निगु यी सन्‍त भी अपने “लाल” की “लाली” देखा करते और 
उसमे “लाल” हुआ करते हैं। & यह लाली आराध्य का गुण नहीं तो 
क्या है । कई लोग उसके सिंहासन अथवा न्यायासन की कब्पना करके 
उस पर उसके ज्योतिमय रूप की ऋलक देखते हैं। यद्द ज्योति उसका 
गुण नहीं तो ओर क्‍या है ! कुछु लोग उसकी दिव्य देह तक को बात 
तो मान लेते हैं परन्तु उसके अवतार की बात पर उन्हें विश्वास 
नहीं होता । यह भो साधक के द्वृदय की भावना की बात है | जो लोग 





छत्नात्वी मेरे लाल की जित देख तित ल्ाब । 
द्वात्दी देखन में गई में भी होगई वात ॥ कबीर ॥ 


, तुलसी के राम ..... हह | 


उसके अवतार की बात भी पूण विश्वास के साथ मान लेते हैं वे भी 
कोई अ्नीचित्य नहीं कर रहे हैं क्‍यों कि ब्रह्म की संगुणता में जिस 
प्रकार का तथ्यांश है उसी प्रकार उसकी साकारता में भी और उसी 
प्रकार उसके अवतार में भी है। 

 नराकार अथवा सुराकार रूप में ब्रह्मत्य के दर्शन की आकांक्षा 
रखना किसी प्रकार अनुचित नहीं क्योंकि निराकार ब्रह्म को सुराकार 
अथवा नराकार मानना यदि भ्रम भी हो तो वह रस्सी में सपदशन के 
भ्रम के समान नहीं बरन्‌ सुव्ण में आमृूषण दशशन के भ्रम के संमान 
है। यह भ्रम मूल वस्तु से अभिन्न है इसलिये वह तत्वप्राप्ति में सहायक 
ही होगा | श्रद्वेत वेदान्तवादी भी इसलिये परमात्मा के सगुण अवतार 
को “अनध्यर्त विवत” कह कर संग्राह्म द्वी बताते हैं।& ब्रह्म स्वतः 
अवतारी बनता है अथवा भक्तों को भावना उसका विशिष्ठ रूप 


जनतय जल अलण “जज लत न न डी धिशएणता।++क्‍क्‍कै8००० 


॥५०० 


७ द्रस सम्बन्ध में “कर्याण” तीसरे भाग की ग्यारहवीं संख्या के 
१००२ पृष्ठ प्र श्रीरामचन्द्र कृष्ण का मत का लेख देखा जावे | वे कहते 
हैं “बेदान्त शास्ष ने आरंभवाद या परिणामवाद का खंडन करके विवर्त- - 
बाद को स्वीकार किया है| रज्जु में सर्प का अ्रध्यास, सीप में रजत का... 
अध्यास, सूय किरणों में सगजल का अध्यास आदि विवत्तवाद के इष्टान्त 
हैं। इनमें सूल अधिष्ठान पर मिध्या हो अधिष्ठान होने के कारण अधिष्ठान 
का ज्ञान लोप हो जाता है इसलिये श्री गुल्ाबराव महाराज इसका नाम, 
व्यस्त विवर्त) रखते हैं | परन्तु खाने में गहने का अध्यास होने से 
रज्जुसप की भाँति अधिष्ठान ज्ञान का लोप नहीं होता । स्वणंत्व के ज्ञान 
के साथ ही अलंझार का भास होता है इसलिये इसका नाम “अनध्यस्त 
विवते” है। इसी इश्टान्त के अनुसार सगुण अवतार में मूल के ब्रह्मल- 
" ज्ञान का लोप नहीं होता । अतपुव सगुण अवतार परमात्मा का अध्यास्त... 
 विवर्तः है, ऐसा कद्दते हैं | यद्द परिभाषा सखोचने समझने योग्य है [7 


५78 मन मना 22737 272772-_2290७७॥७७४७था 


0308 0008 





१७२ तुलसी-दर्शन 


रच लेती है या विशिष्ट व्यक्ति में उसके अवतार की बात मान लेती 
है, इन दोनों बातों का अर्थ, भक्त के दृदय के लिये, एक ही बराबर 
है। वह तत्वविवेचक शुष्क ज्ञानी नहीं जो इस ऊद्यापोद में व्यस्त रहा 
करे । वह तो श्रद्धालु भक्त है । वह तो आम का रस चखना चाहता है 
उसके वृक्ष की शाखाओं के ऊद्दापोह में अपना जीवन नहीं खपा देना 
चाहता । 

उपयु क्त विवेचन को अपने हृदय में धारण करके गोस्वामी जी 
की इन निम्नलिखित पक्तियों पर विचार किया जावे--- 


झगुन सगुन दुए बरद्ा सखूपा। अकथ अगाध अनादि शअनूपा॥ 
६६०३ 
अगुन अल्लेख अमान पुझ रस | राम सगुन भये भगत प्रेमबस ॥ 
२००२-३६ 
५ सगुनद्दि अगुनद्ि नद्दि कछु भेदा । गावदि मुनि पुरान छुध ब्रेदा॥ 
. झंगन अरूप अलख अ्रज जोई। संगत प्रमबस सगुन सो होई ॥ 
जो गन रहित सगन सोइह केसे । जलु ट्विम उपल विज्ञग नदहि जैसे ॥ 
४६-४ से ७ 
जाके हृदय भगति जस प्रीती । प्रभु तह प्रगठ सदा तेद्दि रीती ॥ 
४६२७-२३, 
जिन्द के रही भावना जैसी। प्रभु मरति देखी तिस्द तैसी॥ 
११२०२ ९२ 
जेहि पूछहुँ सोइ मुनि अस कहई । इेश्वर सवभुतसमय अहई ॥ 
निर्मुग मत नहिं मोदिं सुद्दाई। सग॒न बद्य रति उर अधिकाईं ॥ 
४६९०१ ६, रे० 
ब्रह्म अजमद्ेतमनुभवगम्य मन पर ध्यावर्दी, 
कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं । 
२३४३३६०१३, $ है 


ब्गेर 3५ 


तुलसी के राम १७३ 


जे जानदि ते जानहु स्वामी | स्रगुन॒ अगुन उर अ्रन्तरजासी ॥ 
जो कोसलपति राजिव नयना । करड सो राम हृदय मस अयना ॥ 
३०३९-२१, २२ 
कोड अक्ष निगुन ध्याव, अच्यक्त जेद्दि ख्रति गाव | 
सोदिं भाव कोसछक्ष भूपष, औराम सगुन स्वरूप ॥| 
४३३०-२२, २३ 
विचार, भाव और क्रिया के अनुसार जीवों की तीन ह्दी भावनाएं: 
रद्दा करती हैं--आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभौतिक । आ्राध्या- 
त्मिक भावनावाला आराधक अपने आराध्य के निराकार भाव ही पर 
विशेष ज़ोर देगा। आधिदेविक भावनावाला आराधक उनके सुराकर 
भाव पर विशेष ज़ोर देगा। आधिभौतिक भावनावाले आराधक को 
उनके नराकार भाव ही की ओर विशेष रुचि होगी। शानीभमक्त तौ 
सर्वान्तर्यामी की ओर भुकेगे, संगारी भक्त पूर्ण पुरुष ([2९:6०८६ एरश्या) 
की लौलाश्रों के आगे ही नतमस्तक होंगे ओर भावुक्र भक्त परमात्मा का 
एक इष्टदेव के रूप भे--एक सुराकार से---चिन्तन करने भें हो सनन्‍्तोष 
मानेंगे । इसीलिये सवंजनकल्याणकारी भक्ति-शासत्र भे एक परमात्मा का! 
यह त्रैतभाव व्यक्त किया गया है ।& इनमें यदि एक भी भाव शि ल| 
कर दिया जाय तो आराध्य अपूर्ण द्वी कद्दावेगा | निराकार भाव उड़ा 
दिया जाय तो मनोनुकूल इृष्टदेव-विग्नद्दो की श्रनेकता के कारण भक्तलोग 
आपस में सदैव लड़ते ही रहें | सुराकार भाव उड़ा दिया जाय तो 
भावुक दृदय की कभी तृप्ति ही न हो। कभी यह जान ही न पड़े कि 
परमात्मा इमारा सद्यायक और हमारे साथ है। नराकार भाव उड़ा दिया 
< इंसाइयों की “होली ट्रिनिटी?” पर यदि इस इष्टि से विचार किया 
जाय तो इस समझते हैं कि विधारकों को कुछु नया आनन्द मिल्वने कौ 
भो सम्भावना है। 


१७४ तुलसी-दर्श न 


जाय तो भगवान्‌ की इतिहाससिद्ध लीलाओं के अभाव मे न तो स्ब- 
साधारण में उसकी ओर विश्वास ही की वृद्धि हो, न उसके साथ कोई 
आत्मीयता का ही भाव जाग्रतू हो ओर न उसकी ओर से कोई आशा 
ही का उचार हो | भारत का एक अपढ अनाय जानता है कि राम 
उसके पूर्वजों के साथ आआञातृत्व स्थापित करके उन्हें तार चुके थे, तब 
क्या वे उसे न तार सकेंगे ? वह जानता है कि अमुक वस्तु अथवा 
अमुक आचरण राम को प्रिय थे और अ्रमुक बातें उन्हे आप्रय थीं। 
तब क्या उनकी कृपा पाने के लिये उसे भी तदनुकूल आचरण नहीं 
रखने चाहिये? परमात्मा का नराकर भाव उड़ा देने से ये सब बाते 
कहाँ मिलेंगी ! जो लोग अवतारवादी नहीं है उनके यहाँ धर्म प्रचारकों 
“को ही नराकार शआराध्य का वह उच्च स्थान दे दिया गया है और 
इस प्रकार धर्मप्रचारक ही या तो ईश्वर के अ्रवतार वन बैठे या उसकी 
महिमा के सम्बन्ध में लीलाए, विस्तारित करने वाल्ते उसके पुत्र उसके 
विशिष्ट दूत या ऐसे द्वा ओर कुछ कह्ाने लगे | नराकार आराध्य को 
चाहे निराकार आराध्य का विशिष्ट सम्बन्धी समझा जाय, चाहे प्रतिरूप, 
बात एक ही है। नराकार आराध्य की आराध्यता जब तक स्थिर है 
तब तक आराध्य के इस त्रेत भाव पर कोई अ्रग़ुलिनिदेश नहीं कर 
सकता । 

विचारदष्टि से जो निग्मु ण था, भावदष्टि से वह्दी सगुण बन गया। 
जो _अव्यक्त था वह भक्तों के द्वित के लिये व्यक्त कह्टा जाने लगा | 
अ्रव्यक्त के सब विशिष्ट विशेषण मूतिमन्त से होकर उस व्यक्तित्ववान्‌/ 
परमात्मा मे प्रत्यक्ष बिराजने लगे। विष्णु के सम्बन्ध मे तो सब कल्पना 
ही कल्पना--कला ही कला--थी परन्तु उनके नराकार अवबतारो के 
सम्बन्ध मे तो नाम, रूप, लीला, धाम चारों का प्रत्यक्ष आधार विद्यमान्‌ 
था। इसलिये विचारशील भक्तों ने ऐसे अवतारों के नामों की व्युत्पति 
करके, उनके रूप को विधपु के रूप से भी अधिक रहस्यमय समभाकर 


तुलसी के राम १७५ 


उनकी लीलाओ का आधिदेविक और आध्यात्मिक विवेचन करके तथा 
उनके भौतिक धामो के अनुछार उनके दिव्य धाम को चर्चा करके 
नराकार आराध्य, सुराफर आराध्य और निराकार आराध्य में सामझस्य, 
स्थापित करने की चेष्टा की है। दाशरथि रघुनन्दन के नाम, रूप, 
लौला और धाम के रहस्य भी इसी प्रकार समभाये गये हैं। उनके 
नामों में प्रधान प्रचलित नाम था रामनाम | व्युत्पति के हिसाब से इस 
छोटे से नाम मे बड़े बड़े अ्र्थ सन्निद्वित हैं । इन अथों की कुछ चर्चा 
“भ्रक्ति के साधन” शीर्षक परिच्छेद मे आने वाली है | इसलिये यहाँ 
इतना ही बता देना पर्याप्त है कि यह नाम नराकार आराध्य का 
प्रचलित नाम ही नहीं है १रन्‌ निराकार निगु न डँ» का समकक्ष और 
सुराकर परमात्मा के सब नामों मे श्रेष्ठ है। अब दाशरथि राम के रूप 
की बात देखिये। उनके कोटि मनोजों को लज्जित करनेबाला कमनीय 
कलेवर, घनश्याम वर्ण और पीतपट तो विष्णुधिग्नह के बराबर ही 
निराकार के अनन्त सौंदर्य, अनन्त गाभीय और अनन्य शरण्यत्व को 
प्रकट कर रहा है | यदि राम मे कुछ विशेषता है तो यही कि वे 
चतुभुज के बदले द्विभुज और शख, चक्र, गदा, पञ्म, के बदले शर- 
चापधारी हैं| सृष्टि स्थिति और प्रलय के लक्षण तो परमात्मा के तठस्थ 
लक्षण कहे जाते हैं, उनका स्वरूपलक्षण है उनका सच्िदानन्दत्व | 
इसलिये सृष्टि, स्थिति, प्रलय के गुणों को लक्षित करानेवाला “निज 
आयुध” धारी चतुभु ज रूप, परमात्मा का गौण रूप ही हुआ | उधर 
रामविग्रह की यह खूजबी है कि उसमे सब्चिदानन्द का रूपक पूरी तरह 
बँध जाता है। कार्मक कम का अथवा शक्ति या सत्‌ का द्योतक है 
क्योंकि वह क्षत्रियों का विशेष चिन्ह | बाण शान अथवा चित्‌ का द्योतक 
है क्योंकि शान के समान उसका भी सवंत्र प्रवेश है और वह भी अपने लक्ष्य 
पर उसी प्रकार सलग्न दो सकता हैं | राम के रूप का माधुय दी आनन्दविग्रह 
है | शर-चापधर राम के इस सब्चिदानन्दत्व पर लो लगाने वाले सुर्तीक्ष्य 


१७६ वुलसौ-दर्शन 


उन्हीं राम के चतुभ्भु ज रूप को देखकर एकदम व्याकुल हो उठे थे ।& 
यह हुआ रूप के सामझस्य का हाल | राम की लीलाशों का रहस्य तो 
पहिले द्वी बता दिया गया है। मानवी लीलाएं होते हुए भी वे निराकार 
( सगुण ) परमात्मा के विशिष्ट दिव्य गुणों को प्रकट करने वाली और 
सुराकार परमात्मा की ओर भक्तों को विशेष आइष्ट करनेवाली बन गई 
हैं। अब रही धाम की बात । सो ययपि “लोक बिसोक बनाइ बसाये!! 

( १३-५४ ) में गोस्वामी जी ने यह ध्वनित कर दिया है कि राम ने एक 


& गोस्वामी जी ने राम के शरचापधर द्विभुञ्न किशोररूप का ही 
यद्यपि विशेष ध्यान किया है तथापि भक्तों की भावना के अनुसार उन्होंने 
कहीं इनके बाल्करूप का, कहों शक्तिसंयुक्त रूप का, कहीं शक्ति और 
अशसयुक्त ( सीता और लच्मण ) रूप का और कहीं सखावेधष्टित रूप का 
भी ध्यान लिखा है। रामरहस्योपनिषदु में राम को निविश्न पूजा के लिये 
सखावेष्टि रूप की आवश्यकता बताई गई है । गोस्वामी जी ने सखावब्टित 
रूप की पहिली रांकी सुवेल शेत्र पर और दूसरी सिंदासनारोहण के 
समय दिखा दी है। “राम वाम दिधि जानकी लखन दाहिनी ओर” 
वाला ध्यान अनेक इष्टियों से बहुत प्रशस्त है । राम विष्णु हैं, लचमण 
महाकात्व शिव हैं क्‍योंकि वे काज्ानलसंचारकारी संकर्षण के अवतार हैं 
और सोता मूलप्रकृति महामया का अवतार होने के कारण ( देखिये 
सीतोपनिपद्‌ ) स्ुजनशक्तिसस्पन्न ब्रद्म का प्रतिरूप हैं। फिर, राम 
निगुण ब्रह्म हैं ( क्‍योंकि उनमें सब रंगों का लय है ) लचमण सगुण 
ब्रह्म हैं ( क्‍योंकि उनके उज्ज्वल वर्ण में सब रंग विकसित हैं ) और सीता 
वह मायाशक्ति हैं जो सगुण और निगुण के बीच व्यवधान रूप से रह- 
कर भी निभुण की अद्ञाश्रयियी हैं। विशिष्टाद्वेत के मत से चिदुचिदृ- 
विशिष्ट इश्वर हो परम आराध्य है। सो इस क्लांकी में लच्मण हुए चित्‌ 
( थीव ) और सीता हुईं भचित्‌ ( माया )। इन दोनों से विशिष्ट राम 


तुलसी के राम ५१७७ 


शोकहीन निज धाम बनाकर उसमें अपनी सब्र प्रजा को बसा दिया था 
तथापि उन्हें यह ग्रभीथट न था क्रि वे विष्णु, नारायण अथवा कृष्ण से 
अपने राम को प्रथक्‌ होने दें। इसलिये वैकुएठ, क्षीरतागर अथवा 
गोलोक (या बृन्दावन ) की तरह साक्रेत का भिन्न रूप से लम्बा चौड़ा 
बर्णन न करके उन्होंने श्रोताश्रों को भ्रम मे पड़ने से बचा लिया दै। 
उन्होने तो साकेत का नाम तऊ नहीं लिया | यदि उनके लोक की बात 
जाननी हो तो उनके द्वारा शासित अ्रयोब्या काद्वाल पढ़ लिया जाबे। 
वहाँ “नहिं भय शोक न रोग” था। “अलप मृत्यु नहि कवनिहूँ पीरा? 
ही वहाँ को सामान्य अ्रवस्था थी। वहाँ के लोग “तब सुन्दर सब 
विरुज शरीरा” थे। भगवान राम जब कि इस भारत में अब भी विद्य- 
मान हैं तब उनके लिये किसी विशिष्ट लोक की चर्चा करने से लाभ ही 


वन अनन्त असक+ 32 ऑननन--औ+--+ न #++> 





।+अनवाकक-पन-फ-कक ०-७० ककनक, 


हुए इंश्वर । इसलिये विशिष्टाह्रेत सम्प्रदाय के रामभक्तों के लिये तो यद्दी 
झाफ़ो परम प्रशस्त है। हताद्षेत विचारवात्ते भक्त युगल सरफार ( शक्ति- 
सयुक्त रूप ) का भेद भद॒बताते हुए गोस्वामी जो के गिरा अथ जलन 
बीचि सम कह्टियत भिन्न न भिन्न को महत्व देते और सीतारामपद- 
वन्‍्दना के लिये वही म्ांडी चुनते हैं। अद्ठेत वेदान्तियों को “बालक रूप 
राम कर ध्याना?? ( ४६३७-२२ ) ही दृष्ट है क्योंकि उनके मत में बह्य- 
तत्व अद्वेत है। बालकरूप हो सच रूपों का आरिमिरूप है। वहाँ न द्वेता- 
द्वंत है न द्वेत है न ्रेत है इसीलिये वे “६ इष्टरव सम बाद्यक रामा” 
( ४७६-१७ ) की बात कहते हैं। गोल्वामी जी ने अपनी कथा शंकर 
झौर भुशु डि से ली है। थे दोनों ही बालकरूप राम के डपासक थे। 
गोस्वामी जी ने भी इस मानस में शरचापधर राम के एकाकी रूप का 
और उनके एकाकी सास का हो विशेष ध्यान किया है | इसलिये आराएध्य 
के रूप का ऐसा वंणन भी यह सिद्ध कर रहा है कि गोस्वामी जो को 
अट्वेत सिद्धान्त ही विशेष रूप से मान्य था | 


१५७८२ तुलसी-दर्शन 


क्या है। जबकि “हरि व्यापक सरवत्र समाना?” हैं तब फिर उन्हें 
“साकेत-विहारी? की सीमा मे आबद्ध कर देना कहाँ तक युक्तिचगत 
हे | इसलिये गोस्वामी जी ने धाम के विषय को अवध से लेकर वैकुणठ, 
क्षीरसागर आदि तक पहुँचाकर तथा साथ द्वी कही भी सीमाबद्ध न 
करके नराकार आराध्य, सुराकार आराधष्य और निराकार आराध्य में 
स्पष्ट सामञ्जस्य ही स्थापित कर दिया है |& 

इन्द्रादि वैदिक देव एक तो तन्राचार के प्रभाव से क्ुद्र सिद्धियों 
के अधीश्वर कहे जाकर कामनाशील लोगों को चकक्‍ऊर में डाल रहे थे, 
दूसरे वे स्वतः भोगायतनघारी बन कर विषयी जीवों कौ कोटि में परि- 





& गोस्वामी जी की पेसी चेष्श रहते हुए भी रामदास गौड प्रश्दृति 
अनेकानेक विद्वानों ने बेकुग्ठयासी, क्ौरशायी और साकेतबिदारी को 
अलग अलग सत्ता और उनके अलग अलग रामावतार माने है। 
जयरामदास दोन ने कल्याण में इस विषय का अच्छा उत्तर दिया है 
( कल्याण भाग € स० ९, ६ और १० ) गोस्वामी जौ नेराम को विष्णु 
का अ्रवतार बताते हुए भी जो विष्णु से श्रष्ठ कह दिया है, जान पढ़ता है 
के उसी से लोगों ने समक क्षिया कि मानस मे अनेक रामों की कथाशों 
का सामअध्य है | जिस प्रकार राजा की शक्ति ही सेनापति के रूप में 
प्रकट हो कर जगद्रक्षा का भार अपने ऊपर लेती है और सिपाही उसी 
सेनापति से शक्ति पाकर असाधुओं का दमन ओर साधुओं का सरत्तण 
किया करता है उसी प्रकार बह्म विष्यु और अवतार की कथा है। अब 
राजा यदि लीजावश स्वतः सिपाही का काय करने लगे तो वह अपने 
सिपाहीपन के कारण सनापति का सातद्वत ( विष्णु का श्रवतार ) और 
अपने राजापन के कारण सेनापति का श्रफ़सर ( विष्णु का सुज़क और - 
नियन्ता ) ही कद्दावेगा । राम इसी न्याय से विष्णु के अवतार भी हैं और 
विध्फू के शासक सी । 


तुलसी के रास १७९ 


गणित द्वो रहे थे, तीसरे उनके सम्बन्ध की लीलाएँ भी ( जो पूवकाल 
में समवतः रूपक थीं परन्तु परकाल म ऐतिहासक घटनाएँ मानी जाने 
लगीं, यथा, धरध््वती के पाछे ब्रह्मा का भागना, अदृल्या के लिए इन्द्र 
का छुलछन्म, गुरुपत्नीं के साथ चन्द्र का सहवाध आंद ) मानव समाज 
के लिये कोई अच्छा आदश स्थापत करने वाली नहीं थीं, इसलिये 
गोस्वामी जी ने उन सब की पूजा इठा दी । जिन देवताश्रों को उन्होंने 
सम्मान्य माना है उनम श्रीकृष्ण भगवान्‌ दी ऐसे हूँ जिनका चारत्र 
रामचारत्र के समान विशद्‌ ह। परन्तु श्राइृष्णचरित्र सिद्धावस्था का 
चरित्र हाने के कारण सवसाधारण क॑ लिए. अनुकरण।य नही कद्ा जा 
सकता | रामचरित म यदह्द बात नहीं हे। उस चारत्र से आबालइद्- 
बनिता सभी मनुष्य मनचाद्वा लाभ उठा सकते हैं। वह चारन लॉक- 
मर्यादा का सरक्षक है विधातक नहीं। गशतवामा जो ने अपने आराध्य 
के चरित्र का यह उज्बल पक्ष देखकर ही भारत में उनकी भाक्त के 
प्रचार का इतना प्रशस्त प्रयत्न कया हे। 

तुलसीदास जी ने अपने राम को जेसा समझा है, यदि हर कोई 
अपने आराध्य का वैसा द्वी रूप समझ जाय तब फिर कहना ही क्‍या 
है। इस प्रसज्भ म एक कथा ध्यान देने याग्य है | कोई साथु गज्ञा पार 
कर तुलसीदास जां से मिलने श्राया। लोटते समय नाव न मिली तब 
तुलसीदास जी ने कद्दा “राम का नाम लेकर तो लांग भवसागर पार कर 
जाते हैँ फिर तुम क्‍्यां उनके भरोसे यह नदी नहीं पार कर सकत १” 
साधु राम राम कद्दता गद्धा म घुस पड़ा परन्तु थोड़ी दूर में ही वह 
इूबने लगा | तब गोस्वामी जी ने कद्दा “भाई, तुलसी के राम मुफे 
तार दें ऐसा कहते हुए जाओ?” । साथु न॑ ज्योंद्दी ऐसा किया त्योंही 
- आसानी से पार हो गया | उस उस समय यह जानकर बड़ा आश्चये 
हुआ कि उसके राम भिन्न हैं ओर तुलसीदास के राम भिन्न | उसका 
यह आश्चय जान किसी मद्दात्मा ने एक पत्थर देकर उससे कहद्दा 


जन 


श्द्० तुलरसौ-दर्शन 


“जाओ बाज़ार मे इसको कीमत जाँच आओ?” | साधु गया। शाकवणिक 
ने उसे अनिच्छापूवक चार पैसे में माँगा, पसारी ने एक रुपया कीमत 
श्रॉँकी, सुवर्णुकार ने पाँच दस रुपये देने चाहे ओर सच्चे जौदरी ने 
उसे अनमोल बताकर लाखों रपये उस पर न्योछावर कर देने चाहे | 
गोस्वामी जी के रामरूपी चिन्तामण पर भवसागर पार होने का 
मूल्य न्‍्योछ्ववर है। परन्तु उसी मणि को यदि कोई विषयी पुरुष 
शाकवरणिक बनकर ग्रहण करना चाहे तो शायद चार पैसे का भी 
लाभ न उठा सकेगा । श्सी विचार से कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति 
के राम जुदा जुदा हैं ओर उसे उसके ही राम तार सकते हैं नकि । 
दूसरे के | वास्तव में राम एक दी हैं । लोगों की समझ के फेर के 
कारण दी अपने अपने राम की बात कही जातो है। इसी दृष्टि से हम 
ने भी इस परिच्छेद में तुलसी के राम की चर्चा की है, वाल्मीकि के राम 
अथवा कलिदास के राम की नहीं। यदि कोई राम राम कहकर भी 
गोस्वामी जी की प्रतिज्ञा के अनुसार परम पावनता नहीं प्राप्त कर रहा 
है# तो दोष उसका है न कि गोस्वामी जी का क्‍योंकि वह अपने राम 
को उसी प्रकार नहीं पहिचान रद्दा है जैसा गोस्वामी जी ने पहिचाना था | 

गोस्वामी जी ने अपने राम का जो चित्र प्रकट किया हद उसके 
सम्बन्ध में हम कुछ विद्वानों की सम्मतिया देकर यह्द परिच्छेद समाप्त 
करते हैं, । 

साहित्याचाय प्रो० जनादन मिश्र एम० ए« लिखते है-..- 

“तुलसीदास के ग्रथों मे रामोपासना का अन्तिम अर्थात्‌ पूर्ण 


परिपक्य रूप देखने में आता दे |” पृष्ठ ३६ द्िदू सस्कृति और साहित्य 
की प्रस्तावना। 
हिन्दीविश्वको षकार श्रीनगेन्द्रनाथ बसु महोदय कद्दते हैं-- 


२२33-०२. +अ+का> सतामाके-पमााकत.. मिनए३>भाक.. परम सकाम# 3०७ + मम 3५०५. २५०० फरनमन कान नकवी, 


# रास कदत पावन परम दहोत भवन विश्यात ॥ २३४१-१४ 


तुलली फे राम श्घ्यरै 


“शंकराचार्य के ब्रह्म को इन्होंने राम के नाम से प्रसिद्ध किया है |” 
विश्वकोष भाग ९ पृष्ठ ६८३ | 

अजमेर के डाक्टर जे० एम० मेकफी मद्दोदय एम० ए० पी० डी० 
का कददना हैं--- 

भारत जानता है कि “श्रीरामचन्द्र जी परब्रक्ष के विशुद्वतवम अब- 
तार हैं |” भूमिका । द ह रा 

#हिन्दू धर्म में चारित्य और कारुण्य के प्रेमी श्रीरामचन्द्र जी का 
जो चित्र अकित किया गया दे वैता और किसी विभूति का नहीं ।” 
धोड़श पृष्ठ । 

५श्रीरामचन्द्र जी स्वय तो मर्यादा-पुरुपोत्तम हैं ही ओर वह अपने 
भक्तों से भी ऐसा दी चाहते हैं |” षोड़श पृष्ठ सेण्ट्रल थीम | 

५ “गोस्वामी तुलसीदास की रचना मे मनुष्यरूप भगवान्‌ का परमोंच 

ओर सच्चा आध्यात्मिक स्वरूप पाया जाता हैं भारतीय साहित्य में 
उनका नायक अपना सानी नहीं रखता ।?? प्रृष्ठ २४५२ | &8 


& देखिये “दि रामायन आफ़ तुलसीदास और दि बाइबिद्य आफ़ 
नादेन इन्डिया ।?” 


पश्मम परिच्छेद 
विरतिविवेक 


भक्तिसिद्वान्त को भली भाँति समझने के लिये कर्मसिद्धान्त और 
ज्ञानसिद्धान्त का कुछ विस्तृत विवेचन श्रावश्यक है | इस लिए विरति- 
विवेक के सिद्धान्त यहाँ कुछु विस्तार से लिखे जा रहे हैं। भक्ति के 
अतिरिक्त विरति ( वैराग्य ) ओर विवेक ( ज्ञान ) ह्वी वे दो प्रधान 
साधन हें जिनके द्वारा मनुष्य माया पर बिजय प्राप्त करने की चेष्टा 
करता है। इसलिये यद्यपि इस परिच्छेद मे विशेषतया माया हीका 
बर्णन है तथापि हमने उस वर्णन के साथ विरतिविवेक पर भी काफी 
ज्ञोर देकर इसका शीष॑क “विरतिविवेक” ही रख दिया है | 

ब्रक्ष ओर जीव “सहज संघाती” हैं | आज्विर जीव ब्रह्म का अश 
ही तो है | & इसलिये स्वभावतः द्वी वद अनन्त शाक्तमान्‌ अनन्त 
शानवान्‌ श्र अ्रनन्‍्त आनन्दमय द्वोना चाहता है। वह साच्चदानन्द-- 
बह पूर्यत्व--ही उसका आदश आराध्य है। इसी श्रदर्श की ओर 
उसका सहज स्नेह रद्दा करता है | इतना होते हुए भी वह इस 

आदश को सुगमतापूवक क्‍यों नहीं प्राप्त कर लेता ! 


#* ब्रह्म जोव सम सहज संघाती । १-३ 
ईश्वर झस जीव झविनासी । चेतन अमक्ष सहज सुखरासी|॥ 


“० ०-३ 
| बडा जीव इध सहज खनेट्ू । १२-२० 


विरतिविवेक शैटर३ 


समभ लीजिये कि किसी विशाल राजप्रासाद में चारो ओर के 
किवाड़े बन्द हैं श्रोर केवल एक किरण के प्रवेश के योग्य एक छोटा 
सा छेद है । किरण चूं कि सूय की एक क्रिण है इर्तालये वह प्रासादस्थ 
सभी वेभवों के दर्शन कर के तज्जन्य आनन्द उठाना चाहती है। वह 
इसके लिये अपनी ओर से बहुत प्रयत्ञ करती है--खूब फैलने फूलने की 
चेष्ठटा कर के सूथ के समान ही समग्र दर्शन के उपभोग का आनन्द 
चाहती है--परन्तु जब तक उसके ऊपर छिठ्र के आकार-प्रकार का 
बन्धन लगा हुथ्ाा है तब तक क्‍या वह ऐसा कर सफती है ? उसे तो 
विवश होकर उस छिद्र के आकार प्रकार के अनुसार ही चलना पड़ेगा । 
उस नियमित परिधि को लिये हुए वह किरण सूथ कदापि नहीं कहा 
सकती न यूय बन ही सकती है। यदि किसी प्रकार उसे ऐसी शक्ति 
मिल जाय जिससे वह अपनी इस सीमा को दही तोड़ सके--प्रासाद के 
समग्र आवरण ही का ध्यस कर सके--तब तो अकेले एक प्राताद की 
कौन कद्दे वह समस्त ब्रह्माएड के वैभव का दशनानन्द प्रात कर सकती है 
शोर फिर कोई भी उसे सूर्य से प्रथक नहीं कर सकता । ठीक यही दह्वाल 
जीवात्मा का है। वद महामोद्द के आवरण में परिच्छिनत्न बनकर& अपने 
'सकीण व्यक्तित्व के मार्ग से आगे बढना चाहती है और इसी माग से 
बढ़कर इस ससार के समग्र आनन्द का उपभोग कर लेना चाइती हे। 
इस प्रयत्ष मे निश्चय द्वी उसे दुःख उठाना पड़ता हे | उसके पास इतनी 
शक्ति अवश्य है कि वह अपनी सकी्ंता ही को दूर कर ले--प्रासाद 
के छिंद्र ही को इतना बढ़ा ले कि उसके लिये प्रासाद का--महामोह 
का--कोई आवरण ही शेष न रह जाय । यदि वह ऐसा कर ले तब तो 
फिर उसके लिये सर्वत्र आनन्द ही आनन्द हो जाय । परन्तु अपने उस 


& करदि मोहबस नर अघ नाना | स्वार्थरत परत्लोक नसाना ॥ 
8६ २- 


श्प्ड तुलसी-दशंन 


छोटे से छिंद्र पर--अपने उस संकौण व्यक्तित्व पर--निरन्तर साहचर्ये 
के कारण, इतनी शआसक्ति सी हो जाती है कि उसे दटाने की ओर 
उसका ध्यान तक नहीं जाता | यही भगवान्‌ की लीला है और इसी 
लीला का आश्रय लेकर उनका आनद इस ससार-महानाटक के रूप मे 
तरगित होता रद्दता है। 

भगवान्‌ अपने ही अशों के साथ अपनी लीला किया करते हैं। 
कभी उन अशों को बाँधकर चक्कर दिलाते हैं कभी उनके बन्धन खोलकर 
उन्हें वे आनन्द में मग्न कर देते हैं। उनकी जिस लीला से जीवों पर 
' बन्धन पड़ते हैं उसका नाम है माया ओर जिस लीला से वे बन्धन 
खुल जाते हैं उसका नाम है भक्ति | जिस प्रकार उनकी इस लीला का 
कोई आई नहीं--यह विधिप्रपच अनादि है| उसी प्रकार उनके अशों 
का भी कोई अ्रन्त नहीं--कोई गिनती नहीं |! श्रग्नि की चिनगारियाँ 
उससे निकलती हैं उसी में लीन होती हैं फिर नयी निकलती फिर लीन 
दोती हैं। यही क्रम चलता रहता है| वे बुककर भी श्रव्यक्त भ्रग्नि ही 
बनी रहती हैं। बुक जाने पर उनका व्यक्त रूप भले ही न रह जाय 
परत्तु अखिल विश्व मे ओतप्रोत रहनेवाले अलक्षित अग्नितत्व के साथ 
उनका तादात्म्य हो जाने के कारण, हमें यह मानना ही पड़ेगा कि 
उनऊो तात्विक सत्ता विद्यमान्‌ है। ईश्वराश जीवों का भी यही द्वाल 
है। वे इसी प्रकार प्रकट दोते रहते हैं, वद्ध होते रहते हैं, मुक्त होते 


& देखी माया सब विधि गाढ़ी । अति सभीत जारे कर टाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचावे जादी। देखी भगति जो छोरे ताही॥६५-१७,१८ 

$ विधि प्रप॑चु अस अचल अनादी | २७०३-११ 

* तदेतत्सत्थं यथा सुदीप्ताप्पावकात्‌ चविस्फुलिगा सहस्तशः प्रभवन्ते 
सरूपाः तथा5क्तराद्विबिधा: सोम्य भावाः प्जञायन्ते तन्न चैवापि यन्ति | 
( झुण्ढकोपनिषद्‌, द्वितीय सुगढक, प्रथम खण्ड, प्रथम छन्द) 


विरतिवियेक श्ध्््‌ 


रहते हैं ओर ईश्वर अथवा ब्रह्म में लीन होते रहते हैं। परन्तु ऐसे 
परिवतनशील द्ोते हुए भी वे अ्विनाशी कहलाते हैं |& 
जीव यदि इस यसार में सुख चाहता है तो उसे आवश्यक है कि 
बह भगवान्‌ की भायाशक्ति को समझ ले | गोस्वाभी जी कद्दते हैं. कि 
पाँचों इन्द्रियाँ ओर पाँचों इन्द्रियों के विषय तथा उन विषयों से उत्पन्न 
विकार, मन की दौड जहाँ जहाँ तक जाय वे सब पदाथ--कहने का 
झ्रथ यह है कि अखिल अह्याएड ही माया है| जहाँ तक मैं मेरा ओर 
तू-तेरा का सम्बन्ध है--द्वेतमाव की दौड़ है--वहाँ तक माया का 
साम्राज्य समझना चाहिये। इत माया के दो भेद हैँ। एक का नाम 
विद्या है और दुसरे भेद का नाम श्रविद्या है । विद्या के सद्दारे तो सृष्टि, 
स्थात और प्रलय का चक्र चला करता है और अरविद्या के सहारे 
नियति का चक्र चला करता है । माया की विद्याशक्ति तो ससार-लीला 
के प्रवाद के लिये आवश्यक है। उसकी अविद्याशक्ति, जो दुष्ट और 
दु'खरूप कही गई है, आनन्द का स्वारश्य स्पष्ट करने के लिये विपयंय 
((००7४४४७८) का काम देती है |! जो अति आतप से व्याकुल द्ोता 
& इंस्‍्वर अंस जीव अबिनासी ९००---४ 
| में अर मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हें जीव निकाया ॥ 
यो गोचर जहँ लगि मनु जाई | सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहिकर भेद सुनहु तुम्द सोऊ। विद्या अपर अधिया दोऊ ॥ 
एक दुए अ्रतिसय दुखरूपा | जा बस जोच परा भचकूपा ॥ 
एक रचइ जग गुनबस जाके । प्रभु प्ररित नहिं निज बच्चु ताके॥ 
३६०७-२३ से २७ 
जो अति आतप ब्याकुल होई | तर छाया सुख जानइ सोईं ॥ 
जौ नहि होत मोह अति मोदी । मिद्षतेड तात कवन विधि ताहीं ॥ 
७३०३७) १८ 


१८८६ तुलसी-दशन 


है वद्दी तरुछायासुख का सच्चा रस प्राप्त करता है। जो मोहपुर्घ होकर 
अशान्त बनेगा ही नहीं वह शान्ति का पूरा आस्वादन कैसे कर सकता 
है! इस प्रकार भगवान्‌ की लौला में अविद्या माया की भी एक विशिष्ट 
उपयोगिता है । 
विचारदृष्टि मे देखने पर बिदित होगा क्लि जिस प्रकार नाठक का 
अभिनय केवल अभिनय मात्र है उसी प्रफार इस ससाररूपी मदहानाटक 
का सम्पू् व्यवृह्यर स्वप्नतुल्य हे ।& वह आदि-सूत्रधार इस मद्ानाटक 
में अपने भाँति भाँति के रूप दिखाता है परन्तु वास्तव में बह कुछ 
दूधरा दी रहता है || उस खिलाड़ी ने अपने खेल में अविद्या की भूठी 
ग्रन्थियाँ बाँध रखी हैं जिससे जड़ ओर चेतन के बीच एक मज़बूत 
न्‍्चन सा प्ठ गया है। परन्तु बास्तव में देखिये तो यह बन्धन मृषा 
ही है, प्रम ही हैं, महामोह का एक अग ही है | श्रसल मे तो शान- 
बान्‌ लोगों को कोई गाँठ दिखाई ही नहीं पढ़ती | उन्हें तो सत्र ओर 
सबदा केवल ब्रह्म ही ब्रद्म का अनुभव होता हे।| जीव वास्तव 
में सच्चिदानन्द ब्रह्म दी है। केवल भ्रमवश बह अपने को सब्चिदानन्द 





जन कडणशि क+ 


& सपने होइ सिखारि नृप रक् नाकपति होइ । 
जागे हानि न ज्ञाभम कछु तिप्ति प्रपच जिय जोइ ॥ २०६-१२ 
उम्मा कहहईूँ मे अनुभव अपना । सत दरिमजनु जगत सब सपना ॥ 
३२२०१< 
| जथा अनेक वेष घरि नृत्य करइ नट कोई । 
सोह साइ भाव देखावद आपुन दोह न साइ ॥ ४७६४-११, १९ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि पर गई । जद्‌पि सुषा छूटत कठिनई ॥ 
०००११ 
ज्ञान मान जह पुकहु नाहों | देख अदा समान सब माद्दी ॥ 
2० छन्रें घर 


विरतिविवेक शैपए७ 


से प्रथक्‌ समझ रहा है। अपूर्य प्रकाश रहने पर रस्सी में जिस प्रकार 
साँप का भ्रम होता द, शुक्ति में चाँदी का श्रम होता है श्राख में अगुलि 
लगाने पर जिस तरद्द दो चन्द्रो का भ्रम होता है, नोकारूढ दो कर चलने पर 
बूक्षो के दोड़ेने का भ्रम होता है, उती तरह शरीरी हो जाने पर---महामोहद 
ग्रस्त हो जाने पर--चेतन्य को अपने जीवत्व का भ्रम होता है |# सो--- 
ताहि और तैं--तोदि अथवा तत्‌ और त्व में कोई भेद द्वी नहीं है । 
यदि लीलावश कोई भेद माना भी गया तो वह उसी प्रकार का है जैसा 
समुद्र और लहरों में हुआ करता है| ॥ भेद का प्रम्‌ मिथ्या अवश्य है 
परन्तु वह ऐसा प्रबल हैँ कि कोई उसे आसानी से ठाल ही नहीं 
सकता | विधि हरि हर तक इसी बन्धन से जकड़े रहते हैं। जब प्रधान 


%& यव्सत्वादसषेव भाति सकल रज्जो यथाहदेश्न मः | २-६ 
कूठहु सत्य जाहि बिनु जाने | जिपि भुजग बिनु रज़ु पहिचान ॥ 
जेदि जाने जय जाई देराई। जागे जथा सपन अम जाई॥ 
१७०१३, १४ 
रजत सौप महुँ भास जिमि जथा भानुकर बारि। 
जदपि म॒षा तिहुँ काल सोहइ आम न सकइ काउ टारि ॥ 
पएृद्दि विधि जग हरि आख्तनित रहईं । जद॒वि असत्य देत दुग्य अददई ॥ 
जों सपने सिर काटइ कोई । बिनु जागे न दूरि दुख होई ॥ 
४६-२२ से २६ 
चितव जो ज्लोचन अंगुज्षि क्ञाये | अग॒ठ जुगल ससि तेहि के भाये ॥ 
३-१७ 
नौकार॒ढ़ चछत जग देखा। अचल सोइबस आपुद्धि छेखा ॥ 
७39२-१९ ७ 
सो तें ताहि तोदि नहिं भेदा। बारि बीचि इव ग़ावहिं बेदा ॥ ४६8६-८६ 
। जद॒पि म्षा तिईँ काद सोइ अम न सकह कोड टारिे | २३-२४ :.. 


श्ष्प्प तुलसी-दशन 


देवों का यह हाल है तब अनेकानेक ऋषि सुनियों का इसके हशारों पर 
कई बार नाच चुकना कोई आश्चर्य की बात नदीं | & 

विद्यामाया से सष्टि, स्थिति, प्रलय अथवा यों कहिये कि रजोगुण, 
सतोगुण और तमोगुण का तारतम्य चला करता है। इसी मे क्षिति, 
जल, नभ, पावक, पवन की रचना होती है। इन्हीं पचतत्वों से शरीर 
बनते हैं ओर शरीर में चेतन्यसत्ता का विकास होने से जीवों का संगठन 
होता हैे। शरीरसम्बद्ध होने के कारण जीव अपने को शरौर परिच्छिन्न 
| और इस प्रकार व्यक्तित्व-विशिष्ट मानने लगता है। इसी मानने लगने 
का नाम अ्रविद्या है। इती के कारण जीव 5सारी बन जाता है। 

प्रकृति के गुणों के कारण उसे देह मिलती है, देह के कारण बह 
अहड्डार की भावना से प्ररित होकर विविध कर्म करता है, कर्मों के 
कारण उसके स्वभाव का निर्माण द्वोता है, स्वभाव के अनुसार फिर 
कमे होते हैं। स्वभावज कर्मों से बद्ध होकर वह उनके फल भोगता है। 
इस फल का भोग करानेवाला है कालप्रवाह जिसके कारण जीव को 
राजस, तामस, सात्विक आदि देहें मिला करती हैं और स्वर्ग नरक 
अथवा सुख दुख के हन्द्द में उसे रहना पड़ता है यद्द काल दुरतिक्रम 


4७०७५... ---३.५3५झ++क+ अर 4७... ८४3 33.५+स्‍न्‍न+ न 3 मर 





#& सिव विरखि कह मोहइ को दृ॒इ बपुरा आन । ४७७०-२१ 
सिव चतुरानन जादि डेरादीं। अपर जीव केद्दि क्लेखे माँदों ॥ 
2७४०० ७ 


इन पंक्तियों में गोस्वामी जी के अनेक वाक्यों का निष्कष दिया 
गया है। कात्न को उन्होंने कहीं विधि और कहीं इंश्वर लिखा है। 
दुखिये--- 
सुभ अरू असुभ करम अनुदारी । इंसु देद फल्न हृदय बिचारी ॥ 
२०४०६ 


विरतिविवेक श्ध९ 


है। ऐसा कौन है जिस उसने अपने डण्डे सेन सीधा किया हो |& 
काल कर्म गुण स्वभाव ही का नाम नियतिचक्र है| इसी नियतिचक्र 
में ससार के समग्र जीव बंधे हुए हैं। ऐसा कौन जीव है जो इस निष्दुर 
नियतिचक्र के अड्डो को मेट सके ।॥ 








कृठिन करसगति जान बिचाता । जो सुभ असुभ सकल फल्नदाता ॥| 
| २७३६-३६ 
काव्य रूप तिन्द कहँ में श्राता | खुभ अब अधुभ करम फल्नदाता ॥ 
४६२-२ 
नियतिचक्र के वर्णंव के सिलसिल्ने में “काल, कर्म, स्वभाव, गुण! 
का कई स्थानों पर कई प्रकार से उद्ल्ेख किया गया दे । देखिये “'कालदिं 
करमहि ईस्वरदि मिथ्या दोस लगाइ?? ( ४६३-२ ) “काल कर्म सुभाव गुन 
भच्छुक'ः । ४६४३-२३ । 'काल करम विधि सिर धरि खोरी?” । २६४-२७। 
“काल करम गति अ्रधदित ज्ञानी? (२३४-६) “काल करम सुभाव गुन 
घेरा! (४६३-७) “काल करम गुन दोष सुभाऊ | कछु दुख तुप्रद्ढिं न 
व्यापहि काऊ” (४३६८-१०) आदि । 
# काजु सदा दुरतिक्रम भारी । ४८९०-२२ 
कालु दरइ गहि काहि न मारा ॥ ३६१-२ 
। कद मुनीस दिमवन्त सुनु जो, विधि लिखा लिलार | 
देव दनुन वर नाग ऊुनि कोड न मेंटनद्वार ॥ 
३३६०२१,२२ 
सो न टरइ जो रचइ घविधाता'* ' ' ***तुह सन मिर्द्व कि विधि के झका । 


४०-८ से १० 
ईस अधीन जीव यति जानी । (२७३ ४) 


कोड न काहु सुख दुख कर दाता | निज कृत कर्म भोग सब आता ॥ 
दें०<न्रे रे 
करमु प्रधान सरय कह छोगू ॥ (२०२०३४८) 


१९० वुलसी-दर्शन 


जो ज्ञानी हैं वे यदि इस चक्र के कारण विषम दशाए भी पाते हैं 

तो इसे “ईश्वरेच्छा बलीयसी” कह कर घेय ही धारण कर लेते हैं और 
जो मूर्ख हैं व एकदम बिलबिला उठते हैं तथा कभी काल को कभी 
कम को कभी देवरूपी ईश्वर द्वी को दोष देने लगते हैँ | नियातचक्र के 
कारण जो जिस अ्रवस्था में रख दिया गया है उसे उसी अबस्था मे 
सन्तोष मानकर अपनी वास्तबिक उन्नति का प्रयक्ष करना चाहिये । इसी 
में उसे सुख मिल सकता है अन्यथा नहीं |& यह अवश्य है कि उसके 
व्यावहारिक क्मे नियतिपरवश हैं। क्योंकि अपने व्यावद्वारिक कर्मा मं 
वह अपने व्यक्तित्व का दायरा क़रायम रखकर ही श्रागे बढ़ता है। 
परन्तु अपने इस व्यक्तित्व ही को छिन्नभिन्न करने में---अपने आध्यात्मिक 
अभ्युदय के लिए कमे करने मे--परलोक संवारने मे--बह पूण रूप 
& नट मरकट इव सबद्धि नचावत । रासु खगेस वेद अस गावत 0 
३३६१-२४ 

उमा दारु जोषित की नाईं। सबहि नचावत रास्ु गोसाई ॥ 
३३३०२० 


जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥ 
काज़ करस बस होहि' गोसाई । बरबस राति दिवस को नाई ॥ 
सुख हरपहि जड़ दुख बिल्खादहीं । दोड सम धीर धरहि मन माही ॥। 
२२०८-७ से & 

प्रभु आयसु जेह्टि कह जस भहदई । सो तेद्ि भाँति रहे सुख लहई ॥ 
३१६६-२२ 

+ झनेक बिद्वानों कौ तो राय है कि मनुष्य हर तरह के कर्म करने 

के ल्षिप्‌ पूर्ण स्वतन्त्र हे । कंबक्ष कर्मफत्ष भोग के ही किये वह परतंत्र हें | 


बिरितिविवेक १९१ 


से स्वतन्त्र है |& यदि इस आर प्रयत्ष न करके केवल “'देव देव” कह- 
कर कोई ईश्वर को दोष देता रहे तो यह उसकी मुखता दही हूं । 

माया ईंडबर की शक्ति है ओर इस प्रकार नियतविचक्र को भी 
इंश्बरेच्छा हो कहना चाहिये! | भगवान्‌ चाहें तो विधिगति छुंफ़ सकते 
हैं, भावी को मेट सकते हैं | परन्तु ऐछा वे कब करते हैं १ जब देख लेते 
हैं कि जीव उनके बताए हुए, नियमों का अवलम्बन कर इस बात का 
अधिकारी हो गया है | यदि नियतिचक्र के प्रवतन और निवतन में कोई 
नियम ही न रहे तो नाटक का सत्र मज़ा-दो-किसकिस-हो-जाय | इसी- 
लिये भगवत्‌ कृपा सम्पादन के द्वेतु भी जीवों को पुरुषार्थ की आवश्य- 
कता है ओर इसके लिये भी वे स्वतन्न हैंपी । 

इस पुरुषाथ के लिये पद्दले यह देखना चाहिये कि अ्विद्या के 
प्रधान अग कौन कौन हैं, उसका परिवार कैसा है, उसके प्रद्दार से किस 
प्रकार के मानस रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इत्यादि | तब फिर यह साचने 
की ज़रूरत है कि इसे दूर करने के लिये किन उपायो का अवल्म्बन 
किया जाय | 


49 कबहुँ क करि कठना नर देही । देत इंस बिनु देत खनेहीं ॥ ४६ ३-८ 
साधन धाम सोच्छ कर द्वारा | पाह न जेहि परलोक संवारा ॥ 
४३६२-२४ 
सो परतन्न दुख पावइ सिर धुनि धनि पछिताय । 
कालहि करमद्दि इंश्वरहि मिथ्या दोष क्गाय ।। ४६३-१,२ 
+ कादर सन कहूँ एक अधारा । देव देव आलसी पुकारा ॥ 
३६६-१ हे 
* हरि इच्छा भावी बढ़्वाना | हृदय विचारत समु सुजाना ॥३१-२४ 
4 यह बात तुलसोदास ही के अनेक बाकयों का सार क्कर बिखरी 


गई दे । 


१९२ तुलसी-दश्शन 


«शरीर के सम्पक से चैतन्य में जीवत्व की भावना श्राती है अर्थात्‌ 
वह देही होकर अपने विशिष्ठ व्यक्तित्व को एक पदार्थ और उस व्यक्तित्व 
से भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌ को दूसरा पदार्थ समभने लगता है। यह द्वेतभाव 
ही अविद्या अथवा अज्ञान का प्रथम रूप है। इसी भाव के कारण वह्द 
“मैं? के साथ “मेरा” का सम्बन्ध जुटाता है-- अपने उस क्ुद्र (सकौर्य) 
व्यक्तित्व के लिये अनेकानेक सामग्रियों पर श्रपना आ्रधिपत्य जमाता है। 
और “में-मेरा”? से प्थक्‌ पदार्थों को “तू--तेरा” की दृष्टि से देखने 
लगता है | इसी द्वेत बुद्ध का परिणाम है राग द्वेष का हन्द |& राग 
ही को काम ओर लोभ समझ्रिये और देष ही को क्रोध | इस प्रकार 
काम, क्रोध और लोभ ही अविद्या के स्वंप्रधान अद्भ हैं । 
गीता में कद्दा गया है।-- 


त्रिविध नरकस्येदं॑ द्वार॑ माशनमात्मनः । 
कामः क्रोघस्तथा क्ोभस्तमादेतदत्रयं स्यजेत्‌ । 


गीता १६-२१ 
गोस्वामी जी भी कहते हैः 
तात दीनि अति प्रबल खत्त काम क्रीध अरु लोभ । 
सुनि-बिग्यान धाम मन करहददि नििष महँ छोम ॥ 
३२२-७, के 


लोभ के बअक्षात्र हैं इच्छा और दम, क्रोध का अक्षास्र है परुष 
वचन और काम का ब्क्षाजत्र है नारी || नारी रुपी बक्षात्र तो, गोस्वामी 


ब्रेड जता पा५ वन >-+ज>3००---- 


& हेत-बुद्धि बिलचु क्रोध कि हेत कि बिल्ु अज्ञान | ४६६-२१ 


$ छोम के इच्छा दंभ बलु काम के फेचल नारि। 
क्रोध के परुष बचन बलु मुनिवर कद्दई्ढं विचारि ॥ 
३२ २०३, १७० 


। 


रे 


विरतिविदेक॑ १९ हैं 


जी के मत में, “श्रति दार्ण दुखद” और एकदम माया का रूप ही 
है। मनुष्य को इन्हीं बह्मात्रों से बचाने के लिये गोस्वामी जी स्थान 
स्थान पर अउन्तोष दभ आदि की निन्‍दा करके मिष्ट भाषण आदि कौ 
प्रशता करते गये हैं और इसी श्रभिप्राय से अन्य सम्तों और आचारयों की 
तरह उन्होंने भी “नारी?” की खूब निन्‍दा की है। काम क्रोधच और लोभ 
अति प्रजरल खल तथा नरक के पन्‍थ बताए गये हूँ सहो परन्तु सृष्टि कौ 
रक्षा के लिये इन तीनों “खज्ञों” की आवश्यकता भी है | इसौलिये ये 
विद्यमान्‌ हैं ओर इसीलिये मह्त्माओं के उपदेश सुनकर भी लोग इनकी 
सेवा करते ही जाते हैं| मद्दात्मा लोग यह बात जानते हैं। जानबूककर 
भी वे लोग इन तीनों से बचते रद्दने का उपदेश देते हूँ क्योंकि वे चाहते 
हैं कि लोग इनके चक्कर में यहाँ तक न फेस जायें कि फिर घमम का ही 
विरोध हो जाय। स्वय भगवान ने गौता में अपने को “धर्माविरुद्ध 
काम?” कद्दा है |७& गोस्वामी जी तक ने लोभी के दाम की तरह राम 
की ओर लोभ दिखाया है || उन्होंने हरिहरनिन्दा करनेवाले की जीम 
एट्टि के एक मरम बलु नारी | तेद्दितं डबर सुभट सोह भारी ॥ 
दै २२०३ 





काम ओध लोमादि सद अबल मोह के धारि। 

तिन महँ अति दारुन दुखद साया रूपी नारि। ३२४-१२, १६ 

अवगुन भुल सूल अद प्रमदा सब दुख खानि। ३२४-२< 

दीप सिखा सम जुबति तनु मन जनि दोसि पतंग । 

भज हि राम तज्जि काम मद करद्दि सदा सत संग || ३२५१-२९, २६ 
& धर्माविरुद्धों भूतेष कामो5स्मि भरतर्षम ॥ थीता अ० ७ श्लोक ११ 
 कामिद नारि पियारि जिमि ल्ोसिटिं प्रिय जिमि दास । 

तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय ज्ञागहु भोद्दि रास ॥| 

पे ००डे , हे 
है द 


१९४ तुलली-दशन 


काट लेने तक को जायज़ करार देकर सात्विक क्रोध को बहुत दूर तक 
स्वीकार कर लिया है |& साधुमत की दृष्टि से--व्यक्तिगत कल्याण कौ 
दृष्टि से--भले ही इनके परित्याग की बात कद्द दी जाय परन्तु लोकमत 
की इष्टि से तो इनका समूल उन्मूलन नहीं वरन्‌ इन पर पूर्ण विजय 
प्रात्त कर लेना द्वी अ्रभीष्ठ है। जो इन तीनों पर पूण विजय प्राप्त कर 
लेते हैं उन्हें ईश्वर ही समझना चाहिये |! 

अविद्या के परिवार की वो कोई सीमा ही नहीं। मोह, काम, तृष्णा, 
क्रोय, लोभ, मद ( घनमद, अ्रभुत्वमद, गुणमद, मानमद, योवनमद ) 
ममत्व, मत्सर, शोक, चिन्ता, मनोरथ, ईषणा ( पृत्रेषणा, विच्तेषणा, 
लोकेषणा ) इत्यादि के नाम गरिनाकर गोस्वामी जी कहते हैं कि माया 
का यह परिवार प्रबल भी हे ओर अमित भी है$ । रोगों का रूपक 


सकनीनननन 3». ढ७ ५23... 33.33. स्‍न-म-ममकान मनन फल बनन चना कल ि ललकल आना ता पता 


$& संत्त रूभु ्नीपति अपवादा । सुनिय जद्दों तह असि मरजादा ॥ 
काश्िय तासु जीभ जो बसाई | कान सूंदि न तु चक्निय पराई ॥| 
३५-१, २ 
+ काम ब्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन्‍थ। 
सब परिद्दिर रघुचौर दी भजहु भजहिं जेहि सन्त ॥ 

३६११-१६, १७ 
नारि नयन सर जाहि न ज्ागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोभ पास जेहि गर न बेंधाया । सो नर सुम्द समान रघुराया ॥ 

३३७०-२२, २३ 

$ “मोह न अन्ध कौन्ह केट्टि केह्ी? से क्लेकर--- 
“यह सब माया कर प्रिवारा । प्रबत्न भ्रमित को बरनइ पारा” ॥ 
सके । पृष्ठ ४७४ पंक्ति ७ से १४ तक । 

द देखिये पृष्ठ €०४ पंछि ११ से २६ 


विरतिविवेक १९, 


देकर उन्होंने अविद्या माया के इसी परिवार की चर्चा दूसरी बार भी 
की है।वे कहते हैं कि मोह ही सब व्याधियों का मूल है। काम क्रोध 
लोभ ह्वी वात, पित्त, कफ हैं। विषय मनोरथ ही अनेक प्रकार के शूल 
हैं। ममता ओर ईर्ष्या ही दाद खाज हैं। हष विषाद ही अनेक विविध 
रोगकारी ग्द्द हैं । परसुख देखकर जलना ही क्षयी है और मन की 
दुशध्ता ही कुष्ठ है। अदंकार ही भयकर डमरू रोग है और दंभ कपट 
मद मान ही नादरू रोग हैं। तृष्णा जलोदर हैं श्रोर त्रिविध ईषणा दी 
तदण तिजारी है। मत्सर और अविवेक दी दोनों प्रकार के ज्वर हैं । 
इसी प्रकार के और भी श्रनेक कुरोग हैं जिनकी गिनती करना ही कठिन 
है। अ्रविद्या परिवार के रोग रूपी इन सब दुगु णो का मूल है वही 
मोह - महामोह--व्यक्तित्वाभिमान | इसी का नाम है विशिष्ट व्यक्तित्व । 
इसी के लिये गोस्वामी जी ने कहा है--- 
सखसति मूल सूलप्रद नाना | अखिल सोकदायक अभिमाना॥॥ 
३४७१- 
मोह सकल ध्याधिन कर मुला । तातें पुनि उपजद्दि' बहु सूत्ा ॥ 
०४-०१ रे 
इसलिये यदि अ्रविद्या माया का उच्छेद करने के लिए पुरुषार्थ करना 
है तो केवल काम क्रोध लोभ या अन्य असख्य दुगुणों में से दस 
पचोस का दमन कर लेने से काम न चलेगा । उसका उच्छेद तो तब 
होंगा जब व्यक्तित्वाभिमान ही का विध्चस कर दिया जाय | 
व्यक्तित्वाभिमान-का विध्वत॒ तीन प्रकार से दो सकता हे । या तो 
उसके प्रति अनाशक्ति रखी जाय ( यह बैरास्य का मार्ग हुआ ) या 
उसे मिथ्या समझ लिया जाय ( यह विवेक का मांग हुआ ) या उसे 
भगवान्‌ की ओर लगा दिया जाय ( यह भक्ति.का मार्ग हुआ ) । पिछले 
भार्ग को चर्चा अगले परिच्छेद में होगी । यहाँ तो हम प्रथम दो मार्गों 
की ही बातें कुछ विस्तार से बता देना चाइते हैं । 


१९६ वुलतौ-दर्शन 


व्यक्तित्वाभिमान से अनाशक्ति होना कोई आसान बात नहीं | जन्म 
जन्मान्तर से हमारे ह्ृदयों में जो व्यक्तित्वाभिमान ढृढ होता चला 
श्राया है उसे शिथिल करने के लिए भी दृढ अभ्यास को श्रावश्यकता 
है| इस अभ्यास का क्रम दमें धर्माचायों ने बताया है । उन्हीं को 
प्रेरणा से हम क्ुद्र व्यक्तित्व के बदले अपने मद्दान्‌ व्यक्तित्व को ओर 
अग्रसर होते और इस प्रकार क्रमशः समूची क्तुद्रता ही से विरक्त होकर 
शाप ही आप व्यक्तित्वाभिमान से अ्रनासक्त हो जाते हैं। 


ऐसे बिरले द्वी मनुध्य होंगे जिन्हें कौर्ति, भूति श्रोर सुगति प्रिय न 
हो | छ्ुद्र व्यक्तित्व वाला मनुष्य भी एक ही समय के सुखोपभोग से 
शान्त नहीं हों जाता | बह चादइता है कि जीवन भर उसे ऐसा ही 
बह्कि इससे भी अ्रधिक सुखोपभोग मिलता जाय। यह हुआ भूते-प्रम 
का श्रीगणेश । उसके विचारों का कुछ विकास दोते ही बह परलोक की 
भी चिन्ता करने लग जाता है और सोचता है कि इस जीवन के बाद 
भी उसे सुखोपभोग की सामग्रियाँ मिलती रहें तो बड़ा श्रच्छा | यदद 
हुश्रा सुगति प्रेम का भी गणेश | वह चूक्रि समाज-सम्बद्ध है इसलिये 
वह यह भी चाहता दे कि उसके श्रास-पासवाले उसके आड़े न आव-- 
उसे बुरा न कहें । यद्द हुआ कीर्ति-प्रेम का श्रीगशेश । धर्माचार्यों ने 
मनुष्य की इन प्रद्ृत्तियों को पद्दिचान कर इष्टापूर्त | और स्व नरक 
के अनेक रोचक आख्यान रच दिये हई जिनके कारण वह कीति भूति 


जध अीिभभभ3+नर 


& उपनिषद भी कट्दती दै--- 


अन्मान्तरशताम्यस्ता मिथ्या संसारचासना | 
सता चिराभ्यास योगेन बिना न क्षीयते बवचित्‌॥ सुक्तिक १४ 


यज्ञ याग “इष्ट” हैं और कुएं, ताद्याव आदि बनवाना “आपूत्त” 
है। ये स्वयं के छाथन भाने पये हैं ! 


विरतिविवेक है 


और सुगति की प्राप्ति के लिए घर की ओर#& सरलता पूर्वक आकृ 
होता है । और इस प्रकार क्रमशः इद्दामुत्र-फलमोग से विरक्त होः 
शअविद्या माया पर विजय प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस मार्ग में श्र 
सर हुआ वह निश्चय ही मद्दान्‌ के सप्रह में छुद्र का त्याग करता च' 
जायगा | यदि सद्यः लाभकारी जुए की ठेकेदारी और कीतिलिप्सा 
बीच दन्द्र उपस्थित हुआ तो धर्मशील व्यक्ति उस ठेकेदारी का त्य 
कर देगा | यदि ख़बानत किए; हुए धन से इश्टापूत आदि रचकर की 
कमा लेने की इच्छा और सुगति में इन्द्र हो रहा है तो धर्मशील व्य| 
उस कीतिलिप्सा का त्याग कर देगा। यदि जगत्साप्राज्य अर 
भगवप्प्राप्ति के बीच इन्द्र दो रहा है ते वह जगत्साप्नाज्य का त्य 
कर देगा। 

परन्तु ऐसा त्याग एकदम नहीं बन पड़ता । वह घोर परिश्रमता 
है। धर्म को जानते हुये भी उस ओरे प्रवृत्ति नहीं होती ओर श्रः 
को जानते हुये भी उस ओर से निद्ृत्ति नहीं होती |  धर्माचरण 
ओर सतत परिश्रम करते रहने से ही उस श्रोर प्रवृत्ति और उसके वि 
रीत आचरण कौ ओर निद्वति उत्पन्न हुआ करती है। यही मनोवैः 
निक सिद्धान्त है। अधमे सद्य.सुखदायक दे--भले ही वह सुख क्षरि 
हो--इसलिये छुद्र व्यक्तित्व वाले मनुष्यों का अधम की ओर भुत 
स्वाभाविक है। मन की इस प्रदृत्ति के कारण श्रधर्माचरण बड़ा सुः 
जान पड़ता है और धर्माचरण के लिए. बड़ा कष्द उठाना पड़ता ! 
इसलिये धर्मनेति का अधिकारी बनने के लिए केवल कीति भूति सुः 
प्रियता ही की आवश्यकता नहीं है वरन्‌ यह भी आवश्यक हे 





& घरम नीति उपदेसिय तादी । कौरति भूति सुगति प्रिय जाही 
१६: 
+ ज्ञानामी धम न च में परवृत्तिज्ञानास्यधर्म नच मे निदृत्तिः 


शर्ट तुलसी-दशन 


धर्म धुर धारण करने की घीरता भी अपने पास हो। # जो धीरता के 
साथ धर्मांचण करता जायगा वह धमममं में ही वह मज़ा पाने लगेगा 
कि इसके आगे अपने प्राणों को भी तुच्छु दो सममेगा ।॥ धर्म का 
प्रारभ भले दी कष्टकारी हो परन्तु उसका परिणाम अतुल सम्पत्तियों का 
आकर रद्दा करता है | धर्मेशील की सुख सम्पत्ति के विषय से गोस्वामी 
जी कद्दते हैं; 
सुनि बोलने गुरुअति सुख पाई। पुन्य पुरुष कह महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर पहें जादीं । जयपि ताहि कामना नाढहों ॥ 
दिमि सुख सम्पति बिनद्दि बोत्षाये | धरमशोत्न पढें जाहि सुभाये ॥ 
१३४०४ ३ से १६ 
सुली मीन सब एक रस अति अगाध जल माहिं । 
जथा घर्मेत्रीलन्द के दिन सुख खजुत जाहि ॥ 
३२२-२१,२२ 


& घरम नौति उपदेसिञ्न ताही । कोरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
१३८०२ 
नर बर धौर धरम घर घारी। निगम नीति कह ते अधिकारी ४ 
१६७०२ २ 
' रघुकुल रीति सदा चति आईं। आन जाहु बरू बचनु न जाई ॥ 
१८१०२ 
सिधि दुधीचि बत्नि जो कछु भाखा । तनु धनु तजेड बचनु पनु राखा ॥ 
१८२०१ 
सिचि दधीचि हरिचन्द नरेसा । सह्दे धरम हित कोटि ककेसा ॥ 
इंतिदेव बल्षि भ्रुप सुजाना। घरमु घरेड सद्दि सकठ नाना ॥ 
२०६०३, २ ६ 


विरतिविवेक १९९ 


धर्म क्‍या है और अधमे क्‍या है यह परखना बड़ा कठिन है। 
गीता का कहना है कि बड़े बडे विद्वान भी इसके विवेचन में चक्कर 
खा गये हैं। & वही बात एक परिस्थिति में धर्म और दूसरी परिस्थिति 
में अधम हो जाती है। हम कुछ न करके चुपचाप बैठे रहें तो भी 
परिस्थितिमेद से हमारा वह मौन भाव कभी धमं में और कभी अधर्म 
में परिगणित हो जायगा | धर्माचार्य लोग प्रत्येक परिस्थिति का सूक्ष्म 
विवेचन कहाँ तक॒कर सकते हैं? इसलिये उन्होंने अक्सर धर्म की 
सर्व॒ंसामान्य मो्ी मोटी बातों द्वी पर ख़ास ज़ोर देकर गीता के शब्दों 
में कद्द दिया है कि--- 
तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकायब्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कम कतु मिद्दाह सि ॥ गीता १६-२४ 


यदि शास्त्र मे भी व्यवस्था न मिले तो किसी तत्वदर्शों की शरण लेकर 
अपनी जिज्ञासा शान्त कर लेनी चाहिये । 

तदिद्वि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 

डपदेचयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन- ॥ ग्रीता ४ । ३४ 


गोस्वामी जी ने अपने मानस में अनेक स्थलों पर धमेतत्वों की 
चर्चा की है। उन सब का क्रमबद्ध सग्रद कल्याणमार्गियों के लिये-- 
और कल्याणमार्गी दी क्‍यों, सर्वंसारेण के लिये भी--अध्ययन की एक 
सुन्दर वस्तु है । गोस्वामी जी के घर्मसिद्धान्तसम्बन्धी वाक्य तीन खरड़ों 
में विभक्त किये जा सकते हैं। पहिला खण्ड है व्यक्तिपरक, दूसरा है 
कुद्धम्घपरक और तीसरा है राष्ट्रपरक । पहिले खण्ड में पुरुषों को परख 
उनके बैर प्रीति आदि की बातें, उनके विशष्ट ध्म अर्थात्‌ ( १) सत्ख्ग 
(२) सेवाधमं और परद्वितत्रत (३) श्रद्धा-विश्वात और सन्तोष 





& कि कर्म किमकर्मति कबबोज्प्यन्न मोद्िता: ॥ ग्रोता ४ | १४ 


, ३०७ छुलसी-दशन 


(४ ) सत्य और अहिसा तथा (४ ) यज्ञ दान तप जप और अर्चा की 
चर्चा, युगधर्म का विवेचन और धर्मरथ का सुन्दर रूपफ सन्निद्वित 
होगा । दूसरे खण्ड में गाइस्थ्य नीति की समूची बातें यथा माता पिता 
की सेवा, बन्धुओं का महत्व, पुत्रों की परख, नारी का धम, सु और 
कु गाइंस्थ्य तथा जातीय सम्मान की बातें होंगी | तीसरे खण्ड में राज- 
नीति का सब विषय आ जावेगा | 
गाहर्थ्य धरम की बहुत सी बार्त॑ जीव कोटि वाले परिच्छेद में थ्रा चुकी 
हैं। यहाँ उन्हें दुदराना व्यर्थ है। राजनीति के सम्बन्ध में गोस्वामी जी 
ने अनेकानेक सुन्दर बातें कद्दी हैं। शासन के आदश के सम्बन्ध में 
तो राम-राज्य का पूरा प्रकरण ही मनन करने योग्य है। ( देखिये पृष्ठ 
४घ३ से ४५४ तथा आगे की भी पक्तियाँ ) इसी प्रकार पृष्ठ इश्न में 
पंक्ति ३ से १२ तक रामप्रताप का जो वर्णन आया है वह भी 'इस प्रसक्ष 
में प्र्य ही है। आदश शासन में राजा को मूतिमन्त विवेक होना 
चाहिये, मन्त्री को परम निलेमी मृर्तिमन्त वैराग्य की तरह रहना चाहिये, 
राज्यस्थल को न केवल सुन्दर वरन्‌ पवित्र भी बना रहना चाहिये, 
सैनिकों को मूतिमन्त यम नियम की भाँति व्यवस्थापक और उपकारी 
होना चाहिये, रानी को शान्ति सुमति और सुचिता के सौंदय का मूर्ति- 
मन्त अ्रवतार होना चादिये, राजतंत्र के शेष जितने अग हैं उन सबसे 
सम्पन्न होकर वह सुराजा जब सदव दरिभक्तिपरायण रहेगा, तभी दुर्जय 
राजमद पर विजय प्राप्त करके मोहमहीप को उसके दलबल सहित परास्त 
कर सकेगा, ओर इस प्रकार बह न केवल निष्कंटक होकर राज्य संचा- 
लन द्वी करेगा वरन्‌ अपने उस आदश्श शासन के द्वारा वह प्रजाजनों 
के लिये सुख, सम्पत्ति और सुकाल के अक्षय भडार भी भरता जायगा |& 


# सचिव बिरागु विवेकु नरेसू। विपिन सुद्दावन पावन देसू ॥ 
भद जम नियम सेज्ष रजधानी । सांति सुमति सुचि सुन्दर रानी ॥ 


विरतिबिवेक २७१ 


एक अन्य स्थल पर भी गोस्वामी जी ने सचिव को मूतिमन्त सत्य, 
रानी को मूतिमती श्रद्धा, सहचारी को मूर्तिमन्त लक्ष्मीपति स्वलोकहित- 
कारी विष्णु, कोप को धर्म अर्थ काम मोक्ष का सद्दायक तथा श्रक्षय 
श्राश्रयस्थान और प्रदेश को सुन्दर तथा पवित्र बताकर इसी आदशे 
शासन का चित्र खींचा है।। सुराज्य की मद्दिमा के सम्बन्ध में वे 
कहते हैं;--- 


राम बाल धन सम्पति भ्राज्ञा । सुखी भ्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 


२६१०१ ३ 

झल्षिगन यादत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ औरा ॥ 
२६१६-२५ 

झक जवास पात बिनु भयऊ । जस सुराहु खतल्न उद्यम गयऊ ॥ 
३३४०६ 

विविध जंतु सकुल महि आजा | पज्ञा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
३३९ १४ 


उनके सुराज्य का उद्देश्य है “पुर नर नारि? को “सुभग, सुचि, सन्ता, 

धरमसील, ग्यानी, गुनवन्ता” ( १०१-८ ) बनाना । उनके सुराज्य में 

“सब॒नर करद्ठिं परसपर प्रीती । चल स्वधरम निरत खत नीती।” 
( ४३४३-१६ ) ही अभिप्रेत दे । 


'.लककनलनआमन.. 





सकत्न अग सम्पन्न सुराऊ। रामचरन आस्नित चित चाऊ ॥ 
जीति मोह महिपान दल्व सद्दित बिबेक भुआलु। 
करत अकेंटक राज्य पुर सुख सम्पदा सुकालु ॥ 
२६१०-१४ से १८ 
सचिव सत्य रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीतु द्वितकारो ॥ 
चारि पदारथ भरा भेडारू | पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥ 
२११००९६, रेछ 


२०२ तुलसी-दशंन 


शासन के आदश की इस प्रकार चर्चा करके गोस्वामी जी शासन 
की नीति के सम्बन्ध में भी सुन्दर वाक्य कहते हैं | वे कद्दते हैं “राजु 
कि दर्‌इ नीति बिनु जाने?? ( ४९७-१ ) तथा “क्ुमत्र ते राजा 
नासहि बे गिनीति अस सुनी?” ( ३१२ १८, १९ ) वे “राजु नीति बिनु” 
को “खम फल” हो समभते हैं। ( ३११२-१६, १७ )। वे दमनव्यवस्था 
को--भय को--प्रीति सम्पादन का साधन मानते हुए कहते हैं “भय 
बिनु होइ न प्रीति ( ३६९-८ )” “रन चढि करिय कपट चतुराई | 
रिपु पर कृपा परम कदराई ॥ ( ३१०-१९ ) | परन्तु दमन को--दण्ड 
को--राजनीतिचतुष्टय के अन्तगंत करके बे साम दाम दण्ड भेद चारों 
का द्वी सद्धमें पर आश्रित बना देते हैं और इस प्रकार अपनी रातनीति 
को कूथनीति की चालबाज़ियों से एकदम दूर इटा लेते हैं# | 

शासक किस प्रकार का होना चाहिये इस विषय में भी गोस्वामी 
जी ने बहुत उत्तम उक्तियाँ कहीं हैं| इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कुछ 
पक्तियाँ देखने योग्य हैं--- 

सांघति करि घुनि करहिं पसाऊ । नाथ प्रभुन्द कर सहज सुभाऊ ॥ 

४६-द 
गुरु सुर सन्‍त पितर महिदेवा | करइ सदा चूप सब के सेवा ॥ 
ह ७४-२२ 
दिन प्रति देह विविध विधि दाना । सुनई साख्त्र बर वेद पुराना ॥ 
७४०९ ४ 


# सास दाम अरु दण्ड विभेदा | नुप उर बसहि नाथ कह बेदा ॥ 
नीति धरम के चरन सुहाये । अस जिय जानि नाथ पदि आये॥ 
धर्मदीन प्रभु पद बिमुख काल बिबस दससोस | 
तेद्द परिहरि ग्रुन आये सुनहु कोसल्याधीस ॥ 
३३१-१ ४ से १७ 


विरतिविबेक २०३ 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो चुप अवसि मरक अधिकारी ॥ 


१8६७-१९ 

मुनि तापस जिन्‍्द से दुख बहदीं। ते नरेस बिचु पावकु दहद्दी ॥ 
२१९६-२९ 

कहहुँ साँचु सब सुनि पतियाहु। चादिय धरमसीत्य नरनाहु ॥ 
२३६-१ ६ 


सेवक कर पद्‌ नयन से सुख सो सादिबु दोइ। 
तुलसी प्रीति की रीति सुनि सुकषि खराहदिं सोह ॥ 
२८८०-१४, १ 
तुरद्द मुनि मातु सचिव खिख मानी । पाल्नेहु पहुमि प्रजा रजधानो ॥ 
सुखिया सुखु सो चाहिये, खान पान कहूँ एक। 
पालइ पोषइ सकल अंग तुलपी सद्दित बिबेक ॥ 
राज्य धरम सरबधु एतनोई । जिमि मनमाई मनोरथ गोई ॥ 
२६१ २४ ! 
२६२-$ से ३ 
इनमें से प्रत्येक पक्ति पर बहुत कुछु कद्दा जा सकता हे परन्तु अन्तिम 
उद्धरण तो एकदम मार्क का ही है। उतकी गरभीरता भली भाँति मनन 
करने योग्य है। पृष्ठ १८ में पक्ति १० से १५४ त़क प्राकृत महीपालों का 
जो स्वभाव गोस्वामी जी ने बताया दे उसमे राजनीति के श्रनेक तत्व 
कूट कूट कर भर दिये गये हैं। 
शासक जिस प्रकार का हो उसी प्रकार के उसके परिजन ( भृत्य ) 
और वैसे ही प्रजाजन भी होने चाहियें। यही सामान्य नियम है। 
“परिजन प्रजरऊ चह्चिय जस राजा” ( २६७-६ )। इसीलिये शासक 
ओर शासित का अन्योन्य सम्बन्ध रदह्य करता है | दोनों के सहयोग दी 
में शासन का कल्याण दै। यददी विचार शासक के निर्वाचन मे पचों का 


१०४ वुलसा-दशंन 


मत आवश्यक मानते हुए गोस्वामी जी ने राजा दशरथ के मुख से 
कहलायथा है-+« 
“जो पाँच मत ल्ागइ नीझा । करहु दरप द्विय रामहिं दीका ॥”? 
१७२ ३ 
शासक के लिए राजमद से बढकर विधातक वस्तु और कोई नहीं 
है। इसी मद में आकर कोई राजा कामान्ध हो उठता है कोई 
लोभाग्ध हो उठता ह कोई धर्मान्ध हो उठता है श्रोर इस प्रकार 
प्रजारक्षक बनने के बदले प्रजाभक्षक बन बैठता है | गोस्वामी जौ कद्दते 
हैं कि यह राजमद यद्यपि भह्दा कठिन है तथापि साधुसभासेवन से-- 
सत्सग से---इसका निग्रह ऊफ्िया जा सकता है। देखिये--- 


नहिं कोड अस जनमा जग माद्दी । प्रभता पाइ जाहि मद नाहीं ॥ 
३३ (८ 

जग बौराइ राजपद पाये । २५१८-२४ 

कही तात तुग्ह नीति सुहाई । सबतें कठिन राजमद भाई ॥ 

ज्ञो अचवत मसातहि नुप तेईं। नाहिन साधु सभा जेदि सई ॥ 


२१३१-२६ । 

२६००१ 
इसलिये शासक यद्यपि “भूष सुसेवित बस नदि लेखिय” ( ३२१-१५ ) 
की नीति के अनुसार किसी का वशी होकर नहीं रहा करता तथापि 
उसे चाहिये कि अपने को राजमद से बचाने के लिये वह दो चार ऐसे 
सलाहकार अवश्य रखे जो डसकी प्रसन्नता अ्रप्रउचन्नता का विचार न 
करते हुए. उसे नेक सलाह दे सके । 


ज्ञोकमत में राष्ट्रपरक धर्म की बढ़ी महत्ता हे इसलिये गोस्वामी जी 
की राजनीति भी मा्कें की बन पड़ी है । व्यक्तिपरक घस की आवश्यकता 


बिरविंविवेक छू 


तो लोकमत तथा साधुमत दोनों ही में है । इसलिए इस सम्बन्ध में यदि 
गोस्वामी जी ने बहुत सी बातें लिखी हैं तो उचित दी है । 
नीतिशाञ्र में पुरुष की परख एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पुरुष 
की परख अवसर पड़ने पर और उसका स्वभाव देखकर द्वी की जाती 
है। & परख के बिना सम्रद और त्याग की बात ही नहीं बन सकती। + 
सत्सग के लिये सग्रह त्याग का यह विचार अ्रत्यन्त आवश्यक है । मद्दापुरुष 
इस सुसार में बहुत विरल हैं | हीनजन ही अधिकतर देखे जाते हैं। ; 
इन दोनों के सम्बन्ध में गोस्वामी जी ने उसी प्रकार कौ अनेकानेक 
वृक्तियाँ कही हैं जैती उन्होंने सज्जनो और असज्जनों के सम्बन्ध में 
ही हैं। मनुष्यों का आकर्षण और विकर्षण छिपा नहीं रहता--बैर 
और प्रेम दुराये नहीं दुरते | $ जिसका जिस ओर स्वार्थ द्ोगा--जहाँ 
हित जान पड़ेगा--जिससे मन कौ प्रद्ृत्ति का मेल बैठ जायगा--वह 
उसी ओर आहृष्ट भी हो जायगा पं और जिस पदाथ के लिए सच्चा 
आकर्षण होगा उसके मिल जाने मे भी कोई सन्देह नहीं है। || 
& के कनकु मनि पारिखि पाये । पुरुष परिखियहि समय सुभाये ॥। 
२१३३-२१ 
| संग्रह त्याग न बिलु पद्धिचाने । ६०११ 
) जहेँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मरात्व ॥ २७३-र 
$ दछखब सनेद्द सुभाय सुद्ाये । बैर प्रीति नहि दुरइ दुराये ॥ 
२४४७० ४४८३ 
व जेहि तें कुछु निज स्वारथ होई। तेद्दि पर समता कर सब कोई ॥ 
भरा ६ नपु ७ 
|| जेदि के जेह्टि पर सत्य सनेहू । सो तेडि मित्नइ न कह सन्देहू ॥ 
१२३०-६ 


२०४ तुलसौ-दशन 


पुरुष के परख के साथ द्वी साथ पुरुष की प्रवृत्ति के इस सिद्धान्त की 
परख भी नो तिशास्त्र में परम आवश्यक मानी गई है | 

व्यक्ति के जिन विशिष्ट धर्मों की गोस्वामी जी ने विशेष रूप से 
चर्चों की है वे ह प्रकार हैं;--- 


( १) सत्संग 
इस सम्बन्ध मे हम सप्तम परिच्छेद में विशेष रूप से लिखनेवाले हैं 
इसलिये यहाँ इसका उल्लेख मात्र पर्याप्त है । 


( २ ) सेवाघर्म और परहितव्त 


हस सम्बन्ध में भी सप्तम परिच्छेद मे विशेष रूप से लिखा जायगा । 
यहाँ इतना ही कह देना पर्यात है कि गोस्वामी जी ने लोकसेवा को 
परम धर्म कद्दा हे ।& जो लोकसेवा में तत्पर रहता है वह, उनके मत 
में, कभी दुखी रह हाँ नहीं सकता । 7 


( ३ ) श्रद्धा विश्वास ओर सन्तोष 
गोस्वामी जी का कहना है कि श्रद्धा के बिना कोई धर्म ही नहीं दो 
सकता, विश्वास के बिना कोई सिद्धि ही नहीं मिल सकती ओर सन्तोष 
के बिना द्वदय को विश्वाम ही नहीं मिल सकता । काम और लोभ का 
#& सत्र्‌ति कह परम धरम उपकारा | ४३-४ 
प्रद्दित सरिस धरम नहि भाई। ४६१-२२ 
 कबहेँ कि दुख सब कर द्वित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥। 
४६8६-२३ 
* करता बिना धरमु नहि हाई । ४८४३-१५ 
कृवनिड सिद्धि कि जिनु पिस्वासा | ४७८३-१६ 
कोड विज्ञाम कि पाव तात सद्ठज सम्तोष बिनु । ४८४३-१० 


विरतिविवेक रक्षक 


शोषण करने वाला यदि कोई है तो सन्तोष | & सनन्‍्तोष का यह 
ग्रथ नहीं है कि भाग्य के भरोगे बैठकर प्राप्ति के सभी प्रयत्ष ढीले कर 
दिये जायें | देव देव की पुकार करना तो हृदय की कायरता का चिह्न 
है--आलसियों का काम है। | रुच्चा सन्‍्तोष वह है जो प्रयक्ञों 
का बाघक न होकर, द्वदय की शान्ति स्थाषित करके, उनका साधक 
बना रहे । 


( ४ ) सत्य ओर अहिंसा 

गोस्वामी जी रुत्य को सब सुकृतों का मूल समझते हैं और इसके 
श्ागे “तनु तिय तनय धाम धनु धरनी?” आदि सब को तृणबत्‌ तुच्छु 
मानते हैं। उनकी दृष्टि में सत्य के समान कोई दूसरा घर्म ही नहीं 
है।- जो हाल सत्य का है वही अहिंसा का है। जैसे सत्य के समान 
कोई दूसरा धम नहीं वैसे ही दया ( अहिसा ) के समान भी कोई दूसरा 
धर्म नहीं | यह अहिसा परम धर्म है $ । 

& जिमि छोभहि सोखइ सनन्‍्तोषा । ३३३६-२२ 

बिनु सन्‍्तोष न काम नसाहीं | ४८४३-१० 


| कादर सन कहूँ एक अधथारा । देव देव आ्रालसी पुकारा ॥ 
हु 


द६६-१ ३ 
! सत्यमृल सब सुकृत सुहाये । १८१-३ 
तनु तिय तनय धाम धनु धरनी । सत्यसंध कहूँ तृन सम बरनी ॥ 
१:८३-२२ 
वधिरमु न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
२०७-१ 
$ घरम कि दया सरिस हरिजाना | ४७२९-०२ 
परम घरम स्त्रति विदित अट्टिसा | २३०४-३२ 


श्न्ष्ध तुलसौ-दशन 


( ४ ) यज्ञ तप दान जप और अर्चा 


भगवद््‌गीता में यज्ञ तप और दान को प्रधान धर्म माना गया 
है ७ । गोस्वामी जी के समय में यज्ञों की वह महत्ता रह ही नहीं गई थी । 
इतना द्वी नहीं, वे सकत्यात्मक समके जाकर कब्याणमार्ग के लिये 
अनिष्टकर कहटे जाते थे | इसीलिये उनकी शक्ति को स्वीकार करते हुए 
भी गोध्वामा जी ने यश्विध्वस के प्रकरणों को बिना टीकाठिप्पणी के 
ही रहने दिया है। दक्षयश्ञ, मेघनादयज्ञ, रावणयश का बराबर विध्वस 
हुआ | उन यज्ञों से श्रमोष फल मिल सकता था परन्तु वे शिवकक्याण 
के साधक न थे इसलिये नष्ट किये गये) विश्वामित्र का यज्ञ विश्व- 
कल्याण की साधना के लिये था इसलिये उसकी रक्षा की गई । गोस्वामी 
जी के मतानुसार यज्ञ योग त्रेंता युग का धमे है आजकल का नहीं । 
हसी प्रकार यद्यपि तप की भी उन्होंने बड़ी उपयोगिता स्वीकार की है 
और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को तपस्वी बताते हुए 'तपतें भ्रगम न कछु 
ससारा? कहकर 'तेजविस्तार? के लिये इसे आवश्यक माना है फिर भी 
उनका सिद्धान्त है कि यह सतयुग का धमम है आजकल का नहीं || 
दान को वे आजकल के लिये भी आवश्यक स्वीकार करते हैं। वे 
कहते हैं।--- 








& यज्ञदानतपःकर्म न त्याम्य कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञों दान तपरचैव पावनानि सनीषिणास्‌ ॥ गीता १८-४९ 
तस्मादोमिस्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवतन्‍्त विधानोक्तः: सतत ब्रह्मदादिनाम्‌ ॥ गीता १७-२४ 

' तथु सुखप्रद दुख दोष नसावा | ३४-१४ 
जनि झाचरजु करहु मन माद्दीं | सुत तपते दुरलभ कह्ु माही ।! 
सपयक्ष ते जग सुजह बिधाता | तपबत्ष विस्नु भये परित्नाता। 


विरतिविवेक २०९ 


प्रगट चारि पद घरम के कल्लि मह एक पअधान | 

येन केन विधि दौीन्हे दान करइ कह्यान ॥ ४६१-३, र 
आजकल दानत्व की जैसी दुव्यवस्था है वैसी शायद पहिले कभी नहीं 
थी। तब “येन केन विधि? दान को कब्याणुकर बताकर दानत्व का 
विशेष विवेचन न करना कहाँ तक उचित था यह भी गोस्वामी जी 
महाराज ही जानें। बहुत सम्भव है कि उन्होंने जानबूऋकर यह बात 
मुगहम रख दी हो | कलियुग में मनुष्य स्वभावतः ही स्वार्थोी और 


अतएब संग्रहशील रहते हैं। उनकी संग्रहशीलता के कारण राष्ट्र में 


आर्थिक वैषम्य होना स्वाभाविक ही है। यह वैषम्य या तो साम्यवाद 
की ठोकर से दूर हो सकता दे या दान धर्म की प्रेरणा से संग्रहशीलता 


के लिये जिस प्रबल प्रयत्न, अनवरत, उद्योग, निःसीम बैये ओर विशिष्ट . 


शक्ति की आवश्यकता होती है, साम्यवाद उसको कंठित किये बिना 
रह नहीं सकता | इन शक्तियों को कंठित करना मानी राष्ट्र ही को 
कृठित करना है। इसीलिये भारतीय आचार्यों ने साम्यवाद के बदले 
दान-वाद की चर्चा को हे। इस दानवाद के कारण शअ्रकिचनों के 
अभाव दूर हो जाया करते थे, निराञ्चितों को आश्रय मिल जाया करते 
_ थे, विचारशील ब्ह्मनिष्ठों की जीविका के साधन जुट जाया करते थे, 


मठों, देवालयों, घमंशालाओं, अन्नछुत्रों आदि के रूप में आगन्तुकों के 


लिये विश्रान्तिस्थान तैयोर रद्दा करते थे, बाग बाग्रीचे कुए तालाब 
अ[दि बनवाये जाकर राष्ट्र के हितों का साधन हुआ करता था, इसी 
प्रकार न जाने कितने उपायों से समाज से साम्य स्थापन हो जाया करता 


तपबतल्न संभ करहि संदारा | तपत अशस न कछू संसारा ॥ 


. त्द>फक रे £& 


ध्यान प्रथम जुग मस्त विधि दूज । द्वापर परितोषन अल पूजे॥ 
द पृफशप 


र्४ 








:<: ४2225 १४ परनेस पल ८९4० ८३ उधर हज पथ फत धमाका व्य 58 59३७१५१६५६०००३०००९७४०५६४८०२४:२२७४०७४७४४७०८-५०४०-५४० #-+क+-०००--न किन + मन ०7 


२४० उप धयप खेल १ दपकव+प2०: 


302९४587 8: हक मकर ०4लापयइन 


नया न्‍ न हर > 
३ 07,527 ० 77 2५2८ ००-०२ ५, 52:0० ४४: तैष्ल: है उद+प १००० ०६:2/#औ52:8 ६5:56 202! 28,3725/6:: 
सफे2५ ०555 के कट: बिक २८ ४०४४५ २४९५५ ८. ५२४४०(६४४४-४नकातकत 5 


बडा 


२१० तुलसी-दशन 


था | गोस्वामी जी के समय में भी न तो सब मठ मन्दिर आदि ही 
दूषित थे और न सब साधू ब्राह्मण पण्डे पुरोहित आदि | फिर थे कुटिल 
आलोचक की भाँति दानतत्व के विवेचन का भभट उठाते ही क्‍यों । 
सुपात्र कुपात्र का विवेचन जिसे करना हो वह करता रहे। उन्होंने तो 
कलियुग में दानधर्म की आवश्यकता देखी और इसलिये उसका महत्व 
गा दिया । एक बात और है | उन्होंने कलि के लिये तो “केवल हरि 
नाम अधारा” की ही खूब चर्चा की है ।& दानधर्म के इस महत्व को 
तो भागवत आदि पुराणों के आधार पर| केवल कहीं कहीं हद्वी लिख 
दिया है। इसलिये यदि उसका विस्तृत विवेचन नहीं किया गया तो 
कोई आश्चर्य नहीं | 

जप और अर्चा पर गोस्वामी जी ने पूर्ण विश्वास प्रकट किया है 
: परन्तु अर्चा को--मूतिपूजा को--वे द्वापर का धर्म मानते हैं ।! इसलिये 
वतंमान भारतीय समाज को उन्होंने मठ मन्दिर मूति आदि के विशेष 
पाठ न पढाकर नामजप ही की अधिक सलाह दी है। उनके मत मे 
कलि के लिये नामजप के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय द्वी नहीं हे। वेधी 


सिर)... गम. ७3.७>क»»-७७«>पाम-नओर- कक 





$# कलियुग जोग न जग्य न ग्नाना । एक अधार राम गुन गाना ॥ 
४३६० १७ 
$ कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तत्जनेष्टतः । 
सत्यं दया तपी दानमितिपादा विभोन्‌ प ॥ 


2५ ५ ८ 


कत्तो तु॒ धर्म हेतूनां तुयाशोड्थर्स हेतुमिः। 
एधमानेः क्षीयमायो झाग्ते सोएपि विनदचंयति ॥ 
भागवत १२।३। १८, २४ 


' $ छ्ापर परितोषन प्रभु पूजे। १७-२१ 


विरतिविवेक २११ 


भक्ति पर आवश्यकता से अधिक जोर देने वाले सज्जनों को गोस्वामी 
जी का यह दृष्टिकोण भली भाँति समझ रखना चाहिये | सप्तम परिच्छेद 
में नामजप की भी पर्याप्त चर्चा होगी । इसलिये व्यक्ति के विशिष्ट धर्मो 
का प्रकरण हम यहीं समास करते हैं। 
गोस्वामी जी ने युगधर्म की जो चर्चा की है वह भत्ती भाँति ध्यान 
देने योग्य है | समय के प्रवाह से समाज के भावों में भी उन्नति भ्रवनति 
होती रहती हैं | जब समाज पूर्ण समृद्ध सदाचारी और विकासशील 
रहता है तब हम उस युग को सतयुग कहते हैं | जब उससे कुछ निम्न 
अबस्था आती है ओर स्वार्थ तथा दंष की मात्रा स्पष्ट द्ोती है तब तेता 
युग आता है । जब पाप और पुण्य का इन्द्र खूब स्पष्ट होता है तब 
द्वापर आता है और जब पाप ही का पूर्ण प्रभाव देखा जाता है तब हम 
उस युग को कलियुग कह्दने लगते हैं| अपनी पैनी विचारदृष्टि से 
गोस्वामी जी ने कलियुग के रूप को खूब बारीकी से देखा था। उनका 
कलिघर्मवर्णन बड़ा सुन्दर है ( देखिये धृष्ठ ४८७ से ४९० )। वे कलि- 
युग का ऐसा वर्णन करके बताते हैं कि चारों थुगों में एक ही प्रकार 
का धमं नहीं चल सकता | मनुष्य की मानसिक स्थिति के अनुसार धमे 
के नियमों में भी देरफेर द्वोना चाहिये । जो सतयुग के लिये सुकर था 
वह कलियुग के लिये सुगम नहीं दो सकता | इसीलिये उन्होंने प्राचीन 
आचायों का अनुकरण करते हुए ध्यान ( योग अ्रथवा तप ) को 


& कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग। 

जो गति होइ लो कक्ति हरि नाम ते पावहि लोग ॥। 
क्ृतयुग सब जोगी बिग्यानी। करि हरि ध्यान तरहि भव प्रानी ॥ 
श्रेता विविध जग्य नर करहीं । प्रभुद्दि समर्पि करम भव तरहों ॥ 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा। नर स्व तरहिं डपाय न दूजा ॥ 
कलियुग केवल इरियुनगाह्ा । गावत नर पावद्द भव भाहा॥। 
३४३०-११ से १६ 


२१२ तुलसी-दशन 


सतयुग के लिये, यज्ञ ( श्रथवा भगवन्निमित्तिक कर्म ) को त्रेता के लिये, 
पूजा अर्चा को द्वापर के लिये और केवल नाम-जप को कलियुग के 
लिये प्रशस्त माना है। 

कलिसम्बन्धी इस युगधम के विषय में गोस्वामी जी की एक बात 
हमारी समझ में नहीं आई । वे कहते हैं कि “कलि कर एक पुनीत 
प्रतापा, मानस पुन्य होहि नहिं पापा? ( ४९०-२० ) | पुण्यों की बात 
जाने दीजिये। पाप ही को लीजिये। अब क्या इस वाक्य से यह 
समझा जाय कि कलियुग मे मानस पाप को पाप न कहना चाहिये १ 
एक कन्या का आल्लिगन पुत्रीभाव से भी हो सकता है और कान्ताभाव 
से भी। तब क्या उस कृत्य की ओचित्य-अनोचित्य-चर्चा मे हृदूगत भाव 
की ओर कुछ भी विचार न किया जायगा १ दूसरे का माल अपने पास 
रख लेना ही जुमे नहीं है | जुम तो नीयत की बदी को देखकर ठद्दराया 
जाता है। फिर, गीता का सिद्धान्त भी इस सम्बन्ध में विचारणीय है । 
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि & विषयों का ध्यान करने से उनके 
प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और आंसक्ति से क्रमशः काम, क्रोध, 
समोह, स्खूतिविश्रम, बुद्धिनाश और स्वनाश हो जाता है। हमारे 
मानस-सग से ही हमारे स्वभाव और ससस्‍्कारों का निर्माण होता है और 
स्वभाव तथा ससस्‍्कारों के अनुसार ही हमारे आचार व्यवहार हुआ 
करते हैं। इसलिये कलियुग में मानस पाप होते ही नहीं और पापों की 
परख केवल क्रियाओं तक परिमित है यह कहना कहाँ तक उपयुक्त 
होगा ? रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार बैजनाथ जी इस पक्ति की 


$ ध्यायतो बिषयान्‌ पं सः संगस्तेषृपजायते | 
सद्ात्संजायते कामः कामासक्रोधो$मिज्ञायते ॥ 
क्रोधादूमबति संमोहः संमोहात्स्तृतिविद्धरमः । 
स्वुतिम्र शाद्‌ चुद्धुनाशो बद्धिनाशाव्पश्यति ॥ गीता २ | ६२,३६३ 


विरतिविवेक २१३ 


टीका में लिखते हैं कि जो रामानुरागी धर्मात्मा हैं वे कलियुगी नहीं कहे 
जा सकते इसलिये वे यदि मन में पाप लावे तो जरूर ही पाप लगेगा | 
श्री सावन्‍्त मद्ोदय ( जनकसुताशरण शीतलासहाय जी ) श्रपनी 
'सानसपियूषः टीका में यथार्थ ही लिखते हैं कि गोस्वामी जी की पक्ति 
का वह भाव नहीं जान पडता | इतना कहते हुये भी वे मानते हैं कि 
“पापकर्म न हों इसके लिए मन से भी पाप का चिन्तन न करना 
चाहिये यह अवश्य है” | ( मानसपीयूष उत्तरकाणड पृष्ठ ७६८ ) | तब 
फिर या तो गोस्वामी जी ने यह बात श्रीमद्मागवत के श्लोक & के 
ग्रनुकरण में योंही कह दी द्वे या फिर उन्होंने इसे इसलिये कद्दा है कि 
जिसमे कलि के कुटिल और दुब्बुद्धि जीव भी धर्माचरण की ओर 
उत्साहित हो जायें श्रौर कम से कम, अपने आचरणों पर--क्ृत्यों पर--- 
तो नियत्रण प्रारम्भ कर ही दें | हमे यद्द दूसरा मत ही अधिक समीचीन 
जान पड़ता है। 

+$ यह बात नहीं है कि युगधम सब मनुष्यों के लिये समान रहता 





# नानुद्ृष्टि कत्ति सम्नाट्‌ सारज्ञ इच सारभुक ।। 
कुशलान्याशु खिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥ 
भागवत १ | १८। ७ 


+ नित जुगधर्स दोहि सब केरे । हृदय रामसाया के भरे ॥ 
सुद्ू सत्व समता बिग्याना । कृत प्रभाव भसन्न मन जाना ॥ 
सत्व बहुत रज कछु रति करमा | सब विधि सुख ज्ञेता कर घरमा ॥ 
बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस। द्वापर धरसु दरष सय मानस ॥ 
तासस बहुत रजोगुन थोरा | कल्नि प्रभाव विरोध चह-ुँ ओरा ॥ 
बधघ जुग घरसु जानि मन माही | तजि अधघरम रति धरम कराहीं ॥ 
ट ४३१-३ से ८ 


२१४ तुलसी-दर्शन 


हो | प्रत्येक मनुष्य के हृदय में नित्य ह्वी चारों युगों का चक्र चला 
करता है। जब द्वदय में शुद्ध सात्विकता विद्यमान हो तब समभना 
चाहिये कि उसके लिये सतयुग हे । जब रजोंगुण का कुछ प्रभाव पड 
कर कर्मों की ओर रति होने लगे तब समझना चाहिये कि उस हृदय 
के लिये श्रेतायुग आ गया | जब रजोगुण का शेष दो गुणों की अपेक्षा 
विशेष आधिक्य होने से छ्ृदय हष शोक आदि भाव डेरे डालने लगे 
तब समझना चाहिये कि उस व्यक्ति के लिए. द्वापपर आगया और जब 
तमोगुण का आधिक्य होने से विरोधपूर्ण हृदय हो जाय तब समभना 
चाहिये कि कलियुग आ गया । विद्वान्‌ लोग हृदय के इस युगप्रवाह 
को पद्िचान कर तदनुकूल युगधम का आचरण किया करते हैं। इस 
तरह प्रत्येक मनुष्य के लिये प्रत्येक युग के धर्म की आवश्यकता रहती 
है | परन्तु जिस समय जिस युग की प्रधानता रहती है उस समय के 
मानवों मे उसी युग का विशेष प्रभाव भी रहता है। इसलिये उनके 
हेतु उसी युग के अनुकूल धर्म की व्यवस्था भी प्रधानरूप से की 
जाती है । 


व्यक्तिपरक घ॒म के सम्बन्ध में अन्तिम बात जो हम यहाँ लिखना 
चाहते हैं वह है धमरथ का रूपक। यदि रूपक का अलकारिक वर्णन हृठा 
लिया जाय तो उस प्रसक्ञ का तात्पय यह होगा कि जिस घमंभाव का 
प्रेरक है भगवद्भजन ओर प्रसारक है बल विवेक दम तथा परोपकार 
जिस घर्मभाव की स्थिति है शोय तथा घेय पर और गौरव है सत्य तथा 
शील के कारण, जिस घधमभाव के प्रसार का नियत्रण क्षमा कृपा और 
समत्वबुद्धि द्वारा हुआ्आा करता है, जिस घमंभाव पर आरूढ होने वाले 
के पास वैराग्य, सन्तोष, दान, सदूबुद्धि, विज्ञान, शम, यम नियम आदि 
की शक्तियाँ हैं तथा विप्रगुस्सेवा रूपी रक्षा का साधन विद्यमान है 
उस धमभाव वाला व्यक्ति ससार में बिना चेष्टा के ही अजेय बन जाता 


बिरतिबिबेक २११, 


है। वह सहज दी निखिल ससार का द्वुदयसम्राद बन सकता। & इस 
प्रसक्ष में धर्म के २१ अ्रज्ञों की चर्चा करके तथा अ्रत्य शस्रों के वर्णन 
में “नाना” शब्द का प्रयोग करके मोस्वामी जी ने यह बता दिया है 
कि धार्मिक नियमों अ्रथवा धर्म के अ्रज्धों की सख्या की कोई सीमा नहीं। 

जो किसी पदाथ का विशिष्ट गुण है--उस पदाथ के अस्तित्व के 
लिये आवश्यक है--उसे ही उस पदार्थ का घर्म कहते हैं| जैसे जलाने 
को अग्नि का धर्म कहा जाता है। इस दृष्टि से देखने पर बिदित होगा 
कि पूर्णृत्व की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति ही जीव का धर्म है। हमारे 
हृदय की विकासशील क्रिया ही पुरय अथवा धर्माद्ध कहावेगी ओर 
हासशील क्रिया को ही हम पाप कहेंगे || यदि हमने पूर्ण॑त्व की 
प्रसन्नता--अनुकूलता--के लिये कोई कार्य किया तो वह द्वोगा धर्म | 
और यदि अपूर्यत्व--अ्रपने छुद्र व्यक्तित्व--कौ प्रसन्नता के लिये डी 
कोई काय किया तो वह होगा अधम | हमारा धर्माचरण जितना हृढ 
होता जायगा हमारे क्षुद्र व्यक्तित्व को ओर से हमारा वैराग्य भी 
उतना ही दृढ होता जायगा | यदि इम सच्चे धमंशील हैं तो सासारिक 


७ सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जेद्दि जय होह सो स्थन्दुन आना ॥ 
सौरज धीरज तेद्दि रथ चाका। सत्य सौज् इढ़ ध्चवजा पताका ॥ 
बत्न बिबेक दम परद्वित घोरे । छुसा कृपा समता रज जोरे ॥ 
ईस सजनु सारभी सुजाना। विरति चर्म सन्‍्तोष कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति अचयडा | घर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
अमक्ष अचल मन श्रोन खमाना। सम जम नियम सिलौमसुख नाना॥ 
कवच असेद धिभ्न गुरु पूजा । येद्वि सम विजय उपाय न दूजा॥ 
सखा चर्म मय अस रथ जाके। जीत न कहूँ न कतहुँ रिपु ताके ॥ 

४१२-६ से १३ 


+ विशेष विवरण के किये द्वेखक का जीवविज्ञान भंथ देखा जावे। 


२१६ तुलसी-द्शन 


वैमवों की ओर, स्वरगंप्राप्ति की ओर, यहाँ तक कि अपने एक दक्तित्व 
की मुक्ति की ओर भी हम कुछ ध्यान न देंगे | इस लोक और परलोक 
के फलभोगों की ओर जो ऐसी विरक्ति हो जाती है उसी का 
नाम है वैराग्य। ऐसा वैराग्य आते ही न तो फिर सकल्प कर्मों को 
आवश्यकता रह जाती है और न व्यक्तित्वाभिमान पर आसक्ति । 
किसी कामना के वश जो कम किये जाते हैं वे बन्धनप्रद ही रहा 
करते हैं । सकाम भाव से यदि हमने अच्छे कर्म किये--धर्माचरण 
किये---तो स्वर्णं>४ खला चली श्र्थात्‌ स्वर्ग, देवत्व पुण्य की क्षीणता 
में फिर मनुष्यत्व फिर देवत्व आदि । यदि बुरे कम किये--अधर्माचरण 
किये--वो लोह शट खला चली अर्थात्‌ नरक, तियंक्योनित्व इत्यादि का 
चक्कर लगा | हाँ, यदि वैराग्यपूर्ण हृदय से निष्काम कर्म॑ होते रद्दे तब 
फिर बन्धन का कोई सवाल ही नहीं रह जाता | 
वैराग्य कुछु आप ही आप तो द्वोता नहीं है। जब महान्‌ के सम्रह 
की इच्छा दोगी तभी तो छुद्र के त्याग की बात आवेगी। सम्रह की 
यह इच्छा हो ही केसे सकती है जब तक कि हमें उस महान्‌ का कुछ 
ज्ञान अथवा भान न हो जाय | इसलिये वैराग्य का माग शान का 
'सद्वारा लिये बिना इमें अन्तिम ध्येय तक नहीं पहुँचा सकता ऐसा कई 
आचायों का मत है। जब पूर्णेत्व का ज्ञान दोने पर--सच्चे स्वरूप 
की सच्ची पहिचान होने पर--सकाम कर्मो से आप ही आप उपरत्ति हो 
जाती है & और इस ज्ञान के बिना वैराग्य हृढ़ नहीं होता तब फिर 
वैराग्यमागं---कमसार्ग--की अपेक्षा ज्ञानमाग ही श्रेष्ठ और मोक्षप्रद 
ठहदरा । गोस्वामी जी ने कदाचित्‌ इसीलिये “श्यान मोच्छुप्रद बेद 
बखाना? ( ३०८-४ ) कह कर केवल ज्ञानमा्ग के साथ ही अपने 
भक्तिमाग की तुलना: की है ओर वैराग्यमार्ग का कोई स्वतंत्र उल्लेख 


५9 कर्म कि होहिं स्वरूपद्दि चीन्दें ॥ 8४६६-२२ 


विरतिविवेक २१७ 


नहीं किया है। फिर भी सच्चे समन्‍्वयमार्गी की भाँति उन्होंने अपने 
भक्तिमार्ग में बैराग्य और विवेक दोनों को समेट लिया है और इस 
प्रकार न केबल वेदान्त के ज्ञानमाग को वरन्‌ गीतोक्त निष्काम कमंयोग 
“मंग--अनासक्तियोग मार्ग--को भी अपने भक्तिमार्ग का प्रतिरूप बता- 
कर उन्होंने वैराग्यमागे--कर्मम्रागं--की भी पूर्ण महत्वरक्षा कर दी है। 
व्यक्तित्वामिमान के विध्वंस के लिये जो दूसरा मार्ग बताया गया 
था वह विवेकमाग अथवा च्यानूस्ताग है। बिरक्ति मे चेश्ा छिपी हुई है 
तो विवेक में विचार _क्रौड़ा कर रद्दा है। दम कौन हैं तुम कौन हो वे 
कौन हैं इत्यादि का विचार करते करते मनुष्य आसानी से ब्रह्म, जीव 
और माया तत्व तक पहुँच जाता है। असल कठिनता जो है वह इन्हीं 
दोनों तत्वों का वास्तविक रहस्य समभने में हे। बड़े बड़े दाशनिकों ने 
इस सम्बन्ध मे अपना जीवन खपाया, परन्तु इन तीन तत्वों के सम्बन्ध 
में सवबंजनसम्मत सिद्धान्त अभी तक भी स्थिर न कर पाये | भारतीय 
दशनशास्त्रों म वेदान्त दशन ही ऐसा कहा जाता है, जिसने इन तीन 
तत्वों को गुत्यिया स्वतोडथिक साग्राह्मरूप मे सुलभाई हैं। परन्तु इस 
दशन के सुयोग्य भाष्यकारों ने अद्वेतवाद, विशिष्टाह्नतवाद, शुद्धादत- 
वाद, दताइतवाद, दतवाद श्रादि निकाल कर वह गुत्थी फिर उलका 
सी दी है। इन श्रनेक वादों भे अ्रद्गेतवाद- और विशिष्टाइतवाद ही 
मुख्य हैं | शेष वाद किसी न किसी प्रकार इनके श्रन्तगंत दो जाते हैं । 
अद्वेवाद के आचार्य हैं भौशकराचार्य और विशिष्टाद्वेववाद के 
आचाय हैं श्रीरामानुजाचायं | यदि शकर कहते हैं कि ब्रह्म केवल | 
निरगंण है तो रामानुज कहते हैं कि वह केवल सगुण है। यदि शकर | 
कहते हैँ कि जीव ओर जगत मिथ्या है तो रामानुज कहते हैं कि रण ! 
( जीव ) और अ्चित्‌ ( जगतू ) उसी प्रकार सत्य हैं जिस प्रकार ईश 
( ब्रक्ष ) | यदि शकर कहते हूँ कि जीव और ब्रह्म एक ही हम 
की भावना केवल श्रम है, तथा उनका यह ऐक्यज्ञात. डी मोक्ष है तो 


श्श्८ तुलसी-दशन 


रामानुज कहते हैं कि वे दोनों न एक हैं न हो सकते हैं, इसलिये 
प्रपत्तियोग अथवा उपासनायोंग ही जीव के परम कल्याण का एकमान्र 
मार्ग हैं। तब ऐसी स्थिति में सहज ही प्रश्न॒ उठता है कि व्यक्तित्वा- 
मिमान के विध्वस के लिये जिस विवेकमाग की चर्चा की गई थी, वह 
अद्वेत मत की ओर मभुका हुआ होना चाहिये कि विशिष्टाद्रेत मत की 
झोर और गोस्वामी जी ने तत्वविवेचन में अद्वेत का पल्ला पकड़ा है कि 
विशिष्ठाद्ेत का । 
गोस्वामी जी ने ब्रह्मतत्व को जिस प्रकार समझा ओर समझाया 
है, वह चौथे परिच्छेद में बता दिया गया है। उन्होंने माया के तत्व को 
जिस प्रकार समक्ा और समझाया है, उसकी चर्चा इसी पच्रम परिच्छेद 
के प्रारम्भ में कर दी गई है | उन्होने जीवतत्व के सम्बन्ध मे जो कुछ 
कहा वह व्यक्तित्वभिमानविध्वस के प्रसज्ञ में विशेष रूप से उपयोगी है। 
व्यवह्दरदष्टि से प्रत्यक्ष देखने पर तो हमें यही विदित होता है कि& 
: जीव मायावश्य और अतएब व्यक्तित्वाभिमानी है। वह परवश है ओर 
अनेक है। वह ईश्वराश होने के कारण यद्यपि अ्रविनाशी है, चेतन्य 


७ मायावस्थ जीव. अश्रभिमानी । इेसवस्थ माया गुनखानों ॥ 

प्रवस जोव स्ववस भगवन्ता । जीव अनेक एक श्रीकन्ता ॥ 
७०२ दर 9 २७ 

ईरवर अस जीव अविनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
०७०४ 

हरस विषाद ग्यान अग्याना | जीव धर्म अदिति असिमाना ॥ 
*€&०९ १ 

माया ईस न आपु कहें जान कह्िय सो जीव | ३०८-२ 

जो सब के रह ग्यान पुक रस । इंस्वर जीवाडि भेद कदृ्‌हु कस ॥ 

४७५७-९२ 


विरतिविवेक २१९ 


है, अमल है और सहज सुखराशि है तथापि मायाजन्य “अह” ( मैं ) 
इस अभिमान के कारण दुख सुख ( हृ्ष विषाद ) और ज्ञान भनज्ञान के 
इन्द्र ही उसके घमे ( स्वभाव ) कह्दे जाते हैं। वह अपने को माया का 
ईश नहीं समझता | यदि सब प्रतीयमान चेतन्य सत्ताओं में--जीवों 
में--““एकरस” ज्ञान रह जाय तो फिर ईश्वर ओर जीव का मेद कहाँ 
रहे | जब तक जीव का जीवत्व हैं अर्थात्‌ जब तक बह अपने को 
मायावश परिच्छिन्न और अतएव जड़ ( अज्ञानी ) समझता है, तब 
तक वह ईश की बराबरी किस प्रकार कर सकता है । जब तक उसका 
जडत्व ( अशान ) नष्ट नहीं हुआ तब तक तो निश्चय हो वह दास 
है---परवश है--और परमात्मा स्वामी हँ--निग्रद्यानुग्रहकारी स्वामी हैं| 
अपने सच्चे स्वरूप का अथवा यों कहिये कि परमात्मा का ज्ञान होते ही 
जीवात्मा तो स्वतः परमात्मा हो जाता है। फिर उसका जीवत्व कहाँ ।&- 

जीव के ऐसे बन के साथ जब हम देखते हैं कि गोस्वामी जी ने 
“अ-गुण” ब्रह्म का और स्वप्नवत्‌ू--अ्रमवत्‌ू--मिथ्या माया का 
सिद्धान्तरूप से बण न किया है तथा “व्यवहार! और 'परमाथ? में भेद 
दिखाते हुए कद्दते हैं।-- 

घरनि धास घनु पुर परिवार । सरगु नरक जहं ज्ञगि व्यवहारू ॥ 

देखिय सुनिय गुनिय मन माद्दी । मोहसुज् परमारथ नाहीं ॥ 

२०६०२७, २८ 

तब हमे मानना ही पड़ता है कि गोस्वामी जी के दाशनिक सिद्धान्त 
शाकर सम्प्रदाय के अनुकूल हैं । व्यक्तित्वाभिमानविध्वस के लिये यों भी 


2 नारी न ३ 3०५ ५क--.. ५>पा-े#-+री जार ॥५०..«2;फ जम +५++मममममा सा) क३७ 4 भा नवीन नानपान पा करन मिनी पननीाक किक नमाममन-फ कक. 


& माया बस परिदिशन्न जड़, जीव कि ईंस समान ॥ ४३३६-२२ 
तासु विरोध न कीजिय नाथा। काल करम जिव जाके द्वाथा ॥ 
ह ३७२१-२२ 
: जानत तुर्दद्दि तुम्दद्दिं दोइ जाई ॥ २१३०१ ४ 


२२० तुलसी-दशन 


विशिष्टादइतवाद की अपेक्षा अद्वतवाद ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि 
विशिशद्वेत मत के अनुसार तो जीव का व्यक्तित्व नष्ट ही नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार अन्य अनेक दाशनिक गुत्थिया खुलकाने के लिये 
भी 'विशिष्टाइतवाद की अपेक्षा अद्वेतवाद ही अधिक समर्थ हो सका 
है | गोस्वामी जी में साम्प्रदायिकता तो थी नहीं | इसलिये उनके समान 
गभीर तत्वदशों ने अ्रद्वेत सिद्धान्त को इस प्रकार अ्रपना लिया तो 
आश्चय ही क्‍या है। प्रवोधसुधाकरादि ग्रन्थ जो शकराचायकृत कहे 
जाकर शाकर सम्प्रदाय में पूण तया मान्य हैं, क्‍या भक्ति के रस में 
शराबोर रइकर भी अ्रद्वेत सिद्धान्त पर आश्रित नहीं हैं? मधुसूदन 
सरस्वती के समान उद्धर श्रद्गवेतवादी आचाये कया परम भक्त नहीं हो 
गये हैं ? ऐसे दृष्टान्त सन्मुख रहते हुए भी, आश्चय है कि अनेक 
सज्जनों ने गोस्वामी जी के भक्तिप्रवांह को देखकर उन्हें विसिष्टाद्वेत- 
वादी द्वी समझ रखा है । 

वास्तव में देखा जाय तो अद्वेतवाद और विशिष्टाह्वतवाद में कोई 
अन्तर भी नहीं। यदि अन्तर है तो केवल दृष्टिकोण का | शकर ने 
ब्रह्म के दृष्टिकोण से तत्व को समझने समभाने की चेष्ठा की है और 
रामानुज़ ने माया के दृष्टिकोण से | जीव भे ब्रह्मा भी है माया भी है, 
इसीलिये ज्ञान का पूरा रूप जीव के सामने रखने के लिये दोनों दृष्टि- 
कोणों से विचार करने की आवश्यकता है | ब्रह्म के दृष्टिकोण से-- 
निविशेष चैतन्यतत्व के दृष्टिकोण से--तो “सब खल्विद ब्रेक”, “'लेह- 
नानास्ति किंचन”, “सोडहमस्मि”, “तत्वमसि” ( “सो लें ताहि तोहि.. 
नहिं मेदा” ) “रजो यथहेश्रमः” ( “जिमि भ्रुजग बिनु रजु पहिचाने?? ) 
आदि की बातें कही जाती है और माया रे दहृज्क्रिण *- निशिप्न चैतन्य- 
तत्व के दृष्यिकोण से---“जीव अनेक एक श्रीकन्ता”? परबस जीव स्वबस 
भगवुन्ता ? आदि की बाते कही जाती हैं | ब्रह्म के दृष्टिकोण से “कोठ 
न काहु सुख दुख कर दाता” *नियु न नाम न' रूप” “भोहमूल परमारथ 


विरतिविवेक २२१ 


नाहीं? “ज्ञान मोच्छुप्रद बेद बखाना”! “ज्ञानी प्रशुहि बिसेसि पियारा”' की 
बाते कही जाती है ओर माया के दृष्टिकोण से “काल रूप तिन्ह कहें मै भ्राता, 
सुभ अर असुभ करम फल दाता” “मोरे अधिक दास पर प्रीती “सकृत 
प्रनाम किये अपनाये” * मुकुति निरादरि भगति लोभाने”' आदि की 
बातें कही जाती हैं। ग्रकृत तत्व को दोनों दृष्टिकोशों से समझाये बिना 
काम नहीं चलता । यदि ब्रह्म का दृष्टिकोण ही सदैव सन्पुख रखा जाय 
तो व्यवद्दार बिगड़ता है। जड जीव भी “सोडह सोडह” कहते हुए 
समथ कंहलाने की “हिसिखा” करके लोकमर्यादा को तहसनइस करने 
ले लिये तैयार दा जाता है और इस प्रकार स्वतः भी बड़ी हानि उठाता 
है। यदि माया का दृष्टिकोण ही सदैव सामने रखा जाय तो “विभेद- 
करी” मति की पुष्टि के कारण सास्पद्राग्रिकता के-अनर्थ-बद चलते हैं 
और शैवों तथा वैष्ण॒वों में लाठिया चल पडती हैं | यदि अद्वेत दृष्टि- 
कोण के बिना तत्व का पूरा बाघ नहीं द्वोता तो द्वेत दृष्टिकोण के बिना 
उस बोध का पूरा सुर भी ता नहीं मिलता--जीव कोटि कौ पूरी पूरी 
मर्यादा का पालन भी तो नहीं होता शकराचाय जी ने ये दोनों दृष्टि- 
कोण स्वीकार किये हैं । उन्होंने केवल यही कहा है कि मायावात्रा 
दृष्टिकोण व्यावहारिक दृष्ठकोश है और ब्रह्मवाला पारमाथिक। जो 
पारमाथिक दृष्टिकोण है वही वास्वविक है--सत्व हे--और जो 
व्यावद्दारिक है वह अवास्तविक हे, अस्त्य है। शकराचाये जी के मत 
में सत्य वह है जो त्रिकालाबाधित दो । उनके मत में सत्य बह्दी है जो 
अविकारी और एकरस हो | इसौलिये उन्होने परमाथ और व्यवद्दार का 
यह भेद निकाला। रामनुजाचार्य को यह मेद इष्ट न था इसीलिये 
उन्होंने व्यवहारपक्ष को अपना प्रकृत सिद्धान्त बना डाला | शकराचार्य 
ने उद्देश्य विशेष ही से अपने भाष्य लिखे थे इसलिये--- 
“तावदू गजेन्ति शास्राणि अम्बूका विपिने यथा ॥ 
न गलेति महासीसो ग्रावद्‌ चेदाल्तकेसरी ॥” 


२२२ तुलसी-दशन 


इस उक्ति के अनुसार उन्होंने असत्‌ सिद्धान्तों का खण्डन करके 
पारमार्थिक अद्वेत सिद्धान्त ही का प्रतिपादन किया और उन भाष्यों मे 
व्यावहारिक ठिद्धान्त को कुछु भी महत्ता न दो। रामानुजाचाय ने 
भी इसी प्रकार उद्देश्य विशेष से अपने भाष्य रचे, क्योकि उन्हें व्यावहा- 
रिक दृष्टिकोण की मद्दत्ता स्थापित करनी थी । इसलिये उन्होंने अद्वेत 
का खण्डन करके केवल विशिष्टाह्ेत का मणइन किया । गोस्वामी जीं 
कुछ खण्डन मण्डन वाले झचाय तो थे नहीं इसलिये उन्होंने पारमा- 
थिक ओर व्यावद्यारिक दोनों इृष्टिकोणों का यथास्थान उपयोग किया 
है ओर दोनों को पूरो महा दी है। परन्तु उनके समूचे सिद्धान्तवाक्यों 
का भली भाति स्वाध्याय करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका 
यथाथ दाशनिक उठिद्धान्त श्रद्वेत है न कि विशिष्टाद्वेत |, यह दूसरी बात 
है कि लोग अपने अपने तककोशल और बुद्धिचातुंय से उनके सब 
शब्दों को खींच खाच कर विशिष्टाद्रेतवाद मे घटा लें | यो तो उप- 
निषद, गीता और वेदान्तसुत्र के वाक्य भी इसी प्रकार अपनी अपनी 
ओर खींचे गये हैं | सो जब प्रस्थानत्रय कहानेवाले इन मद्दान प्रन्थों का 
यह हाल है, तब गोस्वामी जी महाराज की “भाषा भणिति” के सम्बन्ध 
मे ऐसा कर दिया जाय तो आश्वय दी क्‍या ! 

महामद्दोपाध्याय प० गिरिधर शर्मा ने कहा है कि “दावे के साथ 
कहा जा सकता है कि शाकर अद्वेत के विरुद्ध पड़ने वाले साम्प्रदायिक 
विचार रामायण मे हैं दी नहीं? ( तुलसी निबन्धावली खण्ड ३ पृष्ठ 
१२७ ) | राय कृष्ण जी को यह राय पसन्द न आई इसलिये उन्होंने 
महामद्दोपाध्याय जी के इस लेख का खण्डन नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
में प्रकाशित कराया। यद प्राच्य मद्दाविद्याणव भ्रीनगेन्द्रनाथ वसु 
महोदय अपने हिन्दो विश्कोष ( भाग ९ प्रृष्ठ ६८८६ ) मे कहते हैं कि 
“रामायण में कई जगह शकराचाय का मत ग्रहण किया गया है? 
भावुक भक्त जयरामदास जी दोन कल्याण वेदान्ताइु के प्रृष्ठ ६०१ 


विरतिविवेक २२३ 


“गोस्वामी तुलसीदास जी और अद्वेतवाद”ः शीष॑ंक लेख लिखकर यह 
सिद्ध करना चाहते हैं कि रामायण मे जो कुछु है सो विशिष्टाद्ेतवाद 
ही है। यह सब अपनी श्रपनी समझ की बात है ।& 
जो लोग “ईश्वराश जीव का परिच्छिन्नत्व” “भक्ति की आवश्यकता? 
भक्ति के आगे मुक्ति की भी तुच्छुता? “अवतारवाद! “ईश्वर और 
जीव में भेद! आदि बाते देखकर ही गोस्वामी जी को विशिष्टाह्वेतवादी 
कहने लगते हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वे शकराचाय जी के 
निम्नलिखित छोक, जो उदाहरण के रूप में ही पेश किये जाते हैं, 
ध्यानपूवक पढ जायें। सभव है, ये सब छोक आदि शकराचाय विरचित 
न हों परन्तु जब सभी पीठों के जगदगुरु लोग इन्हें आचायक्त ओर 
अतएव सञ्राह्म मान रहे हैं तो इतना तो निश्चित है कि ये छोक अद्वेत- 
बाद के प्रतिकूल नहीं हैं । 
अग्नेयथा स्फुलिंगः छुद्वास्तु व्युच्चरन्तीति । 
श्रत्यर्थ दुशयितु स्वतनोरतनोत्सजीवसन्दोहम ॥ 
प्रबोधसुधाकर २०८ 
झभिभूतः स एवात्मा जीव इत्यमिधोयते । 
किल्निज्ञवानोश्वरत्व संसारित्वादि धर्मवान ॥ 
सववेदान्तसिद्धान्तसारसंगप्रद ३२० 
चित्ते सत्वोत्पत्तो तड़िदिव बोधादयों भवति | 
तह व स॒ स्थिरः स्यायदि चित्त शुद्धियुपयाति ॥ 


#& यह परिच्छेद लिख चुकने के बाद हमने प० विजयानन्द जौ 
ब्रिपाठी का “गोस्वामी जी श्रीतुदससीदास जी के दाशनिक विचार”! 
शीषक ल्लेख जुलाई १६३७ के कल्याण में पढ़ा । उन्होंने भी अन्तरज्ञ और 
यहिरक्ल परीक्षाओं से सिद्ध किया है कि भ्रोगोस्वामी जी का अद्वेत 
सिद्धाग्त है । 


२२४ तुलसी-दश न 


शुध्य तिहि नान्तरात्मा कृष्णपदांभोज भक्तिसते | 
वसनमिव क्ञारोदेभक्तया प्रत्ञाल्यते चेतः ! 
प्रबोधसुधाकर १६६-१६७ 
अस्माक यदुनन्दनांधत्रि युगल ध्यानावधानाथिनां | 
कि ल्लोकेन दमेन कि नुपतिना स्वर्गापवर्गेश्न किम ॥ 
प्रयोधयुधाकर २९० 
यावदायुरत्वया वंद्ो वेदान्तो गुरुरीश्वरः । 
मनसा कर्मणा वाचा श्रतिरेवष्ट निश्चयः ॥ 
भावादेत॑ सदा कुर्याव क्रियाह्वेतं न कहिंचित्‌ । 
झद्वेत त्रिष लोकेष नाहेत गुरुणा सह ॥ 
तत्वोपदेश ८६,८७ 
कि स्मतैव्य पुरुषेः ? हरिनाम सदा |--अश्नोत्तरत्मालिका ३५४ 
कोहि जगदुगरुरुक्तः ? शभ्लुज्ञान कुतः ? शिवादेव ॥ 
प्रश्नोत्तररल्मालिका ९३ 
स्वात्मैकचिन्तनयत्तदीश्वरध्यानमीरितस्‌ ॥ 
सवचेदान्त १२२ 
जन्मानेकश्ते. सदादरयुजा भक्‍त्या समाराधितों । 
मक्तेवेंदिक लक्तणेन विधिना सन्तुष्ट इंशः स्वयं ॥ 
साक्षाच्छोगुरुरूपमेत्य कृपया व्गोचर. सन्‌ ग्रभुः । 
तत्व साधु विबोध्य तारयति तान्‌ ससारदुःखाण॑बात्‌ ॥ 
सर्वेचेदान्त० २९४ 
शिवग्रसादेन विना न सिद्धि! शिवप्रसादेन बिना न बुद्धि: । 
शिव असादेनविना न युक्तिः शिवप्रसादेन बिना न मुक्ति: ॥ 
सर्ववेदान्त>० २७३४ 


विरतिविवंक २२५ 


कन्द्पकोटिसुभगं वाब्छितफलद दयाणंव कृष्ण । 
व्यक्वा कमन्य विषय नेन्नयुग बष्डुसुत्सहते ॥ 

प्र० सु० पैदईे 
भूतेष्वन्तर्यामी_ ज्ञानमयः सच्चिदानन्दः ! 
प्रकृतेः पर: परात्मा यदुकुलतिल्रकः स एवायम्‌ || 

प्र० खु० १६२ 
सत्यपि भेद्ापामे नाथ तवाहं न मामकौनस्खं | 
सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्गों न तारगः ॥ षटपदीस्तोत्र 


यह सब देखकर अनायास ही विदित हो जावेगा कि गोस्वामी तुलसी- 
दास जी ने किस प्रकार विशिष्टाह्त मत के अनुकूल बाते कहते हुए भी 
अपने ग्रन्थ मे सिद्धान्तवैषम्य नहीं आने दिया है| हमें न तो अवधवासी 
लाला सीताराम जी की तरह शकर, रामानुज और रामानन्द जी के 
सिद्धान्तों की जिवेशी का ऊद्दापोहद करने की आवश्यकता जान पडती 
है ओर न बाबू रामदास गौड़ आदि मद्दानुभावों के समान चार घाट 
की चतुधाराओं के विवेचन की आवश्यकता जान पड़ती है| हम ' 
प्रियर्न साहब की इस उक्ति पर भी कि गोस्वामी जी का क्ुुकाव यद्यपि 
अद्वेतवाद कौ ओर है तथापि हैं वे विशिष्टाह्नेतबादी, अपने को ऋुकते 
हुए नहीं पाते। हम तो आचारयंप्रवर प० रामचन्द्र जी शुक्र की इसः 
उक्ति से पूर्ण सहमत है कि “परमार्थदृष्टि से--शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से-- 
तो श्रद्वेतमत गोस्वामी जी को मान्य है, परन्तु भक्ति के व्यावहारिक: 
सिद्धान्त के अनुसार भेद करके चलना वे अ्रच्छा समभते हैं?” ( देखिये/ 
तुलसीग्रंथावली तृतीय खड़ प्रृष्ठ १४५ ) 

गोस्वामी जी के तत्वसिद्धान्तों का इतना विवेचन कर चुकने के 
बाद एक बार फिर मुलतत्वों के सम्बन्ध में उनके सक्षिप्त विचार उन्हीं 
के वाक्यों में प्रकट कर देना अनुचित न होगा । 

१, 


२२६ तुंलसी-दशन 
(१ ) ब्रह्म क्या हे ! 


९ ब्रह्म ग्यान रत सुनि विग्यानी | मोहि परम अधिकारी जानो ॥ 
ज्ञागे करन अद्य उपदेसा | अज भश्रद्टेत अगुन हृदयेसा ॥ 
झअकल अनौोह अनाम अरूपा | अ्रभुभवगस्य अखड पनूपा ॥ 
मन गोतीत असल अधिनासो । निरविकार निरवधि सुखरासी॥ 

४६६ ४ से ७ 


(२) ज्ञीव क्‍या हे ! 


सो तें ताहि तोदि नहि भेदा | वारि बीचि इब गावहि बेदा ॥ 
४६६-८ 

मायावस्य जीव अभिमानी । इंसवस्थ माया गुनखानी ॥ 

प्रबस जीव स्वयस भगवन्ता | जीव अनेक एक श्रीकल्ता ॥ 

सुधा भेद जथपि कृत माया | बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
8४७७-२६ से २८ 

इेश्वर अस जीव अविनासी | चेतन अभल सहज सुखरासरी ॥ 

सो सायाबस भयड शगोसाई । बंधेऊ कौर मरकट कौ नाई ॥ 
*९०००३, ३० 


& यद्यपि कोसश जो का यह निगुण मत काकमभुशढि जी को 
रुचिकर न जान पढ़ा तथापि यह तो निश्चित है कि उन्हीं काकभुशदि 
जी को सयुणमत का मंत्रोपदेश देनेवास्ये इन गुरुदेव का अधान सिद्धान्त 
यही निर्युगमत था जो केवल 'परम अधिकारियों? ही को किया जा 
सकता था | 


विर्शतवि वेक २२७ 
( ३ ) भाया क्‍या हे ? 


& में अरु मार तोर तें साया | जेहि दस कीन्दहे जीब निकाया ॥ 
गो गोचर जह लगि मनु जाई | सो सब माया जानेहु भाई॥ 
३०७०२ ३, २४ 
ज्ञान मान जहँ एकहु नाह्टी । देख बह्म समान सब माही ॥ 
इे०छन्रेप्र 
जासु सत्यता ते जड़ माया | भास सत्य इब मोह सहाया ॥ €९-२२ 
पएृद्टि विधि जग हरि आख्ित रहई । जद॒पि असत्य देत दुख अहई ॥ 
कह-२<९ 
सुनहु तात माया कृत गुन अरू दोष अनेक | 
गुन यह उभय न देखिअट्दि देखिश्न सो अविवेक ॥ २६२-६, ७ 
सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपि । 
छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहो पद रोपि ॥४३४ २ ३,२४ 


नमक फशनीकफलीज+-क्‍.24० काकटज--+. -+» जीन 





& माया से न केवल विवत-रचना-सामरथ्य ( विद्या ) है वरन वह 
बविवत॑ में सठ्रतीति-स्थापन-सामथ्यं ( अविद्या ) भी रहती है। राम की 
माया प्रबल होगी ही क्योंकि वह ब्रह्म की साया है परन्तु अद्यांश होने के 
कारण सुर और असुर भी माया की शक्ति रखते हैं। “गोस्वामी तुलसी- 
दास”” के केखकद्रय गोस्वासी जी की “साथा? को शकराचार्य को 
“साया”? से भिन्न मानते हैं। (द्खिये छष्ठ १८७) | वे कहते हैं शकर के 
लिये रचना अम माज्न है, तुलसी के क्षिय यह एक तथ्य है| इम नहीं 
समझ सकते कि उनका यह कहना कहाँ तक उचित हांगा । एक तो 
गोस्वामी जो ने ही रचना को “नट”! का “इन्द्रजात्म? कट्दा है दूसरे 
स्वतः शंकराचाय भी माया को पुकदम मिथ्या महों सानते हैं (देखिये 
सबवेदान्तसिद्धान्तसारसभद श्लोक ३०४ से ३०७) । 


श्श्ष तुलसी-दशन 


सो नर इन्द्रजाल नहि भूला | जापर होइ सो नट अनुकृला ॥ 


३२२२-१४ 
(४ ) मोक्ष क्‍या हे ! 


सो सायुज्य मुकुति नर पाइ4डि | ३७४-१२ 
'तजि जोग पावक देह हरिपद क्ीन भई जह नहि फिरे ॥ ३२१०३ 
मोच्छु खकल सुखखानि ॥| ४७८०-१२ 


(४ ) मोक्ष का साधन क्‍या हे ! 


“सो जानइ जेहि देहु जनाई | जानत तुरहद्दि तुम्हदि होइ जाई ॥ 
२१९-१९ 

ग्यान सोच्छुप्रद वेद बखाना | ३०८-४ 

सोहमस्मि इति वृत्ति अखंढा । दीप सिखा सोह परम प्रचढा ॥ 

आतस अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भवमुल भेद भ्रम नासा॥ 

९०१०७, ८; 

जो निरविधन पंथ निरयहई । सो केवल्य परम पद लहई॥ 
६४०२-२३ 

सगतिद्िं ग्यानहिं नहि कछू भेदा | उसय इराहि भव सभव खेदा ॥ 
3४६६-३२ 

कट्टहि सन्त झुनि वेद्‌ पुराना | नहि कछु दुरक्नभ ग्यान समाना ॥ 
३४६३-११ 

( ६ ) ज्ञान के साधन क्‍या हैं ! 

(झा ) जोग नें ग्याना--रे०८-३ 

(आ ) बिलु गुर होइ कि ग्यान---४०४३-८ 

( इ ) ग्यान कि होह विराग बिलु--४८र३-८ 


विरतिविवेक २२९ 


“ (हैं ) बिन्ु सतसंग विवेक न होईं---४-२१ 
( ड ) जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यान्‌ | जहँ नहिं राम प्रेम परधानू ॥ 
२२०१९ 
यही वह तत्वबोध है जो व्यक्तित्वाभिमान को विध्वस करने मे 
समथ हो सकता है । 
धन्याष्टक में ज्ञान की परिभाषा सी बताते हुए शकराचाय जी ने 
कहा है “तज्शान प्रशमकर यदिन्द्रियाणाम??। गीता में भी शान का 
अर इसी प्रकार का माना गया है जिसमे श्रमानित्व, अदभित्व, अहिंसा, 
शाति, आजंव आदि बहुत ठी बातें सम्मिलित हैं ( देखिये गीता अ्रध्याय 
१३ श्लोक ७ से ११ ) | गोस्वामी जी ने सी, कम से कम अ्रपने 
विज्ञानदीप के प्रकरण में, ज्ञान का यही अथ लिया है। वह पूरा 
प्रकरण बड़ा सुन्दर है | उसका भावाथ यहाँ लिख देना अनुचित न 
होगा गोस्वामी जी कहते हैं कि दरिकृपा से हमारे द्दुदय भे जो सात्विक 
श्रद्धा उत्पन्न होती तथा जप तप ब्रत यम नियम और शुभ धर्माचार 
से जो पुष्ठ होती रहती है एवं मावोद्रेक के कारण जो रखबती हुआ 
करती है उसीसे हमें परमधम रूपी रस मिलता है | यद्द रख तभी मिलता 
है जब हम विशुद्ध अन्तःकरण से प्रयक्ष करें ओर यद्द स्थिर भी तभी 
रहता है जब इसमारे द्दुदय में पक्का विश्वास हो | यह निकल भी तभी 
सकता है जब निवृत्ति माग का आश्रय लेकर हम अपनी श्रद्धा को जगत्‌ 
की ओर न भटकने दें। इस प्रकार पाया हुआ रस अनासक्ति सन्तोष 
क्षमा भूति मुदिता-विचार दम ओर सत्यवाक के सयोग से परिशुद्ध होकर 
विमल वैराग्यहपी नवनीत बन जाता है। शुभाशुभ कर्मो को क्षार 
करने बाला योग इस वैराग्य को ओर भी परिष्कृत करके इसके ममता- 
मल को जला देता है। यह परिष्कृत वैराग्य जब दृढ़ समत्व पर स्थित 
चित्त भें स्थिर होता है और विशानरूपिणी बुद्धि इसके साथ तुरीयावस्था 
का योंग करके विमल्ञ ज्योति के लिये प्रयक्ष करती है तब विशुद्ध नाज्च 


"२३० तुलसी-दशन 


का उदय दह्ोता है | उसके उदय होते ही सो$%हमस्मि की अ्रख ड बृत्ति 
लग जाती है। आत्मानुभव का प्रकाश फेल जाता है | भद मोह भेद 
भ्रम श्रविद्या आदि आप ही आप नष्ट हो जाते हैं। ओर, इस प्रकार 
उसे पाकर जीव कृतकृत्य हो जाता है। साराश यह है कि अद्धापूवक 
धर्माचरण करते रहने से जिस विमल बैराग्य का उदय होता हैं उसी 
पर समत्वबुद्धियुक्त चित्त स्थिर करने से तात्विक ज्ञान प्रकाशित हो 
उठता है। इसके प्रकाशित द्ोते ही बिना परिश्रम आप द्वी आप जीव 
का अविद्यान्धकार दुर हो जाता है और वह एकदम “शिव” हो 
जाता है | & 

ब्रद्य, शिव, ईश्वर, शान, विज्ञान, विवेक, माया, अ्रविद्या, अज्ञान, 
अविवेक, महामोहद, मोह, विरति, वैराग्य, कमे, धर्म, आदि आदि शब्दों 
को गोस्वामी जी ने किन स्थलों में किन श्रथथों में प्रयुक्त किया है यह 
स्वतः ही एक स्वतत्र अनुसधान का विषय हो सकता है| इस विषय 
की विवेचना भी यद्यपि हमारे वण्य विषय से सम्बन्ध रखती है तथापि 
अपने निबन्ध की कलेवरवृद्धि के भय से हम इसका सकेत मात्र करके 
चुप रह जाना उचित समभते हैं | ' 

विरति और विवेक को स्वतज्न रूप से निर्दोध पथ न रहने दिया 
जाकर गोस्वामी जी ने किस प्रकार उन्हें अपने भक्तिपथ में सम्मिलित 
कर लिया है, यह अगले परिच्छेदों की बात होगी | 


-कशकै2+--- 


# देखिये पूष्ठ १०० पंक्ति ११ से पृष्ठ ०३ पंक्ति २ तक | 


छठवां परिच्छेद 


हरिभक्तिपथ 


व्यक्तित्वाभिमान के विध्वस का तीसरा मार्ग है दरिभक्तिपथ | माया 
की प्रवलता के कारण न तो व्यक्तित्वाभिमान के प्रति एकदम अनासक्ति 
ही बन पड़ती है ओर न वह एकदम मिथ्या ही मान लिया जा सकता 
है। इसलिये साधारण साधक को इसी में सुगमता जान पडती है 
कि वह ( व्यक्तित्वाभिमान ) भगवान्‌ की ओर लगा दिया जावे। 
यदि अभिमान बना रहना चाहता है तो बना रहे कोई परवादइ नहीं, 
प्रन्तु वह अ्रभिमान मायादासभाव का न रह कर रामदासभाव का 
बन जाय & | इस प्रक्रिया से दासोडद वाला यह अ्रभिमान किसी 
दिन निश्चय ही सोडद्द में परिणत होकर आप हो आप विध्वस्त दो 
जायगा। 

गोस्वामी जी के मत-में-माया-से-मुत्त होने की-शमवाण औषधि 
“अ्रतिसम्मत इरिभक्तिपथ सयुक्त विरति विश्वेक2४। हम इस परक्ति के 
प्रत्येक शब्द पर विचार करके गोस्वामी जो के मत को स्पष्ट करने की 
चेष्टा करेंगे। सबप्रथम इम भक्ति शब्द को लेते हैं। 

भक्ति के सम्बन्ध में अनेकानेक आचायों ने अनेकानेक परिभाषाए 
दी हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का कथन हेः--- 


# अस अमिमान जाय जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे ।॥ 
३०२०२ है, 


२१२ तुलसी-दशशन 


महाव्मानस्तु मां पाथे देवों अकृतिमाश्रिता । 
भजन्त्थनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमब्ययमस्‌ ॥ 
गीता अ्र० $ छो० १३०७ 
इस वाक्य में भक्ति की परिभाषा का समूचा रहस्य आ गया है | 
मद्दात्मा वेदव्यास का कहना हे+--- 
देवानां गुणक्षिज्ञानामानुअधविक कर्मणास्‌ | 
सत्व एवेक मनसों वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥ 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धगरीयसी ॥ 
श्ीमद्भागवत स्क॑० हे अ० २९ छो० ३२-३३ 
निष्काम भाव से स्वाभाविकी प्रवृत्ति सत्वमूर्ति भगवान्‌ मे लग जाय 
वही तो भक्ति है । 
देव्षि नारद जी का कथन है।--- 


सात्वस्मिनू. परमप्रेमरूपा--मक्तिसूत्र ॥२॥ 
सा भक्तिः परसाशुद्धा कृष्णदास्यभ्रदा च या। 
नारद पश्चरान्न १ रात्न $ अध्याय १८ छोक 
मदर्षि शाण्डिल्य का वचन हैः--- 


सा परालुरक्तिरीश्वरे ( शाणिड्ल्यभक्तिसूच्च । | १। १॥ ) 
सर्व॑स्मादधिकः स्नेह्टो मक्तिरित्युच्यते चुधेः | ( शाणिडल्यत्तवसुधा ) 
माष्यकार श्री रामानुजाचाय का मत हैः-- 


& गीता के इस छोक में देवीप्रकृतिमश्निता और सद्दात्मानः से साधक; 
झब्ययं ( निराकार ) भूतादि ( सुराकार ) और मां ( नराकार ) से 
साध्य; तथा श्ञास्वा भजन्ति अझनन्‍्यमनसः से साधना के भाव स्पष्ट होते 
हैं। इस तरद इस झछोक में भक्ति की पूरी परिभाषा मिल्न जाती है | 


हरिभक्तिपथ २३१ 


स्नेहपू्वमनुध्यान भक्तिरिव्युच्यते बुधेः । 
( गीता पर श्रीरासानुजभाष्य ७ अध्याय $ 'छोक ) 
भावुक भक्तराज श्री रूपगोस्तरामी का सिद्धान्तहै :-- 
क्क्लेशन्नी-शुभदा मोक्तल्चताकृत-सुदुलभा । 
सान्द्रानन्द्विशेषात्मा भ्रीकृष्णाकषणोी च सा ॥ 
( श्रीहरिभक्तिससारूतसिधु प्रथम लहरी पूर्वविभाग १३ छोक ) 
इन सब उक्तियों का साराश यही है कि भक्ति मे भ्रम का भाव 
अवश्यम्भावी है। परन्तु इतना होते हुए भी भागवतकार का 
कथन हे ४०-- 
उक्त पुरस्तादेतत्त चैथः सिद्धि यथागतः | 
द्विषज्नपि हृषीकेश किम्लुताधोक्षजप्रिया: ॥ 
नूणां निःश्व यसार्थाय व्यक्तिमगवतो नृप। 
अव्ययस्वाप्रमेयस्थ. नियणसर्य गुणात्मन. ॥ 
काम क्रोध॑ भय स्नेहमेक्यं सौहृदमेव च । 
नित्यं इरो विद्धतो यान्ति तन्मयता हि ते ॥ 
( श्रीमदूभायवत स्क १० अर० २६ छो० १३, १४, १२ ) 
यही नहीं जगदूयुदु शकराचाय तो कहते हैं कि मनसा वाचा 
करंणा जो कुछ होता अथवा किया जाता है वह सब भक्ति के ही अन्त- 
गंत समझा जा सकता ह। देखिये- 
आत्सा स्थ गिरिजापतिः सहचराः प्राणाः शरौर॑ गृह । 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥ 
सख्चारः पदयोः प्रदरक्षिणविधिः स्तोन्नाणि सर्वा ग्रिरो । 
यदत्कर्म करोमि तत्तदुखिल शंभो तवाराधनम्‌ ॥% 
( शिवमानसपूजास्तोन्न ४ कलोक) 


#& नानक जी ने भी इसी भाव पर कट्दा है.-- 


श्मेड तुलली-दशन 


उपयुक्त अक्तियों में जगद्गुरु शंकराचार्य के वाक्य तो भक्ति के 
अतिव्यापक रूप को प्रकट कर रहे हैं, भागवत के तीन श्लोक उसके 
व्यापक रूप की ओर सकेत कर रहे हैं ओर शेष वाक्य उसके प्रकृत रूप 
को स्पष्ट कर रहे हैं । 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति की जो परिभाषा दी है वह इस 
प्रकार है-- ह 

जातें बेगि द्ववर्डे में भाई | सो मस भगति भगत सुखदाई | 

३५८-* 

इस परिभाषा की सब से बडी खूबी यह है कि इस एक ही पक्ति में 
भक्ति के तीनों रूपों की चर्चा हो गई हे | 

भक्ति के पद्दिति रूप (अ्रति व्यापक रूप ) का रहस्य देखिये । 
भक्ति भाव है कि क्रिया है कि विचार है इस बात को गोस्वामी जी 
अपनी परिभाषा में अस्पष्ट& रख कर बता देते हैं कि यों तो परमात्मा 
को द्रवीभृत करने वाले अथवा यों कहिये कि परमात्मा को प्रसन्न करने 
वाले ( उनके नियमों के अनुकूल कह्दाने वाले ) जो भी भाव, जो भी 
विचार और जो भी काय होंगे वे सब भक्ति ही कहावेंगे तथापि जिस 
भक्तिपद्धति से परमात्मा शीघ्र ( वेगि ) द्रवीभूत होते हैं वही मगवत्का- 
रुण्य का विशेष सम्पादन कर सकती है ( कहहु सो भगति करहु जेहि 
दाया ) और वही मक्तो को सुखदाई भी रद्दा करती है ( सो मम भगति 
संगत सुखदाई ) । इस प्रकार गोस्वामी जी यद्यपि भक्ति के प्रकृत रूप 








नन्‍कन«न«-ण--नी3-34०+-9५-.२७३५७-७७७--२५५-२७७-३७--++--+344-..: ८ -.-->+>4>7 


जेता चलूूं तेती परदखना जो कुछ करूँ सो पूजा। 
मानक निसिदिम रास भजन बिन भाव न लाऊँ दूजा ॥ 


% “जाते” का “जा” कोई भाव है कि विचार है कि क्रिया यह 
सामान्यतः तो अ्रस्पष्ट ही है । विचार करने प्र भत्ते ही स्पष्ट हो | 


हरिभक्तिपथ २४१५ 


कों ही विशेष उ्ग्राग्य बताते हैं तथापि वे इतना ओर सकेत कर देते हैं 
कि भक्ति का अतिव्यापक रूप भी है| 

भक्ति के दूसरे अथवा व्यापक रूप का रहस्य भी इसी परिभाषा में 
बहुत अच्छी तरह प्रकट हो जाता है | इस रूप में केवल तन्सयता पर 
जोर रहता है| वह तनन्‍्मयता स्नेह मोदद भय क्रोध अथवा किसी अन्य 
प्रकार से भी क्‍यों न हो । ये जितने प्रकार हैं वे या तो राग के अतगत 
होंगे या दंघ के | आयों और वानरों ने राग के मार्स से तन्‍्मयता प्राप्त 
की ओर राक्षसों ने देष के मागे से | गोस्वामी जी ने राक्षसों के बैरमाव 
को भी स्मरण का एक अग माना है ओर इस प्रकार उन्हें भी 
मगवत्कृपा का पात्र बनो दिया है७। राग और द्वेषघ--रीक ओर 
खीऋ--के इस रहस्य को लेकर ही तो वे कहते हैं-- 


तुलसी अपने राम को रीक भजौ के खौरू ।। 


राग ओर हेष कृपा ओर क्रोघध--के मावों को एक साथ प्रकट 
करने के लिये गोस्वामी जी ने “द्ववहु” शब्द को चुना है। श्राप्टे 
महोदय अपने कोष में लिखते हैं: 

दर ( द्रवति )-०(7) /0 7706, ००४९ (78 9050) द्वबति 
दृदयमेतत्‌--(द्रवी मृत ६0 96 एा०&त 38 ज्ञा॥0 99 6८६) 
() ६0 7080, ४20०४, 2552प) वषाएौटीए, छि & 9-95 

भक्ति के तीसरे रूप की स्पष्टता तो इस परिमाषा में है ही । गोस्वार्मी। 
जी का द्रवहु शब्द अन्य स्थलों में केवल दयाद्र होने के श्रर्थ मे ही 
प्रयुक्त हुआ है। भाई शब्द भी प्रीति का द्योतक हैं न कि विरोध आदि 


& उस राम झूदु चित करुताकर । बयरु भाव सुमिरत मोहिं निसिचर ।। 
देहिं परम गति सो जिय जानी। अ्स कृपालु को कहहु भवानी ॥| 
र३े३६४-१७, पृथ्र 


२३६ तुलसी-दशन 


किसी भाव का । वे अन्यत्र “भक्ति”? को “द्वंघ”? से भिन्न बताकर& 
उसके प्रकृतरूप दी की पुष्टि कर रहे हैं। वे तो “भक्ति” को “प्रपत्ति! 
है भी प्रथक बताते हुए कहते हैं:-- 


मोरे जिय भरोस इृढ़ नाहीं। भगति बिरति न ग्यानु मन माहीं ॥ 

नहिं सतसंग जोगु जप जागा। नद्दि दृढ़ चरण कमल श्रनुरागा ।। 

एक बानि करुनानिधान की । स्रो प्रिय जाके गति न शान की ॥ 
१०४-९ से ११ 


इसलिये गोस्वामी जी ने जिस भक्ति का उपदेश स्ंसाधारण के लिये 
दिया है उसमें प्रममाव अनिवाय है | 

गोस्वामी जी की परिभाषा का सीधासादा अर्थ इस प्रकार होगा;-- 

“भक्ति वह ( वज्ञा, क्रिया, भावना अथवा तीनों का समन्वय )है 
जो भक्त का द्ृदयाह्वादन करते हुए भगवान्‌ को शीघ्र प्रसन्न ( दयाद्र 
कर लेने में समर्थ हो ।?? 

इस अथ में भक्ति का प्रकृतरूप ही विशेष रूप से प्रकट' हो रहा 
है। पहिली बात तो यह है कि इसमें दो हृदयों के द्रवीभूत होने की 
चर्चा हे ( भगवान्‌ के द्रवित होने और भक्त के सुखी होने को बात है ) 
इसलिये निश्चय ही वह प्रेममावना से सम्बद्ध वस्तु है। दूसरी बात यह 
है कि वह भगवान्‌ की कृपा सम्पादन करानेवाली---उनको द्ववीभूत 
करनेवाली--बस्तु है| तीयरी बात यह है कि वह भगवान्‌ को द्रवित 
ही नहीं वरन्‌ शीघ्र द्रवित करनेवाली वस्तु है। चोथी बात बह है कि 

&9 निर्यांनदायक क्रोध जाकर भगति अबसदि बस करी । ३१४०-२४ 

महर्षि शाणिडह्य का निम्नलिखित सूत्र भी विशुद्ध भक्ति को हष 
की भावना से अलग कर रद्दा हैः-- 

दषप्रतिपक्षमावाद्‌ रसशब्दाद्व राग: ॥ १ । १ | ६ 


हरिभक्तिपथ २१३७ 


बह ऐसे परबक्ष परमात्मा की ओर अ्रपित द्ोती हैं जो आध्यात्मिक 
( निराकार ) आधिदेविक ( सुराकार ) और आधिभौतिक ( नराकार ) 
ऋॉकियोंबाला होकर भी व्यक्तित्वान्‌ (में) और जीवों की ओर 
श्रातृत्वमाव युक्त ( भाई ) समझा जाता है | पाँचवीं बात यह है कि 
यद्यपि वह भक्तहृदयों को आनन्द-परिप्लावित करनेवाली भावना है 
तथापि उसे परमात्मा ही की वस्तु--दिव्य वस्तु--“मम भमगति?? -- 
सममभना चाहिये | 

पहिली बात में विशुद्ध प्रेम के साथ ही साथ प्रपति-शरणागति-की 
तथा निष्काम सेवा की भी सभी बातें आजाती हैं। दूसरी बात मे 
भगवान्‌ की कृपा, उनकी प्रसन्नता, उनकी स्वीकृति, उनका अपनाया 
जाना, उनका साक्षात्कार आदि सभी कुछ सम्मिलित है | स्मरण रहे 
कि भक्तिमागियों का मुख्य ध्येय यही हे न कि मुक्ति | तीसरी बात में 
भक्ति की श्रेष्ठता भल्ी भाँति ध्वनित हो जाती है क्‍योंकि ध्येय को 
शीम्ातिशात्र प्रात्त करानेवाला--बिना परिश्रम सरलतापूर्वक मिला देने- 
वाला--मार्ग यही हे& | चौथी बात में आराध्य की पूणता पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़े रहा है। । पाँचवीं बात में भक्ति का लोकोंचर आनन्द तथा 
उसका मगवत्कृपा-साध्यत्व स्पष्ट हो है । भक्ति कौ परिभाषा में इन बातों 
से अधिक और चाहिये ही क्‍या ! 

“भक्ति” के बाद दूसरा विचाय शब्द है “हरि” | अल्लाहभक्ति, 
शिव भक्ति आदि की बात न कहकर गोस्वामी जी ने दरिभक्ति की बात 
कही है । भगवान्‌ के अभारतीय नाम रूपों और भावों का तो गोस्वामी 


निजी जनक शा चल 5 


$& सुगमता, सुखद॒ता आदि के कारण यह मार्ग अन्य मार्गों छी 
अपेक्षा शीघ्र सिद्धिदायक कहा गया है । 

$ गोस्वामी जी के राम, जो यहाँ अपने को “में” कह रहे हैं किस 
प्रकार त्रिविधपूण तायुक्त हें यह चतुथ परिचछेद में समझा दिया गया है | 





र्‌शेथ तुलती-दशन 


जी ने जानबूक कर परित्याग किया है। भारतीय नामरूपों और भावों 
में भी अथवा यो कहिये कि भारतीय देवताश्रों मे भी उन्होंने बहुत 
काद्छाँट कर दी है | त्रिदेव ओर पश्चदेव को छोढकर शेष देवगण 
( विशेषकर इन्द्राद वैदिक देव ) इसलिये त्याज्य हुए कि (१) 
गोस्वामी जो के समय में भारत के सामान्य वातावरण से उन देवताशओ्रों 
को प्रधानता दूर इठ चुकी थी । ( २ ) वे न केवल विविध भोगों के-- 
छुद्र सिद्धियों के--देनेवाले बताये जाते थे वरन्‌ स्वतः भी माक्ष के 
अनधिकारी ओर केवल भोग के लिये ही शरोर धारण करने वाले समझे 
जाते थे। (३) वैदिक काल से ही उन देवताओं के साथ ऐसी 
कहानियाँ जोड़े दी गई थीं जो अध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम अ्रथ रखते 
हुए भी आधिभोतिक दृष्टि से उन देवताश्रों की दुश्चरित्रा, उच्छु खलता 
ओर नीचता ही घोषित कर रही थीं । 

रहे तिदेव ओर पश्चदेव सो उनमे गौरी, गणेश, दूय॑ ओर ब्रह्मा की 
महत्ता जिन कई कारणों से सवसाधारण की इृष्टि मे घट चुकी थी वे 
हम द्वितीय परिच्छेद मे बता आये हैं। यहाँ शकरभाक्ति और हरिभक्ति 
की वुलना में जो बाते कही जायेंगी उनमे से अनेक प्रकारान्तर से गौरी- 
भक्ति, गणेशभक्ति, सूयभक्ति आदि के सम्बन्ध में भी घटा ली जा 
सकती हैं | 

यह कहा जा चुका है कि भारत मे विष्णुभक्ति की अपेक्षा शकर- 
भक्ति का कुछ कम प्राधान्य न था | गोस्वामी तुलसीदास जी ने शकरजी 
के लिये भी अपनी परम आस्था दिखोंई है ओर उनकी भक्ति के लिये 
भी बहुत बड़ा मान दिया है। यहाँ तक कि वे अपनी विष्पुभक्ति के 
लिये शद्भुरभक्ति का दोना अनिवाय मानते हैं& । परन्तु उन्होने लोक- 
& अडरड एक गुपुत मत सबहि कहदहुँ कर जारि । 

संकर भजन बिना नर भगति न पावह सोरि ॥ ४६३०२१, २२ 


हरिभमक्तिपथ २३९ 


हितात हरिभक्ति ही को प्राधान्य दिया है । उनके इस निश्चय के कई 
कारण जान पडते हैं जिनमे से कुछु इस प्रकार हैं--- 

(१) उन्हें बाल्यकाल से ही इरिभक्ति की शिक्षा मिली थी। 
इसी भक्ति पर उनकी पूण श्रद्धा हो चुकी थी ओर अठल विश्वास जम 
चुका था। विचार करने पर भी उन्हें ऐसा कोई कारण नहीं मिला 
जिससे हरि को भक्ति का परित्याग करके किसी अन्य की भक्ति को 
ग्रहण करने की आवश्यकता जान पड़े । 

(२) शक्ति की उपासना के साथ वाममार्ग का ओर शंकर की 
उपासना के साथ वेराग्य और सन्यास का अधिक सम्बन्ध हे | लोकरक्षा 
का भाव जगद्रक्षक विष्णु की भक्ति के साथ दवी विशेष रूप से सम्बन्ध 
है। गोस्वामी जी साधुमत के साथ लोकमत का भी सामझ्ञस्य चाइते 
थे | इसलिये उन्हें विष्शुमक्ति अथवा इरिभक्ति हो अधिक उपयुक्त जान 
पड़ी | जो भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना के रूप में हो उससे कहीं 
बढ़कर वह भक्ति है जो व्यक्तिगत साधना के साथ ही राथ लोकरक्षा 
के भाव भी इृढ़ करे | गोस्वामी जी ने शकर तथा उनकी भक्ति के 
जिस रूप को प्राधान्य दिया है वह व्यक्तिगत साधना तथा लोकरक्षा 
दोनों को संभाले हुए है । 

(३ ) विष्णुभक्ति का जैसा साज्लोपाज्ञ विवेचन है और पुराणों 
इत्यादि के द्वारा बह जिस प्रकार सवंसाधारण में विशेषरूप से प्रचलित 
हो गई है उस प्रकार न तो शिवभक्ति का विवेचन ही हुआ ओर न 
प्रचार हो। हरि के नाम रूप लीला ओर धाम की जो द्वुदयाकषंक 
विशेषताएँ प्रकट की गई' हैं वे शकर जी के नाम रूप लीला और घाम 
के बणुन की अपेक्षा अधिक रोचक बन पड़ी हैं | 

(४) आराध्य के ज्रेविध्य का--निराकार, सुराकार और नराकार 
रूप का, जैसा महत्व इरि में है वेसा शकर में नहीं। अवतारवाद की 
स्पष्टता तो केवल हरि हो की विशिष्ट वस्तु हे | यह अवश्य है कि 


२४० तुलसी-दशन 


शकरभक्तो ने भगवान्‌ शकर के भी अनेक अवतार माने हैं परन्तु वे 
अबतार अपना कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं रखते | वे अधिकाश मे 
बिजली की तरह आये और चले गये | भारतमूमि और भारतीय जनता 
के साथ उनका काई अमिट सम्बन्ध स्थापन नहीं होने पाया। इरि के 
अवतारों का यह हाल नहीं है। वे मनुष्यों मे पत्ते, मनुष्यों से बढे 
और मनुष्यों मे न केवल अपने वशज वरन्‌ अपनी अमिट छाप भी 
छोड़ गये। भगवान्‌ राम और भगवान्‌ कृष्ण के समान लोकनायक 
महापुरुष हरि ही के अवतार माने गये हैं। ऐसे अवतारों की चर्चा 
देखकर ही अ्रवतारवाद की स्पष्टता को हरि द्वी की विशिष्ट वस्तु कहा 
जाता है (& 


जान पडता है कि जान बूककर ही गोस्वामी जी ने यहाँ विष्णु 
भगवान्‌ के अन्य सब नामों की अपेक्षा हरिनाम को विशेष महत्व दिया 
है। दरि शब्द का अ्रथ करते हुए जगद्गुरु शकराचार्य जी विष्णु 
सइखनाम की ठीका मे लिखते हैं “स्मृतिमात्रेण पसा पाप हरतौति 
हरिद्र्णत्वाद्या हरि! हराम्यघ च स्मतृ णा इविभांग क्रतुष्वहं वर्शश्च मे 
हरिवेति तस्माद्धरिरह स्मृतः | इति भगवद््‌वचनात्‌”” | साराश यह है कि 
इरि-- (१) पापों को दूर कर देने वाला ( परम कल्याणकारी ) (२) 
हरिदरणं--हरित्‌ का अथ दिशाए भी होता है--और विष्णु का वर्ण 
वह हैं जिसमें अन्य सब वर्णों का लय हो जाता है इसलिये हरिद्रृण 

५ स्वामी रामानन्द जी की सनन्‍्तमत वाली शिष्यपरम्परा ने अवतार- 
वाद को ( साथ दी साथ मूतिपूजा को भी ) उड़ा देने कौ चेष्टा कौ 
परन्तु वह कृतकाय न हो सकी | श्रन्य बातों में सिद्ध सन्‍्तों से मतेक्य 
रखते हुए भी ग्रोस्वामी जी श्रुतिसम्भत अवतारबाद के--राम कृष्ण को 
उपासना के--कट्टर पोषक थे । 


हरिभक्तिपथ २४१ 


का श्रथ होगा अनन्त विशाल |&७ इसलिये आराध्य के उत्कृष्ट गुणों 
का द्योतन करने के लिये वह शब्द सर्वथेव उपयुक्त है। 

इस नाम की दूसरी विशेषता यह है कि यह राम और कृष्ण नामों 
के साथ घनिष्ट रूप से सम्बद्ध है। कलिसन्तरंणोपनिषद्‌ में लिखा है 
“द्वापरान्ते नारदों ब्रह्माण जगाम कथ भगवन्‌ गा पर्यठन्‌ कि 
सन्तरेयमिति स होवाच ब्रह्मा साधु प्ृष्टोडस्मि स्वश्नतिरहस्य॑ गोप्य तत्‌- 
श्रुगुयेन कलिससार तरिष्यसि। भगवत आदि पुरझुषस्य नारायणस्य 
नामोच्चारमात्रेण निधू तकलिभवति । नारदः पुनः पत्रच्छु तन्नाम 
किमिति स होवाच हिरण्यगर्म: | दरेराम इरेराम | राम राम हरे हरे | 
हरेकृष्ण इरेकृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || इति घोडशर्क नाम्ना कलि- 
कल्मपनाशनम्‌ ) नातःपरतरोपाय. स्ववेदेष्‌ दृश्यते ||” इस उक्ति मे 
राम, कृष्ण और हरि नामों का सयोग बताया गया है। “हरि चरित्र 
मानस तुम्द गावा” आदि वाक्यों में गोस्वामी जी ने राम के लिये हरि 
शब्द का प्रयोग किया है ओर “जीह जसोमति हरि इलघर से?” कहकर 
उन्होंने कृष्ण के लिये भी हरि शब्द का प्रयोग किया है। इसलिये 
रामभक्ति और कृष्णभक्ति को एक ही भक्ति की दो शाखाए अथवा एक 
ही भक्ति से दो रूप बताने के अभिप्राय से गोस्वामी जी ते यहाँ हरि- 
भक्ति की बात कद्दी है | विरति और विवेक का विशेष उपयोग करने से 
उन्होंने ऋष्णमक्ति की अपेक्षा रामभक्ति को श्रेष्ठ अवश्य समझा परन्तु 
उनकी रामभक्ति समूची इरिभिक्ति का विशुद्धतम रूप बनकर ही रही | 
उसमें सोलह कला ओर बार्‌इ कला के से भूमटों को कोई स्थान नहीं 


९३०३०... 2 3 ७ कम अमन सर पनन+-+339+कन+न-+--. .५५3००+०न्‍>»अकन-०__-, 


& परमात्मा को सर्वंगत ( अनन्त विशाल ) और सहित ( प्रम- 
कश्याणकारी ) जान कर ही भजने की शआ्राज्ञा भगवान्‌ रामचन्द्र जी 
निम्नलिखित पंक्ति में देते हैंः - 

सदा संगत स्वोहित जानि करेडु अति प्रेम । ४९१-१६ 

१६ 


रै४२ ठुलसौ-दशन 


दिया गया। इसलिये उन्होंने अपनी श्रभीष्ट भक्तिपद्धति के परिचयार्थ 
यहाँ व्यापक नाम--हरिभक्ति--ही पसन्द किया | वे जिस तरह शकर- 
भक्तों को अपनी ओर समेटना चाहते थे उसी तरह कृष्ण भक्त को 
'भी । शकरभक्ति को अपनी पद्धति का आवश्यक अज्ञ बनाकर उन्होंने 
शक्रभक्तों को समेदठा और अपनी भक्तिपद्धति को दरिभक्ति नाम देकर 
उन्होंने कृष्ण भक्तों को भी सन्तुष्ट कर दिया | 

इस नाम की तीसरी विशेषता यह है कि अनेकानेक भक्त आचायों 
ने भगवज्ञाम की महिमा में इसी नाम का विशेष प्रयोग किया है| 
बेदिक ऋचाओं के आदि में जब तक “हरि: ओ?”” न कहा जाय तब 
तक पाठ का प्रारम्भ ही नहीं होता | फिर, 


नित्योत्सवस्तदा तेषां नित्य श्रीनित्य मज्गञलम । 
येषा हृदिसथो भगवान्‌ मद्गलायतन हरि! ॥--जमदुग्नि 
दहरेनंमैव. नासेव नामैव ममजीवन । 
कलौ नास्थयेव नास्व्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥--विदुर 
हरिहरति पापानि दुष्टचित्तपि स्खुतः । 
अनिच्छुयाप सरपृष्ठी दहत्येव हि पावकः ॥--अगिरा 
सकृदुच्चरितं येन दरिरित्य्तरद्यम । 
बद्ध;परिकरस्तेन मोक्षायगमन प्रति ॥--पाराशर 
आल्ोड्य सर्वशास्तराणि विचायव पुनः पुनः । 
इृद्मेक सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणो हरि! ॥---थुक& 
कि स्मततव्य पुरुषेः ! दरिनाम सदा--शकराचाय ८ प्रश्नोत्तरी ) 
आदि अनेकानेक श्लोक इरिनाम महिमा के साक्षी हैं। गोस्वामी जी 
ने इन सब आचायोाँ के निष्कर्ष को अमान्य करने की कोई आवश्यकता 
ही नहीं समझी | इसलिये यद्यपि अपने इष्टदेव के नाते उन्होंने राम 


..... & ये सब श्लोक पायडव गीता से किये गये हैं । 


हरिभक्तिपथ श्ष्३ 


के नाम को सवश्रेष्ठ महत्व प्रदान किया है तथापि अपने वैष्णव औदय 
के कारण यदाँ पर परम रामभक्त भुशुद्धि जी के मुख से उन्होंने 
“हरिभक्ति? की चर्चा की है| 
तीसरा विचारणीय शब्द है “सयुतविरतिविवेक”” | इस शब्द का 
दोनों दृष्टिकोशों से विचार कर लेना ठीक होगा | पहिला दृष्टिकोण है 
तात्विक ओर दूसरा है व्यावद्वरिक | तात्विक दृष्टिकोश से विचार 
करने पर दम सहज द्वी जान सकते हैं कि ज्ञान क्रिया और भाव का 
अ्रथवा विवेक विरति और भक्ति का समन्वय हुए विना जीव की 
उत्क्रान्ति हों ही नहीं सकती | कागज के दोनो प्रष्ठ और उसकी सफेंदी 
की तरह जिज्ञासा चिकीर्षा और अनुभूति अथवा शातृत्व, क्तृ त्व और 
भोक्तत्व ( ६एघ०0एप्र8, ४7)]ए8, 7४८!ए7४ ) का कुछ ऐसा 
पारस्परिक मेल रहा करता है कि हम एक को दूसरों से एथक कर ही 
नहीं सकते। हमारों बुद्धि को किसी वस्तु का ज्ञान तब तक नहीं हो 
सकता जब तक मस्तिष्क आदि में उस ज्ञान की क्रिया न हो जाय। 
और फिर ज्ञान होकर चित्त मे उसकी अनुभूति होनी भी ज़रूरी है । 
हमारे मन मे किसी क्रिया के लिये चेष्टा ही नहीं उत्पन्न हो सकती जब 
तक कि हमे उसके विषय का कुछ ज्ञान और उस सम्बन्ध की कुछ 
भावना न हो | हमारे चित्त से ऐसे किसी भाव का उठाना प्रायः 
असम्भव ही है जो आलम्बन अथवा उद्यौपन के ज्ञान से एकदम शूज््य 
हो तथा अनुसाव आदि की क्रियाओ्रों स एकदम रहित हो । यदि कोई 
चाहे कि वह केवल अनुभूति के मार्ग से अग्रसर होकर शेष दोनों मार्गों 
की--ज्ञान और कम की--भरपूर उपेक्षा कर सकता हई तो यद्द उसकी 
भूल द्वी तो होगी। इसीलिये जो सच्चे तत्वदर्शों आचाय हैं उन्होंने 
म्प्रदायिकता का दुराग्रइ छोड़कर ज्ञान कम ओर मक्ति के समन्वय 
को ही विकास का प्रम्यक्‌ मार्ग बताया है। अपनी अपनी प्रकृति के 
अनुसार जिन जीवों में ज्ञानाजनी बृत्ति की प्रबलता है वे उसी समन्वय 


३४४ तुलसौ-दशन 


मार्ग को ज्ञान योग कह देते हैं, जिनमे कायकारिणी बृत्ति की प्रबलता 
है बे उसे कर्मयोग कह देते हैं और जिनमे चित्तरजिनी दृत्ति की प्रबलता 
है वे उसी मार्ग को भक्तियोग कह देते हैं। परन्तु इसका यह अथ नहीं 
है कि ज्ञानयोग में विरति ओर भक्ति की आवश्यकता नहीं कमयोग में 
में विवेक और भक्ति की आवश्यकता नहीं अयवा भक्तियोग में बिरति 
और विवेक की आवश्यकता नहीं | शानयोग वास्तव में भक्तिमूलक 
वैराग्यप्रधान श्ञानयोग है, कमेयोग वास्तव में ज्ञानममूलक भक्तिप्रधान 
कमंयोग है ओर भक्तियोग वास्तव में ज्ञानमूलक वैराग्यप्रधान भक्तियोग 
है। अधिकारीमेद से जिस प्रकार एक ही मागे के तीन अलग अलग 
नाम हो जाते हैं उसी प्रकार अधिकारीमेद ही के कारण उस मार्ग के 
अज्धों में प्राधान्य अप्राधान्य आदि दिखा दिया जाता है। कर्मयोगी के 
लिये अनासक्ति ( वैराग्य ) की प्रधानता है, ज्ञानयोगो के लिये विवेक की 
प्रधानता है और भक्तियोगी के लिये अ्रनुभूति ( अनुरक्ति ) की प्रधानता 
है। परन्तु इस प्रकार की प्रधानता रद्दते हुए भी शेष दो शअज्लों का 
बहिष्कार नहीं किया जा सकता । ऐसे बह्ष्कार की चेष्ठ असभव भी है 
ओर अवाब्छुनीय भी | इसलिये गोस्वामी जी ने अपनी हरिभक्ति को 
सयुत-विरति-विवेक कहा है | द 

“सयुतविरतिविवेक” को व्यावहारिक दृष्टिकोश में देखने पर विदित 
होगा कि इस विशेषण से विशिष्ट करके गोस्वामी जी ने अपने भक्तिपय 
को न केबल निदोंष ह्वी कर दिया है बरन्‌ उसे देशकालानुकूल परम 
उपयोगी भी बना दिया दै । भक्ति तो प्रेम ओर भ्रद्धा का विषय है और 
लोग कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें अकसर अ्रन्धी रहा करती हैं । फिर 
भक्ति और मोहासक्ति ( माया मोह ) का भेद भी इतना सूक्ष्म हे कि 
सामान्य दृष्टि उसे देखने ओर परखने में बेकाम ही सी बनी रद्दती हे ।& 


& अद्ेतवादियों ने भक्तिभाव को भी वास्तविक मात्रा का बुक अंग 


दरिभक्तिपथ २४५ 


इसीलिये जब तक उसे ज्ञान और वैराग्य की आँखें न प्रदान की जायेगी 
तब तक क्या भरोसा कि वह परमधाम तक हमें पहुँचा ही दे | 

विवेक की आँख ही का चमत्कार देखिये। श्रद्धा तो कद्द रही थी 
कि जो कुछ हैं सो दाशरथि राम ही हैं। परन्तु विवेक ने कहा, “नहीं, 
उनके रूप का त्रेविध्य देखा जावे |? श्रद्धा यदि सबंतत्र स्वतत्र होती 
तो राम की महिमा के आगे श्रन्य देवों की तुच्छुता दिखाने के लिये 
शकर आदि को भी दो चार गालियाँ सुना सकतीं, परन्तु यह विवेक ही 
था जिसने रामभक्ति और शकरभक्ति का साम्रज्ञस्य करके दोनों को 
अभिन्न बताया | श्रद्धा तो दरिशब्द के अन्तर्गत राम और कृष्ण दोनो 
को सम्मिलित करके रामभक्ति ओर कृष्णुभक्ति का समान प्रवाह चला 
सकती थी, परन्तु यह विवेक दी था, जिसने कृष्णमक्ति के साथ संम्बद्ध दो 
जाने वाली विलासिता और उच्छुद्धलता का व्यान करके राममक्ति के लोक- 
रक्षक रूप पर ही पूरा ज़ोर दिया । मूर्तिपूजा ही का विषय लीजिये | वह 
सनातनधमम का एक प्रधान अज्भ है ओर सनातनकाल से भारतवासी 
उसे रुम्मान देते आये हैं। “आगम निगम पुराण” के अनेकानेक 
ग्रन्थ उसका मडन कर रहे हैं| इसलिये श्रद्धा निश्चय द्वी उसे मक्तियोग 
का प्रधान स्तम्भ कह सकती है। परन्तु विवेक देखता हे कि यवन 
साम्राज्य में घड़ाघड़ मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं और मूर्तियों मे यह सामथ्य 
नहीं कि बे मूर्तिभंजकों का मानभजन तक कर सके | इसलिये बह मूर्ति- 
पूजा के रहस्य को भल्ी भाँति समककर अपना निर्णय सुनाता है कि 
युगधम के अनुसार मूर्तिपूजा को दापरकाल की साधना समझना चाहिये 
न कि कलियुग की । “कलि केवल हरि नाम अधारा” की बात मानकर 
मूर्तिपूजा के बदले नामजप ही को भक्ति का प्रधान साधन बनाना चाहिये। 


ही माना है। सक्ति और मायासोह दोनों की जद में, आसक्ति ही तो 
काम कर रही है । 


२४६ तुलसौ-दर्शन 


फिर, कर्मसिद्धान्त ही की श्रोर देखिये। श्रद्धा कहती है कि सवसमर्थ 
भगवान्‌ की कृपा दो जाय तो तिल का ताड़ और राई का पहाड बन 
जाय, बात की बात में दिन की रात और रात का दिन दो जाय, धोखे 
में भी भगवान्‌ का नाम उच्चारण करने मात्र से हो श्रधमाधम की भी 
मुक्ति हो जाय। इसलिये जो कुछ है सो भगवान्‌ की कृपा है। विवेक 
कहता है कि “ठीक | माना ! परन्तु आखिर इस कृपा के लिये भी तो 
अपनी ओर से कुछ क्रिया चाहिये। वह क्रिया हो तो कर्मचक्र के साव- 
भौम नियम की सरक्षा करते हुए भगवान्‌ के न्याय ओर भगवान्‌ की 
दया का सामझस्य स्थापित करती है। इसलिये भक्ति के माग में अनग 
लता अथवा उच्छुछुलता को स्थान द्वी कहाँ है ?” विवेक की महिमा 
के व्यावहारिक दृष्टिकोण को समभने के लिये ऐसे ही अनेक उदाइरण 
दिये जा सकते हैं | 

जैसा विवेकदृष्टि का द्वाल है, वैसा ही विरतिदृष्टि का भी है। भग 
वान्‌ की ओर आसक्ति होने से “सत्यशिवसुन्दर”ः की ओर असक्ति होना 
स्वाभाविक हो जाता है| इस असक्ति का विस्तार बहुत भारी है। इम्ति- 
हान में पास होना, मुकदमा जीत जाना, दुश्मन पर फतह पा लेना 
आदि आदि बातें भी “शिव” सम्बन्धिनी आसक्ति के अन्तर्गत हो जाती 
हैं; दुसरे के मन की बात जान लेना, अपने कार्यों या किसी विशिष्ट 
कार्य या विचार का भावी परिणाम स्पष्ट देख लेना आ्रादि बातें “सत्य” 
सम्बन्धिनी आसक्ति के अन्तगंत हो जाती हैं और कान्‍्ता की रूपछुछझ 
का मोद्द, कोमल शिशु के लावश्य का मोह, विलासितामय परिस्थिति का 
मोह, अपने को मधुर ( अथच सुन्दर ) जान पडनेवाली अपनी कीति 
का मोह और उपयोगिता कौ दृष्टि से परम सुन्दर जान पड़नेवाले काचन 
( रुपयों पैसों आदि ) का मोह आदि बाते “सुन्दर” सम्बन्धिनी असक्ति 
के अन्तगत हो जाती हैं। यह कहना तो बहुत आसान है कि जब सभी 
कुछ विश्वात्मा भगवान्‌ का चमत्कार हे तब किसी भी बात की ओर 


हरिभक्तिपथ २४७ 


आसक्ति रखना उन्हीं की ओर आ्रासक्ति रखना द्ोगा परन्तु यह देखना 
बहुत कठिन है कि ऐसी प्रत्येक आसक्ति के भीतर जो “अह?” और 
“ब्रह्म” का इन्द्र छिपपर- रहता है वह कितना घातक और कितना 
अशान्तिकर है। विश्व के सम्बन्ध मे जितनी आर्सक्त है उसका यदि 
विवेचन किया जाय तो पता लगेगा कि उस आसक्ति के भीतर अह-- 
ऐसा अहदम्‌ जो अपने को वक्ष से पृथक समभझ रहा है--किंस गहराई 
तक बैठा हुआ है| आश्चर्य है कि “अहम?” अपनी इस आसक्ति कौ 
पूर्णता के लिये उस ब्रह्म ही को अपना साधन बनाना चाहता है जो सब 
प्रकार से उसका आराध्य होना चाहिये था | मैं अलग, कामिनीकाचन 
भआादि पदार्थ अलग और मेरे लिये मेरी आसक्ति के इन पात्रों को जुटा 
देनेवाला परमात्मा अलग ! इन्द्रियों के चक्‍कर में पड़कर अन्धी बन 
जाने वाली आसक्ति इससे अधिक और सुका ही कया सकती है । परि- 
शाम यह द्ोता है कि हम इम्तिहान भे पास होने के लिये भगवान्‌ को 
एक नारियल या सवा उझुपये के प्रसाद का प्रलोभन देते हैं, मुकदमा 
जीतने के लिये सत्यनारायण की मानवा मानते हैं, मनचाही त्ली से 
अपना विवाद करा देने के लिये परमात्मा को एक प्रकार से अपना 
घटक दोने के लिये कहते हैं ओर जब ये बाते किसी कारणवश सिद्ध 
नहीं होतीं तब या तो पुराणों को जलाने लगते हैं या मूर्तियाँ इधर उधर 
फुँंकने लगते हैं या ईश्वर के एक एक नाम पर सो सो कटु वाक्य कहने 
लगते हैं। जिसके पास ब्रिरति रूपी दृष्टि है वह ऐसा कदापि न करेगा | 

भक्ति का उद्देश्य हे अलौकिक आनन्द न कि लोौकिक वस्तुओं 
झथवा सुख साधनों की प्राप्ति । इसलिये जो समझता है कि मैं भाक्ति 
के सहारे अमुक पदार्थ अ्रमुक शक्ति अथवा अमुक अवस्था पा ही लूगा 
बह भूल करता है । भगवान्‌ उसकी इन इच्छाओं की पूर्ति कर दें यह 
दूसरी बात है परन्तु वे साधक के क्रीतदास नहीं हैं जो तदैब उसके 
इशारों पर नाचते हुए अलाउद्दीन के चिराग्री शैतान की भाँति उसकी 


श्ड्द् तुलसी-दशन 


इच्छाए, ही पूर्ण करते फिरें | नारद जी से बढकर कौन भक्त होगा परन्तु 
जब उन्होंने भी राजकुमारी की प्राप्ति के लिये ईश्वर को साधन बनाना 
चाहा तब भगवान्‌ ने बात की बात में उन्हे चारों खाने चित्त कर दिया । 
इसलिये जो सच्चा भक्त है वह लोकिक वस्तुओं अ्रथवा सुखसाधनों के 
लिये नहीं वरन्‌ भक्ति के आनन्द के लिये ही भक्ति करता है & | 

गोस्वामी जी यद्यपि यह स्पष्ट लिखते हैँ कि भक्त के पास सुख- 
सम्पतियाँ बिना बुलाएं दौड़ी चली आती हैं | तथापि वे इस बात का 
प्रलोभन देकर लोगों को अपने भक्तिमा्ग की ओर आक्ृष्ट करना नहीं 
चाहते । वे कहीं भी नहीं कहते कि अम्रुक मत्र का अम्मुक प्रकार से 
अनुष्ठान करने पर अम्नुक सिद्धि हो ही जायगी। प्रलोभनों के तो वे 
इतने विरुद्ध जान पड़ते हैं कि उन्होंने स्वग भ्रथवा बैकुरठ के रोचक 
बणुनों से भी अपनी लेखनी को साफ़ बचा लिया है। वे कहीं भी यह 
नहीं कहते कि भगवद्भक्तों को परलोक में बढिया बढिया महल, मधुर 
मधुर उपवन, सुन्दर सुन्दर स्त्रियाँ, राशि राशि मणिमाणिकय आदि 
मिलेंगे । वे तो उलठे यह कहते हैं कि “भाई, भक्ति करना है तो सब 
आशा और भरोसा छोड़कर भक्ति करो |! समूचे ससार से विरक्त 
होकर भक्ति करो ।?? 


# जाहि न चाहिय कबहूँ कछु तुम्द सन सहज सनेहु । 

बसहु निरन्तर तासु मन सो राउडर निजञ्ञ गेहु ॥--२२१-६, ३० 

' जिमि सरिता सागर मह जाहीं | जद्यपि ताहि कामना नाहों ।। 
तिमि सुख सम्पति बिनदि' बोत्लाए | धरमशीत्न पह जाहि सुभाये ॥। 
ह १8३४-१४, १४ 
! तजि सकत्ष आस भरोस गावहि सुनहि सनन्‍्तत सठ मना | ३६७०-१४ 
निजसिद्धान्त सुनावहु तोदीं | सुनि सन धरु सब तजि भज भोहीं ॥। 
४%_ १०१ ३ 

झस बिचारि भज्ञु भोहि परिषरि आस भरोस सब | ४८४२-१२ 


हरिभाक्तिपथ २४९ 


गोस्वामी जी के समय में देश पराधीन दो रहा था। भारतीय 
सनातनधर्म पर न जाने कितने बाइरी ओर भोतरी आधात किये जा रहे 
थे | तपोबल पर से लोगों की आस्था उठ सी गई थी | बक्कशाप से 
प्रतापभानु सरीखे राजाशं का समूल उन्मूलन केवल नानी कौ कह्वानियों 
का विषय समझा जा रहा था। लाख लाख पुकार करने पर भी चक्र- 
घारी भगवान्‌ दिल्ली की गद्दी पर किसी युधिष्ठिर को बैठाने के लिये 
राज़ी नही होते से जान पड़ते थे। ऐसी स्थिति मे कामनाशौल भक्तों के 
लिये दो द्वी रास्ते रद्द गये थे | या तो वे अपने श्रथवा देश के प्रारब्ध 
को दोष देकर कलियुग की गौरवगाथा गाते हुए चुप हो जाया करते थे 
या इस विषमता मे ईश्वर की असमथंता के प्रमाण ( ! ) पाकर धार्मिक 
क्रान्तिकारी बन जाते ये । जो आस्तिकता, कामना और प्रयक्ष तीनों को 
लेते हुए चलना चाइते थे वे अधिकाश में साधुमतवादी बनकर गुरु- 
शिष्यपरम्परापद्धति व्यक्तिगत साधना की ओर लोगों को क्रुका रहे थे। 
गोस्वामी जी ही वे महानुभाव थे जिन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ यह 
सोचा कि भारतवधे में रामराज्य आने के लिये भारतीय हृदयों में राम 
का अविर्भाव आवश्यक है ओर राम के आविर्भाव के लिये सासारिक 
वस्तुओं के प्रति सुदृढ़ रहनेबाली आसक्ति का तिरोभाव आवश्यक हे&। 
इसीलिये गोस्वामी जी ने---आस भरोंस की जड़ काटी | वे उन लोगों 
में नहीं थे जो भाँतव भाँति के प्रलोभन देकर शिष्यों को साधनामार्ग में 
फसा लेते और क्रियासिद्धि के अभाव में फिर उन्हें भयकर अविश्वासी 
बन जाने के लिये वाध्य कर देते हैं। 

गोस्वामी जी का सिद्धान्त है “सब तज हरि भज़ञ? | यहाँ वे “हरि? 
को “सब” से बाहर कर लेते हैं। इती प्रकार “परिहरि आस भरोस 


अनी-++-५4०२ ८4 पत>क ना त “तन लि नन+--.3444%% ०२०० ननम्लीजनी-+फिनाणनज+ 


७ जहाँ राम तहँ काम नदि जहाँ काम नहिं राम । 


२४० तुलसी-दशन 


सब” “भजहि जो मोहिं तजि सकल भरोसा” “शअ्मृषेव भाति सकल” 
आदि में “सब” का श्रर्थं आराध्येतर अन्य सब वस्तु है | उन सब 
विषयों श्रथवा वस्तुओं के लिये तो वे विरति और विधेक का प्रयोग 
करने के लिये कहते हैं परन्तु आराध्य के सम्बन्ध मे न तो वे विरति ही 
की सिफारिश करते हैं और न विधेक ही की । भाराध्य के लिये तो वे 
४एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास” रखते हैं। “सपनेहु आन 
भरोत न देवक” (३०४-४ ) उनके सौतापति का परम सेवक है। 
उनका भक्त जगत से विरक्त हो परन्तु आराध्य में पूर्णंत- अनुरक्त 
( आसक्त ) हों। इसी प्रकार वह ससार कौ सभी बातों को चाहे तो 
तक की कतरनी से कतर कर फेक दे परन्तु यदि वह भगवदवतार के 
विषय में तक की केंची चलावेगा तो ठीक उसी प्रकार की फटकार 
पावेगा जैसी श्र जी के द्वारा पावती जी को मिली थी। वहाँ विवेक 
इसी में है कि चुपचाप श्रद्धा से काम लिया जाय | हम अनध्यस्त विवते 
की बात पहिले कद्द आये हैं। विवेकदृष्टि से यद्यपि यह अवतारबांद एक 
विवत ही है तथापि वह अनध्यस्त होने के कारण किसी दिन आप ही 
आप ब्रह्मज्ञान करा देता है। कनककुए्डल के तत्व को हृदयद्भम करते 
हुए हम अनायास ही कनक के तत्व को हृदयज्भम कर लेते हैं ।& 





काजल हा 


$9 शायद इसीलिये राम कृष्ण सरीखे प्रख्यात अबतारों को धोखे से 
( उन्हें इेश्वर न जानते हुए ) भजन करना भी प्रशस्त बताया गया है। 
भागवतकार कहते हैं कि जार बुद्धि से भी कृष्ण में आसक्ति होकर कुछ 
गोपियों तर गई थीं ( भागवत दशमस्कघ पूर्वांच अ० २६ श्लो० ११ ) 
गोस्वामी जी कहते हैं।--- 
जो जगदीस तो अति भक्तों जौ महीस तो भाग | 
तुलसी चाहत जनम भरि रामचरन श्रजुराग ।॥| । 


( दोहावद्यों ६१ दोहा ) 





हरिभक्तिपथ २५१ 


गोस्वामी जी ने अपने भक्तिमार्ग को श्रद्धा ओर आसक्ति के सहारे 
ठहराया ज़रूर है परन्तु उनकी वह श्रद्धा सत्तक को लिये हुए है और 
वह आसक्ति विरक्ति की आँच से भली भाँति उशोधित की हुई है | इस 
सम्बन्ध में गोस्वामी जी की निम्नलिखित पतक्तियाँ दृष्टब्य हैं;--- 


होइ विवेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा |---१६-३ 
सुख सम्पति परिवार बढ़ाई | सब परिहरि करिहड सेबकाई ॥ 
प्‌ सब रासमसगति के बाधक | कहहि सनन्‍त तब पद अवराधक ॥ 
११३१-१६, १७ 
मरसी सज्जन सुमति कुदारी । ग्यान विराग नयन उरगारी ॥ 
भाव सहित खोदइ जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥ 
“*€०३-१, २ 
बिरति चर्म श्रसि ग्यान सद लोभ मोह रिपु सारि । 
जय पाइय सो हरिभगति देखु खगेश बिचारि ॥ ३०३-६, १० 


चौथा विचारणीय शब्द है “अतिसम्मत” | यह अवश्य है कि 
गोस्वामी जी का इरिभक्तिपथ विरति विवेक से सथुक्त होने के कारण 
हठ, पक्षपात और दुराग्रह से कोसों दूर है| परन्तु यह भी अवश्य है 
कि वे अपने उस पथ को “श्रुति” के भीतर ही सौमित रखना चाइते 
हैं। यह पहिले ही कहा जा चुका दे कि गोस्वामी जी के मतानुसार 
श्रुति का अथ बहुत व्यापक है । इतिहास, पुराण, उपनिषदे, स्मृतियाँ 
तत्र आदि सब कुछ “अति” के अन्तगत समझे जाते थे |,यद्यपि यह 
ठीक हैं कि प्राचीन साहित्य में धर्म का तत्वज्ञान ( 79708009 ) 
विशेषकर निगम से, बाह्याचार ( 77:09) ) विशेषकर आगम से और 
आध्तिक्यमाव ( £6०)०४४ ) विशेषकर पुराणों से मिलता है इसी 
लिये स्थल घ्थल पर गोस्वामी जी “श्रागम निगम पुराण” की बातें 
करते हैं परन्तु यह भी निश्चित है कि वे इन तोनों को श्रुति शब्द के 


२५२ तुलसौ-दशन 


अन्तर्गत ही मानते हैं और उसकी विस्तीणंता के यहाँ तक कायल हैं 
कि सामान्य बातों के प्रमाण के लिये भी वे वेदों ही का नाम लेते हैं । 
अति के इस बृहत्काय रूप के भीतर दरएक बात का सामझस्य भिड़ाना 
एक प्रकार से असभव ही है। गोस्वामी जी यह बात न जानते हों सो 
नहीं है | परन्तु उन्होंने अपने भक्त के हाथ भे ज्ञान वैराग्य की ढाल 
तलवार देकर यह निश्चय कर रखा है कि इन शस्त्रों वाला जीव श्रुति 
के केवल उन्हीं सिद्धान्तवाक्यों को अहण करेगा जो उसके तथा समाज 
के लिये वास्तविक रूप से हितकारी होंगे। यही कारण हे कि जिन 
आगमों का नाम उन्होंने श्रद्धापू्वक लिया है उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित 
शाक्तपन्‍्थ को उन्होंने हेय बताया है और कोल को ( साम्प्रदायिक 
शाक्त को ) “जीवित शव” & की उपाधि दी है | 

अरब प्रश्न यह उठता है कि जब भक्तिपथ के लिए विवेक वैराग्य 
का आधार रख दिया गया तब फिर श्रुतिसम्मति की क्या आवश्यकता 
हैं? इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है| पद्िली बात तो 
यह है कि श्रति अधिकाश में आसवाक्य है| ञ्राप्त को हम विशेषज्ञ 


(२०२७ कम ७ न्तकान-3-कभ.० -ैकेट-र बमापमम++-फकन++... हम, 


प्रणाली के सहारे भी प्रसिद्ध हो सकती है परन्तु आप्त होना तो तभी 
सभव है जब वण्य विषय की सिद्धि केवल प्रखर बुद्धि से नहीं बरन्‌ पूण 


अनुभव से भी हो जाय | इस तरह आस लोगों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान 
एकदम निर्भ्रान्त होगा ही क्योंकि उसका आधार केवल तक ही नहीं 
वरन्‌ हृदय का अनुभ्रव भी है। इन अनुभवात्मक वाक्यों में सैदि 


परस्पर विरोध जान पड़ता है तो समझना चाहिये कि था तो इन वाक्यों 


#& कौल कामबस कृषिन विसूढ़ा **** *** 
ज़ीवत सव सम चोदह प्रायी || इे८७-८ से १४ 


हरिभांक्तपथ श्प रे 


को कहनेवाले ऋषियों के द्ृदय की भूमिका अलग अलग थी---हष्टिकोण 
अलग अलग थे--या उनके शब्दों का अर्थ अ्रल़ग अलग है। कई 
वाक्य भी ऐसे हैं जिनका ठीक ठीक अर्थ हम नहीं समझ पाते। 
या तो वे रूपक के ढग पर कहे गये हैं या उनके शब्दों का श्र लक्षणा 
और व्यज्ञना शक्तियों के सहारे किसी दूसरी ही झोर भुका रहता है। 
यदि ऐसे वाक्य हमारी विवेक और वैराग्य बृत्ति के अनुकूल नहीं हैं 
तो इम उन्हें शौक से छोड़ सकते हैं |& परन्तु यदि इसी कारण हम 
सभी वाक्यों को अप्रामाण्य मानें तो ऐसा समझना चाहिये कि इस 
सच्चे विशेषज्ञों की राय का अनादर कर रहे हैं | उन लोगों को स्वकथित 
तत्वों और सिद्धान्तों का अनुभव करने के अतिरिक्त और काम ही क्या 
था ? अपना पूरा जीवन खपाकर उन्होंने जिन सिद्धान्तों को स्थिर किया 
ओर हजारों वर्षों से जिन्हें जनता मानती आई उन सिद्धान्तों को हम किस 
प्रकार एकदम ठुकरा सकते हैं ? हम सरीखे सामान्य जीवों को केवल 
अपनी बुद्धि का कहाँ तक भरोसा करना चाहिये ! यदि हमारी राय के 
साथ बड़े-बड़े विशेषज्ञों की राय मिल जाय तभी समभना चाहिये कि 
हमारा निश्चित किया हुआ सिद्धान्त जनता के लिये सन्‍्तोषदायक और 
लाभदायक सिद्ध होगा | इसीलिये गोस्वामी जी ने अपने सिद्धान्त को 


डक अरनगव 2न्‍कन4- 2य७७. 2३० कम+कीवयुलकरक ढजक 3. अमवनाम 


श्रतिसम्मत बताने की बड़ी आवश्यकता समझी है। फिर, आध्यात्मिक 
माग में ऐसा कोई विषय भी तो नहीं हे_ जिस पर इन श्राप्तों ने.विचार 
ज किया हो। ऐसा कोई तात्विक सिद्धान्त ही नहीं ईं जिसका मूल वेद्रों 
में न हो। तब फिर वेदों का त्रिस्कार करके अपने विचारे हुए सिद्धान्त 


49 उदाहरणार्थ अहल्या को कथा ही कीजिये । कुमारिल भट्ट ने इसे 
प्राकृतिक दग्विषय का रूपक मात्र सिद्ध किया है| किर भी जो लोग 


इससें इन्द्र की कामुकता को ध्वनि देख रहे हैं वे शोक से इस प्रकरण 
को स्थाग सकते हैं । 


२४४ तुलसी -दर्शन 


की नवीनता की डीग हाँकने से लाभ ही क्‍या है ? मोलिकता की शेखी 
बधारना दूसरों को चाहे शोभा दे जाय पर गोस्वामी जी के सहश 
भक्तों को तो वह कदापि शोभा नहीं दे सकता। ऐसा भक्त तो अनुग 
कहाने में ही अपना महत्व समझता है | 

दूसरी बात यह है कि भारतवासियों के लिये वही भक्तिपथ वाहछित 
है जिसका सम्बन्ध भारतीय सुस्कृति और भारतीय भाषा से हो। यहद्द 
सम्बन्ध तभी स्थापित हो सकता है जब श्रतिसम्मत हरिभक्तिपथ ही की 
चर्चा की जाय क्‍योंकि श्रतिग्रन्थ ही आयभाव और भारतीय सस्कृति 
तथा भारतीय भाषा के रुच्चे कोष हैं। अब्दुरहीम ओर भगवानूदास 
का शाब्दिक अर्थ एक ही है। अल्लाह, ख़ुदा, गाड, अथवा राम के 
वास्तविक श्रर्थों मे कुछ अन्तर नहीं । हिन्दू गुर बनाने की अपेक्षा 
किसी पीर पैगम्बर को शुरू मानकर चलना कुछ बुरा नहीं कहा जा 
सकता | विचारदृष्टि से यह सब बहुत ठीक है परन्तु अब्दुरहोम, अन्लाह, 
खुदा, गाड, पीर, पैगम्बर, क्राइस्ट आदि शब्दों ओर व्यक्तियों में वह 
भारतीयता सम्बद्ध नहीं है जो भारतीयों को उन्हें अपना आत्मीय सम- 
भने में उत्साहित करे | महात्मा गाँधी ने ठीक दो कहा है कि “राम 
शब्द के उच्चार से लाखों करोड़ों हिन्दुओं पर फौरन असर होगा और 
गाड शब्द का अ्रथ समझने पर भी उसका उन पर कोई असर न 
होगा ।”!& इसीलिये भारतीयों के कल्याणाथ श्रुतिसम्मत इरिभक्तिपथ ही 
उपयुक्त हो सकता है, दुसरा नहीं । 

गोस्वामी जी के समय में भारत की सुसस्कृत भक्तिपद्धति चार 
प्रधान घाराओं मे विभक्त थी | पहिली थी बौद्ध और जैन पद्धति, दूसरी 
. शाक्तपद्धति, तीसरी विभिन्न साम्प्रदायिक पद्धति, चौथी निगु णवादी 
_सन्तरपुद्धति । बोद बौद्ध और जैन पद्धतियों का गोस्वामी जी ने न तो खण्डन 


क भर्मेपथ-पूछ्ठ २४ 


हरिभक्तिपथ २५५ 


ही किया है ओर न मण्डन ही क्योकि भगवान्‌ बुद्ध और भगवान्‌ 
ऋषभदेव तो “अ्रतियों? ( पुराणों ) के अनुसार हरि के अवतार ही 
थे। फिर उनकी पूजापद्धितयों के खस्डन मण््डन की आवश्यकता ही 
क्या थी। जैन कवि बनारसीदास के समाग़म के अवसर पर वे पाश्वंनाथ 
जी की स्तुति करने में भी नहीं चूके & | हाँ, यदि कोई इन पद्धतियों 
को सनातनधर्म से--श्रुतिप्रतिपादित धर्म से--प्रथक्‌ माने तो गोस्वामी 
जी उसका साथ देने के लिये तैयार न थे। शाक्तपद्धति मे कोलों का 
वाम-सार्ग उन्हें एक दम अरुचिकर जँचा इसलिये उसकी उन्होने 
निन्दा ही की। विभिन्न शैव तथा वैष्णव साम्प्रदायक पद्धतियों में 
यद्यपि भ्रुतिसम्मतता थी तथापि विचारों की सकौणंता के कारण 
आडम्बरप्रियता तथा पारस्परिक विद्वेध की भावना भी बहुत दूर तक 
अपना अधिकार जमा चुकी थी | विरति ओर विवेक के सहारे गोस्वामी 


ला 


जी ने इन साम्प्रदायिक पद्धतियों के दोषों को दूर कर उन सुब .का 
सामझस्य करने की चेष्टा की। सन्तपद्धति में यद्यपि विरति और विवेक 
की पर्याप्त मात्रा थी तथापि अबतारबाद आदि का विरोध होने से बह 
सोलइ आने श्रुतिसम्भत नहीं कही जासकती थी। इसलिये गोस्वामी 
जी को सन्‍्तों का मतबाहुल्‍य भी नहीं पसन्द आया। उन्होंने अपनी 
हरिभक्तिपद्धति के सम्बन्ध में जिन दो विशेषणों का---“श्रुतिसम्भत” और 
“सयुतविरतिविवेक? का उपयोग किया है उनमे से अन्तिम विशेषण 
तो विशेषकर शक्ति और साम्प्रदायिक पद्धतियों के सशोधन के लिये है 
और प्रथम विशेषकर अर सनातनीय मानी जाने वाली जैन-बौद्ध और 


सनन्‍्तमत की पद्धतियों के खशोधन के लिये है | जैनों ओर थोद्धो के 


& जिद्दि नाथ पारस जुगज्ञ पंकज चित्त चरनन जास। 
रिघि सिद्धि कमज्ा अजर राजित भजत तुलसीदास ४ 
““बैखिये “ग्रोस्चामी सुल्वसीदास” पृष्ठ ११८ 


२५६ वुलसौ-दशन 


अविरोधी रहते हुए. भी गोस्वामी जी भारत के लिये व्यवस्था देते हैं 
“अतिसम्मत हरिभक्तिपथ” की अर्थात्‌ उस भक्तिपथ की जिसमें राम 
ओर कृष्ण के समान मर्यादापुरुषोत्तम लोकसस्थापक आराध्य विद्यमान 
हों। सन्‍्तों के परम सेवक और सत्सक्षति के परम भक्त रहते हुए भी 
वे पथप्रवत्तकों को केवल इसीलिये करारी फटकार बताते हैं कि इन्होंने 
अवतारवाद पर श्रद्धा न दिखाई। अवतारबाद सनातनी रिद्धान्तों का 
एक प्रधान आधारस्तम्भ हे | वह केवल श्रद्धा ही का विषय नहीं है 
बरन्‌ बुद्धि भी उसकी उपयोगिता की कायल हो सकती है। महात्मा 
गाँधी कहते हैं “जीव मात्र ईश्वर का अवतार है परन्तु लौकिक भाषा 
में सब को हम अतवार नहीं कहते | जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ 
धमंवान्‌ है उसी को भावी प्रजा अवतार रूप से पूजती है । इसमें मुमे 
कोई दोष नहीं जान पड़ता ।”” “गोस्वामी तुलसीदास”? के लेखकद्दय 
कद्दते हैं “जतोककल्याण की दृष्टि से सगुणोपासना के क्षेत्र में भक्ति का 
चरम उत्कर्ष अवतारवाद की भावना में मिलता है । अवतार नाम और 
रूप को परम मनोहर सुग्राह्म विभूति है; मुक्ति ओर आसक्ति का समन्वय 
है'' अवतार की भावना के ही कारण मनुष्य के कार्यो में ईश्वर 
का हाथ दिखाई देता है, सत्पबृत्तियों के लिये हढ आधार मिल जाता 
है, मनुष्यता को विकसित होकर ईश्वरीय विभूति में परिणत हो जाने 
का मार्ग खुल जाता है और दुःखबाद के अन्धकार मे पड़े हुए सार 
पर मगलाशा की ज्योति फेल जाती है जिससे उत्साहित होकर भक्त 
इहलोक तथा परलोक दोनों को एक ही युद्धक्षेत्र में जय कर सकता है।” 
अवतारबाद की जिस एक न्ुटि की ओर श्री डाक्टर बड़थ्वाल महोदय 
ने अपने अग्थ “दि निगु ण स्कूल आफ़ हिन्दी पोइट्री” में इशारा किया 

हे वह भी वास्तव में त्रुटि नहीं कद्दी जा सकती क्योंकि अवतार के 


$ देखियग्रे पूद्ठ इ८ 


हरिभक्तिपथ २५४७ 


मुख से स्वमहिमास्थापन के वाक्य कहाकर भक्त कवियों ने आराध्य के 
त्रेविध्य कौ ओ्रोर ही सकेत किया है न कि किसी ऐतिहासिक तथ्य की 
ओर | इतिहासकार जब किसी अवतार का चरित्रचित्रण करेंगा तब 
निश्चय ही वह भक्त की श्रद्धा के पोषक इन ओर ऐसे वाक्यों को दूर 
ही रखेगा क्योंकि जो अपनी मर्यादापुरुषोत्तमता स्थापित करके अवतार 
की कोटि में परिगणित हुआ है वह मद्दापुर्ध अपनी मनुष्यता कौ 
मर्यादा का इस प्रकार भग कर ही केसे सकता है । परन्तु भक्त कवि तो 
अपने आराध्य अवतारी पुरुष के वर्णन में उनका केवल माधुयभाव 
ही प्रकट करके चुप नहीं हो सकता। वह निश्चय ही उनका ऐश्बयमाव 
भी प्रकट करना चादेगा । 


पाँचवाँ विचारणीय शब्द है “पथ” | भक्ति के साथ जुड़कर यह 
दो अर्थों का ओर सकेत करता है | अपने एक अथ मे भक्ति स्वय ही 
साध्य मानी गई है । दूसरे अथ में बह एक साधन ही हैं। इसलिये 
भक्तिपय का एक अर्थ है भक्ति के लिये पथ ओर दूसरा अर्थ है भक्ति- 
रूपी पथ । गोस्वामी जी ने जहाँ एक ओर:--- 


सब कर मांगद्दि एक फूल राम चरन रति होठ । २२०-१७ 

अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहहूँ निरवान | 

जन्म जन्म सिय राम पद यह बरदान न आन ॥ २४६०-१२, ३६ 
सरीखे वाक्य लिखकर भक्ति को 'साध्य” बनाया है वहाँ दूसरी ओर:-- 


बिलु हरि भजन न जाहि कल्केखा--४८३०४ 
सुख कि लहदि हरिभगति बिनु---४८३-& 
बिलु हरिभजन न भसवसय नासा---४८३-१ ६ 
सरीखे वाक्य लिखकर उन्होंने भक्ति को 'साधन” बना दिया है | 
मनोविज्ञान का यद्द सामान्य नियम है कि साधन ही कालान्तर में 
खाध्य बन जाया करता दे और कभी कभी तो इस दृद का साध्य बनता 
१७ 


श्प्द तुलसी-दशन 


है कि वह आरभ में जिस साथ्य का साधन था उसको भी दबा बैठता 
है । पहिले शरीररक्षा साथ्य थी ओर मोजन करना साधन । फिर भोजन 
के साथ विशेष साहइचय होने के कारण वही इस हृद का साध्य बन 
बैठता है कि अपने चटोरेपन मे हम अ्रपने शरीर के स्वास्थ्य की भी 
कुछ परवाह नहीं करते | पहिले अन्नवसत्र का सग्मह दी साध्य था ओर 
द्रव्य का अजन उसके लिये साधन बनाया गया । फिर तो सिक्कों पर 
जीवन तक की साँस न्‍्योछ्ावर की जाने लगीं, अन्न और बस्तर कौ 
सुविधाओं का कददना हो क्‍या है ! हमारा वास्तविक साध्य है आत्म- 
साक्षात्कार--सच्चिदानन्दत्व---पराशान्तिप्नापि | --कहना न होगा कि 
ये तीनों एक ही बाते हैँ । इस साध्य के लिये प्रधान साधन है श्र हंकार- 
विगलन सिद्ध होते ही पराशान्ति सिद्ध हो जाती है | अ्रब जिन साधनों 
से अहकारविगलन सिद्ध होगा उनके आगे यह अहकारविगलन ही साध्य 
हुआ । इस नये साध्य के लिये ज्ञानमाग, कमंमा्ग और भक्तिमार्ग 
साधन हुए। ये नये साधन अपने अ्रनुष्ठान के लिये अ्रन्य साधनों पर 
आश्रित रहकर स्वयं भी साध्य कहे जा सकते हैं। भक्ति इसोीलिये साध्य॑ 
भी कही जाती हे ओर साधन भी | साधन बनकर तो वह अहकार का 
विध्वस करती ही है परन्तु साध्य बनकर वह कभी कभी अ्रहक्कार को 
बनाये रखना चाहती है ओर इस प्रकार अपने वास्तविक साध्य के 
विपरीत भी चली जाया करती है | विपरीत होते हुए भी उसमे एक 
बड़ी विशेषता यह रहती है कि वह भगवान्‌ के आनन्दभाव से अभिन्न 
होने के कारण भक्त को पदश्रष्ट नहीं होने देती | इसलिये यदि मुक्ति 
की अपेक्षा भक्ति हीं साध्य बन जाय तो भी कोई हानि नहीं। _ , 
गोस्वामी जो ने यद्यपि भक्ति की बहुत महिमा गाई है तथापि उनके 


$ अस अभिमान जाय जनि भोरे । में लेबक रघुपति पति मोरे ॥| 
#०४-र हे, 


हरिभक्तिपथ २५९ 


सिद्धान्तो को व्यानपूर्वक देखने से विदित होगा कि वे भक्ति को साधन * 
ही मानते हैं परमसाध्य नहीं । 
भगति के साधन कहहूँ बखानी । खुगमर्पंथ मोह पावहिं प्रानी ॥ 
३०८०६ 
यहाँ स्पष्ट ही भगवान्‌ के मुख से गोस्वामी जी ने भक्ति को साधन 
(पथ) ओर ब्रह्मप्राप्ति--आत्मसाक्षात्कार--मोहिं पावहिं प्रानी--को 
साध्य बताया है । 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा | जाग न भख जप तप उपचासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिल्ाई | जथा ज्ञाभ सनन्‍्तोष ख़दाई ॥ 
डे द््‌ टटेन्ये ३५ ब्रे है] 


भगति करत बिन जतन पयासा | संस्ति सूल अविद्या नासा ॥ 
भोजन करिय तृप्ति हित लागी। जिमि सो असन पचवइ जठरागी ॥ 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सहाई ॥ 
द०रन्ण से १० 
आदि पक्तियाँ सी उसे साधन द्वी बता रही हैं न कि साध्य। इस 
लिये यह निश्चयपूवंक समझ लेना चाहिये कि भोस्बामी जी 
का भी परम साध्य वही है जो कमेयोगियों का और ज्ञानयोगियो का 
परम साध्य है । 
साधन के तीन प्रधानपथ रहते हुए. भी गोस्वामी जी ने भक्तिपथ 
ही का उल्लेख जानबूऋकर किया है| कर्मपथ की तो वे स्व॒तत्ररूप से 
कोई चर्चा ही नहीं करते। बात यद्द है कि जब कम किये बिना कोई 
से क्षण भी नहीं ठहर लकता& तब वह चाहे ज्ञानी दो चाहे भक्त 
रे कम तो करने ही पड़ेगे । ओर कभ के दायित्व से तो केवल वही बच 


& नहिं कश्चित चरणमपि जातु तिषत्यकमेंकृत्‌ ॥ गीता अ० ३ हहो० «& 


२६० तुलसौ-दशशन 


सकता है जो या तो परमभक्त दो& या परमज्ञानी दो।। ऐसी स्थिति में 
कमेयोग अथवा कमेंपथ के स्वतन्त्र अस्तित्व की चर्चा का अवसर ही 
नहीं रहता | फिर, अनासक्ति और विरक्ति सरीखे श्रभावसूचक शब्द 
आख़िर अवस्तु दी तो ठहरे। वे ज्ञा० ओर भक्ति के बस्तुत्व की 
बराबरी कर ही केसे सकते हैं। शान के साथ परमशान्ति ओर भक्ति 
के साथ परम आनन्द का जैसा स्पष्ट सम्बन्ध है वैसा बिरति अथवा 
अनाशक्ति के साथ किसी परमसाध्य का नहीं । तीसरे, गोस्वामी जी के 
समय तक के आचायों' ने जिस प्रकार श्ञानमार्ग और भक्तिसाग कौ 
विस्तृत चर्चा की थी उस प्रकार कममार्ग की नहीं | श्रीशकराचार्य प्रभृति 
अद्वेतवेदान्तियों ने जहाँ एक ओर ज्ञानमार्ग को द्वी सर्वेसर्वा बताया था 
वहाँ रामानुजाचाय प्रभ्भति झनेकानेक साम्प्रदायिक आचार्यों ने भक्ति 
माग को ही सब कुछ... कद्दा. था। गोस्वामी जी को कोरे ज्ञानमार्ग कौ 
अपेक्षा भक्तिमा्ग परम अभीष्ट जान पड़ा इसलिये उन्होंने अन्यत्न इन 
दो दी मार्गों की तुलना करते हुए भक्तिमाग को श्रेष्ठतता स्पष्ट कर दी 
है,ओर यहाँ इसलिये केवल भक्तिपथ की चर्चा की हे । 
.... ज्ञानमा्ग और भक्तिमार्ग की तुलना में गोस्वामी जी निम्नलिखित 
इृष्टान्तों, कारणों ओर तकों का उद्लेख करते हैं; 
( १ ) भक्त बालतनय है और ज्ञानी प्रोढ़तनय | माता की प्रीति 


$# सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेके शरण ब्रज | 
अहं त्वां सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥| 
गोता अ्र० १८ छो० ६६ 


| योगसंन्यस्तकर्माणं. ज्ञानसंद्धिन्नतशय । 
आत्मवन्तं न कमांणि निम्नन्ति धनक्षय ॥ 


गीता झ० ४ झछो० ४९ 


हरिभक्तिपथ २६१ 


बालतनय ही की ओर विशेष रहती है और उसकी रक्षा का समूचा 
भार माता ही पर रहता है |& 
“(कै ) जान का मार्ग एक तो दुर्गम है दूसरे उसमे प्रत्यूह भी 
अनेक हैं। तीसरे उसके साधन भी कठिन हैं। भक्ति के मार्ग में इदलोक 
आर परलोक दोनों का सुख है तथा वह न केवल सुखद ही है वरन्‌ 
सुलभ भी है।. 
(३) जीर्वों में मनुष्य, मनुष्यों मे ब्राह्मण, ब्राह्मणों मे वेदश 
( नौतिवेता ), वेदज्ञों में धर्मिष्ठ, धमिष्ठों मे वैराग्यशील, वैराग्यशीलों 
में ज्ञानी, ज्ञानियों मे विज्ञानी; ओर विज्ञानियों मे भक्त श्रेष्ठ रह 
करते हैं | यह सत्य है कि वे सब एक ही पिता के पुन्न हैं ओर सभी 
पर पिता का प्रेम है परन्तु भक्त तो उस पिता का परम आज्ञाकारी 
सेवक पुत्र है इसलिये निश्चय ही उस पर पिता का अत्यधिक प्रेम 
होगा $ | 
> (४) माया और भक्ति दोनों ही स्लीवर्ग हैं ( भावना का आ्राधार 
लेकर चलती है--आसक्ति की भित्ति पर स्थित हैं )। यद्यपि उन दोनों 
के स्वामी परमात्मा हैं तथापि भक्ति उनको पाटरानी के समान हें 


कील सििकनतीन, 


& देखिये पृष्ठ ३२४ पक्ति ८ से १४ | 

देखिये पृष्ठ ४६३ पक्ति १३ से १६ । 

! सृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान्‌ पढदाथों में एक दी 
झविनाशी परमेश्वर समा रद्दा है--इस समस्त का नाम है “ज्ञान” और 
पुक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान्‌ पदाथों की उत्पत्ति को समझ 
त्वेना विज्ञान! कहक्ाता है ( गीता १३।३० एवं इसी को चर-अचक्षर का 
विचार कहते हैं--तित्ककृत गीतारइस्य ( हिन्दी ) एू० ७१६ 


$ देखिये पृष्ठ ४८६१ पक्ति १४ से २७ तथा पृष्ठ ४८२ पंक्ति १ से १२ 


र६२ तुलसी-दशन 


क्योंकि भक्ति के आधार केवल वे हो हैं ओर माया एक वेश्या के समान 
( नतकी के समान ) उनकी रखेली है। ज्ञान, वैराग्य, योग, विश्ञान 
आदि पुरुषवर्ग हैं ( क्योंकि तक ,औओर अनुभव पर उनकी स्थिति दे )। 
यद्यपि स्लीवर्ग की होने के कारण भक्ति तथा माया को निबल ओर 
सहज जडजाति की कद्दा जा सकता है ओर पुरुषजाति के होने के 
कारण ज्ञान विज्ञान आदि सब प्रकार प्रबल प्रतापी समझे जाते हैं 
तथापि नारी का मोहमय फदा इतना प्रबल होता है कि केवल विरक्त 
मतिधीर लोग तो भत्ते ही उसको काट सके परन्तु सामान्य लोग--जो 
विशेषतः विषयी ही रहा करते हैं--उसे कदापि नहीं काट सकते | 
इसलिये जो केवल पुरुषवर्गीय ज्ञान वैराग्य का सद्दारा ज्लेकर जारीवर्गाय 
माया का उच्छेद करना चाहता दे वह कठिनता ह्वीसे कृतकाय दोोता 
है | सवंसाधारण के लिए तो यही उचित है कि नारीवर्गीय भक्ति का 
सहारा लेकर आगे बढ़े क्योंकि एक तो वह नारीवर्गीय होने के कारण 
( समान भूमिकावाली यद्यपि भिन्न उद्देश्याली होने के कारण ) माया 
के चक्कर मे न आवेगी दूसरे वद्द भगवान्‌ की पटरानी होने के कारण 
निश्वय ही नत्तकी माया पर अपना आधिपत्थ जमा लेगी। & 

(५ ) माया की अ्रथि का मेदन करने के लिये ज्ञान की सहायता 
दौप के समान है और भक्ति की मणि के समान । प्रकाश तो दोनों में * 
ही है परन्तु ज्ञानदीप का प्रकाश पाने के लिये न जाने कितने साधनों 
और प्रयक्ञों की आवश्यकता है ओर पाने पर भी उसके बुक जाने का 
सदैव भय है परन्तु भक्तिमणि के लिये न तो उतने ऋृभफट हैं और न- 
उसके बुझने का ही डर है| साथ दी एक लाभ और; भी है| उसुके 
धारण करने से मानस रोग भी नहीं सताने पाते । । 


७ देखिये पू० ४६३ पंक्ति १४ से २७ ओर पृष्ठ ०० पंक्ति $ से ई 
' देखिये पृष्ठ €०० पंक्ति ६ से २५; इएष्ठ २०१ पूरा; एष्ठ ४०२ 
पक्ति $ से २ तथा १४ से २६ 


दरिभक्तिपथ २६३ 


(६ ) ज्ञान से अतिहुलभ परमपद अवश्य मिलता है परन्तु भक्ति 
से भी तो वही पद मिल जाता है। इतना ही नहीं, वह अनिच्छा रहते 
हुए भी मिल जाता है | फिर, परमपद का वह झुख मसक्ति के आधार 
के बिना स्थायी हो ही नहीं सकता | तीसरी बात यह है कि भक्ति के 
प्रेमानन्द का इतना अपूव माधुय रहता है कि उसके आगे ब्रह्मानन्द 

“ ( मुक्ति का आनन्द ) भी तुच्छु जान पड़ने लगता है। इसलिये 
सममभदार लोग सुक्ति वक का निरादर करके भक्ति की ओर ही अधिक 
भुकते हैं ।& 

(७ ) भक्ति के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं। ऐसा ज्ञान 
कर्णंधारहीन जलयान के समान है || जो ज्ञानी समझे कि भक्ति के 
बिना में निर्वाण प्रास कर लगा वह पुच्छुविषाणहीन पशु है । : जो 
भक्ति का परित्याग कर केवल ज्ञान के लिये परिश्रम करता है वह 
कामधघेनु का त्याग करके आक के वृक्ष से शरीरपोषक दुग्ध पाने की 
चेश करता है |$ असल में तो भक्ति के बिना अकेले ज्ञान ही क्‍यों 
सभी साधन सूने हैं ओर उसके बिना भवसतरण हो ही नहीं सकता 


नाक अकवणणणवननणतणाण 





& देखिये पृष्ठ ४०२ पंक्ति ३ से ७ जिसके अन्तर्गत पृष्ठ ४८२ पंक्ति 
२२, २३ का भी भाव है । 


+ सोह न रामप्रेम बिन ग्यानू । करनधार बिनु जिमि जल्जानू ॥ 
२७७०१ < 
* रामचन्द्र के मजन बिनु जो चद्द पद निरबान । 
ज्ञानवन्त अपि सो नर पसु बिनु पूछ विसान ॥ ४७८०१ ५२ 
$ जे असि भगति जानि परिदरददीं । केवल स्थान द्वेतु सयम करहीं। 
ते जड़ कासचेनु गृह त्यागी । खोजत आक फिर पथ जागो ॥ 
३३ ६-३, ४ 





२६४ तुलसी-दशन 


यह “अपेल” सिद्धान्त है ।& इधर, भक्ति के लिये शान के ऐसे ही 
प्रबल सहारे की बिलकुल आवश्यकता नहीं। वह स्वततन्न मार्ग है और 
ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है | वह श्रद्धा ओर विश्वास पर टिका हुआ 
है किसी तक पर नहीं [। हमारे आराध्य परबह्म परमात्मा हैं बस इतना 
ही ज्ञान उसके लिये पर्याप है। यदि इतनाभी ज्ञानन हो और 
परमात्मरूप अवतार, सन्त अथवा सद्गुरु की ओर प्रबल अनुराग ही 
हो तो भी जीव का कल्याण हो जाता है ।$ इसौलिये बड़े बड़े मह्षियों 
का यही सिद्धान्त है कि भक्ति की जाय । यही वैदिक सिद्धान्त भी है 
ओर यही परम परमा्थ भी हैवी | 
& राम बिसुख सिधि सपनेहु नाहीं । २६६-६ 
बिन्‌ हरिभजन न भव तरिय यह सिद्धान्त अ्पेल्ष ॥ ९०२९-१६ 
| सो स॒तंत्र अवलंब न झञाना | तेहि अधीन ग्यान विग्याना ॥ 
३०८-६ 
* भवानोशकरो वन्दे भ्रद्धाविश्वासरूपिणों। 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तःस्थमीश्वरस्‌ || १०३,४ 
$ जो जगदीस तो अति भलो जो महीस तौ भाग | 
तुलसो चाहत जनम भरि रामचरन अलुराग ॥ 
दोहावली &१ मां दोहा 
4 शिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि अह्म विचार बिसारद ॥ 
सब कर मत खग-नायक पृहा। करिय राम पद पकज नेहा ॥ 
०००१०, १ 
स्रृति सिद्धान्व इह॒इ उरगारी | राम भजिय सब काज बिसारी ॥ 
“०६०२ 
सखा परम परमारथ पूहू | मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥ 
२० ६-४ 


इरिभक्तिपथ २६५ 


गोस्वामी जी ने यद्यपि ऐसी तुलनाएँ करके भक्ति को ऊँचा बता; 
दिया है तथापि वास्तविक ज्ञान के महत्व को वे भूले नहीं हैं| ज्ञानी | 
न केवल भगवान्‌ का प्रोढ तनय है वरन्‌ वह उनका विशेष प्यारा भी 
है# | भक्ति के परम आचाय सदगुरु हैं भगवान्‌ शकर और महर्षि 
लोमश । इन दोनों को गोस्वामी जी ने स्पष्ट ही ज्ञानी कहा है। 
ज्ञान का उपदेश परम अधिकारी को ही दिया जाता है सवसाधारण को 
नहीं || ज्ञान से अधिक दुलंस वस्तु इस ससार में नहीं $। “पायेहु 
ज्ञान भगति नहिं तजहीं? से स्पष्ट है कि शान भक्ति ही का फल है।। 
आर “राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आवइ बरआई ?” 
से स्पष्ट है कि मोक्ष ही भक्ति की भी अन्तिम गति है। वह चाहे 
इच्छित हो चाहे अनिच्छित | जैसे व्यवद्दारधम में गोस्वामी जी पर- 
मार्थिक तत्व को नहीं मूलते वैसे ही तत्वसाधन में भी वे लोक की ओर 
दृष्टि रखकर चलते हैं | “अंतरजामी? से 'बाहरजामी” को, राम से नाम 

% मेरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी ।। ३३२४-१२ 

ग्यानी प्रभुद्दि विशेष पियारा | १६-२ 

! छोमश ऋषि के प्रसग में “क्रोध के चीन्हा?” की बात आईं है। 
परन्तु इससे ज्ञानी की महिमा नहीं घटती । यों तो भगवान्‌ के नयन सी 
वालिवध प्रसग में “रिस बस कछुक अरुन होह आये” थे । मुनि ने शाप 
दिया अवश्व परन्तु “यथा चक्रभय ऋषि दुर्वासा? (पृ० २६६ पंक्ति १६) 
डनकी कोई दुर्गंति या क्षति नहीं हुईं | इसक्षिये उन्होंने जो कुछ किया 
सो ईश्वरेच्छा से | कुछ अपनी कमज्ञोरी अथवा हेतडुद्धि से नहीं | 

+ सोहि परम अधिकारी ज्ञानी '*' * त्ञागे करन बद्दा उपदेसा । 

४६६०४, + 
* नदि कछ दुरबतस ग्यान समाना | पृष्ठ ४३६ पं० ११ 
$ “गोस्वामी तुलसीदास?” पृष्ठ १8२ 


२६६ तुलसी-दशन 


को, शान से भक्ति को बड़ा कहने में यही रहस्य है और “राम ते 
'झधिक राम कर दासा” कहने में भी यही बात है परन्तु वास्तव में 
/ बाहरजामी इसीलिये बड़ा है कि वह अंतरजामी तक पहुँचाने का साधन 
' है नाम का यही महत्व है कि वह राम का ज्ञान कराता है, भक्ति का 
इसी में साफल्य है कि उससे शञानोत्यादन द्ोता है, राम के मार्ग में राम 
का दास हमारा आदश रहता है। वह बाल्यावस्था किस काम की 
जिसके बाद प्रौढावस्था ही न आवे ? वह भक्ति भी किस काम की जो 
ज्ञान में परिणत न हो ?” & “गोस्वामी तुलसीदास” के लेखकद्दय 
, महोदय के उपयु कत वाक्‍्यों में बहुत दूर तक सत्यता निहित है | भक्ति- 
मणि के खोजने मे गोस्वामी जी ने ज्ञान और वैराग्यरूपी नयनों की 
!आवश्यकता बताई है | ओर हरिभक्तिरूपी विजय के लिये ज्ञानरूपी 
खड्ग से काम क्रोध लोभादि का मारना अनिवार्य बताया है।! वे 
उसी हरिभक्ति को प्रशस्त कहते हैं जो “सयुतविरतिविवेक” हो। यदि 
उन्होंने ज्ञान के पथ को कृपाण की धारा बताया है $ तो वास्तविक 
भक्ति के पथ को भी इतना कठिन बताया है की जिसका कोई हिसाब 
नहीं | वे कहते हैं कि दजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मत्रतधारी होता है 
करोड़ो घ्मत्रतियों में कोई एक वेराग्यशील होता है, करोड़ों विरत्त 


७8 “गोस्वामी तुलसीदास”? पृष्ठ १६१ 
+ श्यान विश नयन उरगारोी। 
भाव सहित खोदइ जो प्रानी । पाव भगति सनि सब सुख खानी ॥ 
€०६३-१, रे 
+ विरति चर्म असि ग्यान मद लोस मोह रिपु सारि । 
जय पाइय सो हरिभगति देखु खगेस विचारि ॥ 
७०६, १७ 
$ ग्यान क पंथ कृपान के धारा ०२-१ 


इरिभक्तिपथ > रै९७ 


पुरुषों में कोई एक जानी होता है, करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवनमुतक्त 
होता है, सहस्ों जीवनमुक्तों में कोई एक ब्रह्मलीन होता है ओर उन 
सब से दुलंभ वह है जो सच्चा भक्त हो &। वास्तव में तो सच्चे ज्ञान 
भझ्रौर सच्ची भक्ति में गोस्वामी जी कोई भेद ही नहीं मानते | जो 
सच्चा ज्ञानी है वह शकर जी अथवा लोमश ऋषि की भाँति सच्चा 
भक्तिरसरसिक हुए बिना रह नहीं सकता और जो सब्चा भक्त है उसका 
मुशुंडि के समान सशयोच्छेदक सदज्ञानी बन जाना अनिवाय है | दया 
के पात्र तो केबल ऐसे ही ज्ञानी हैं जो “केवल ज्ञान हेठु श्रम करहीं।” 
(४९९-३ ) वे हैं योग आदि भक्तिव्यतिरिक्त मार्गों से ज्ञान सम्पादन 
की चेष्ठा करनेवाले। भक्तिमार्ग की तुलना मे जो ज्ञानमाग देय बताया 
गया है वह भी भुक्ति-व्यतिरिक्त शानमाग ही है । भक्ति ओर ज्ञानका 
वास्तविक सम्बन्ध क्या है ओर इस सम्बन्ध के हारा जीव की अ्रन्तिम 
गति क्‍या द्ोती है इस विषय में निम्नलिखित पक्तियाँ पूर्ण प्रकाश 
डालने के लिये पर्याप्त हैंः--- 
जाने बिनु न होंइ परतीती। बिनु परदीति होइ नहि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि भगति दृढ़ाई । जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ 
उ८३-०६,७ 
सोइ जानहि जेहि देहु जनाई | जानत तुरूद्वि तुम्हहि होइ जाई ॥ 
तुस्दरिहि कृपा तुम्ददि रघुनन्दन | जानदि भगत संगत उर चन्दन ॥ 
२१६-१६,२० 
अपने अदर्श पूर्णत्व की ओर जीव का स्वाभाविक आकर्षण रहा 
करता है | पूर्ण हुये बिना उसे शान्ति नहीं-तृप्ति नहीं। आत्म- 
साक्षात्कार में ही उसका आत्मकल्याण है। कल्याणकामी जीव जिस 


& पृ० ४६७ पंक्ति १ से ७ 
' सगतिद्दि ज्ञानदिं नि कछु भेदा | ४६६६-१६ 


श्ष् तुलसी-दशन 


मांग से अग्रसर हो उसमें यदि प्रथम से ही सुख मिलता जाय तो फिर 
कहना दी क्या है। भक्तिमाग ऐसा है कि उसमें प्रथम से ही सुख 
मिलता जाता है क्योंकि वह मार्ग हृदय के उन भावों पर ठिका है 
जिनका सुख से घनिष्ट सम्बन्ध है | इसी कारण सबंसाधारण के लिये 
यही माग उत्तम ओर प्रशस्त माना गया है । यह माग निदृति से नहीं 
वरन्‌ प्रवृति से प्रारम होता है, त्याग से नहीं वरन्‌ सग्रद् से प्रारभ होता 
है, अपने अहह्वार ओर तज्जन्य वासनाओं के दमन करने से नहीं वरन्‌ 
उन सबको आदशरपूर्ण्व की ओर--भगवान्‌ की ओर--प्रेरित कर 
देने से होता है। इसी लिये यह मार्ग स्वंसाधारण जीवों के लिये बड़ा 
सुकर कद्दा गया है | मनुष्य अपनी जिह्ा की तृप्ति के लिये भोजन 
करते दें परन्तु अलक्षित रूप से जठराग्मि उस भोजन को पचाकर शरीर 
का पोषण कर दिया करती है | उठी प्रकार लोग प्रत्यक्ष सुख के लिए 
भक्ति की ओर प्रदृत होते हैं परन्तु वह अलक्षितरूप से--बिना 
यत्न बिना प्रयास--सस्तिमूल अविद्या का नाश कर देती है &। 
इस मार्ग में योग यज्ञ जप तप उपवास के कष्ट नहीं उठाने पडते। वे 
सब धर्म आप ही आप सिद्ध होते जाते हैं ।। कल्याण और शान्ति 
का परम सम्बन्ध हृदय की समता से है ओर द्ृदय की समता का पूरा 
स्वार॒स्य भगवद्भाव पर निर्भर हे इसलिये भक्ति निश्चय ही सब साघनों 
का फल और सब प्रकार के मड्जलों का मूल कद्दी जा सकती है | 


९ भगति करत बिलु जतन प्रयासा | संसत मूल अवधिया नासा॥ 
भोजन करिय तृप्ति हिठ लागी | जिमि सो असन पचवद जठरागो ॥ 
असल दरिभगति सुगम सुखदाई । को अस सृढ़ न जाहि खुदाई ॥ 

६०२०८ से १० 
' कहहु भगति पथु कवन प्रयासा। जोयु न सख जप तप उपवासा ॥ 
३४६ ३०२ दे. 

49 सकक्ष सुमगक्न मुत्ल जग रघुबर चरन सनेहु | २४९०-२० 


हरिभक्तिपथ २६९ 


कि 


कर्ममाग योगमार्ग अथवा ज्ञानमाग में साधक पहिले पहल अपने 
व्यक्तित्व को लेकर चलता हे इसलिये काम क्रोध आदि से युद्ध 
करने के लिये उसको बडा परिश्रम करना पड़ता है। भक्त प्रारम्भ से ही 
भगवद्भाव को लेकर चलता है इसलिये यह भाव ही उसके लिये ढाल 
का काम देता है। अब रही ध्येय की बात, सो कोई कोई भक्त यदि 
भगवान्‌ हो जाने की अपेक्षा भगवान्‌ के कृपापात्र बने रहने की इच्छा 
करते हैं तो यह उनकी श्रपनी रवि और समझ है। भिन्न रचिई 
लोकः । दायित्वपूण राजमुकुट धारण करके स्वय राजा होने को अपेक्षा 
कई लोग राजा के कृपापात्र बनकर--उसे प्रेमरस द्वारा अपना वशीमृत 
बनाकर--मस्ती का जीवन व्यत्तीत करने में अधिक बुद्धिमानी और 
विशेष माधुय का अनुभव करते हैं। इन्हीं सब बातो की ओर ध्यान 
देकर गोस्वामी जी के समान भावुक सन्‍्त ने ससार के कल्याण के 
लिये समन्वयमार्ग को भक्तिपथ के रूप में ही स्थिर किया है । 
ति रक्षेप भें भक्तिमार्ग की कुछ विशेषताओ को फिर से दुु्गरा 
रा भलुचित न होगा । वे इस प्रकार हैं-. 

(१) वह मार्ग जीव की स्वाभाविक रुचि के अनुकूल है । 

(२) हस मार्ग के साधन कष्टकर नहीं दोते | ' 

( ३) इस मार्म मे प्रत्यूदों और विन्नों का ऋकट कम रहता है। 

(४ ) भक्ति सब मगलो का मूल और सब सुखो की खानि है। 
इसलिये वह किसी अन्य मार्ग से कम नहीं | 

(५ ) यही सब साधनों का फल है । 

(६) यही सब साधनों का आधार भी है क्योंकि इसके बिना सब 
साधन शूल्य हैं| 

(७ ) यही बह साधन है जिसमे साधन भी ( भक्ति भी ) साध्य 
की तरह (मुक्ति की तरद्द) वरन्‌ साध्य से भी अधिक सुखप्रद रहता डे | 

(८) भगवान्‌ कौ परमप्रीति पाने का यही एक मार्ग है । 


२७० तुलसी-दशन 


(९ ) यह परम ध्येय का सब से सीधा पथ (807६ ८०) भी है 
क्योंकि इसी माग से भगवान शीघ्र द्रबित होते हैं ओर इस प्रकार 
नियतिचक्र शीघ्रातिशीध्र कथ जाता है | 

( १० ) इसके बिना न तो इस लोक का सुख है न परलोक का | 

(११ ) इसी भाग के लिये सब बडे बड़े आचायों का ऐकमत्य है। 

इसलिये गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्तिमान्‌ व्यक्ति ही धन्य हे& 
और अभक्त ही नितान्त शोचनीय है । 

ऐसी विशेषताओं से युक्त भक्तिमार्ग में भ्रुतिसम्मतता, हरिभक्ति 
तथा विरति विवेक स्युक्तता के विशेषण लगाकर गोस्वामी जी ने उसे 
ओर भी परिष्कृत तथा और भी अधिक सुआाझह्य बना दिया है | वास्तव 

में वह सनावनधमें का और सनातनघम ही क्‍यों भारतीय मानवधम 


९9 पुत्रवती युवत्ती जग सोईं | रघुचर भगत जासु सुत होई ॥ 
१&८०२६ 
ते धन्य तुलसोदास आस बिट्दाइ जे हरि रंग रये । ३२५९-२१ 
स्रोह सरवग्य तग्य सीह पद्धचित | खोइ गुनगुद्द विग्यान अखंढित ॥ 
दच्छु सकत्न लच्छुन जुत सोई । जाके पद सरोज रति होई ।। 


४६९०४, * 
धन्य देस सो जहँ सुरसरी | धस्य नारि पतिम्रत अनुसरौ || 
4 ५ ५ 


सो कुल धन्य उस्रा सुनि जगत पूज्य सुपुनीत । 
स्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥ 
००-३३, ७, ८ इत्यादि 
 जिन्ह इरि कथा सुनी नहि काना । सबनरंभ्र अहि भवन समाना !। 
नयनन्दहि सन्‍त दरस नहि देखा | ज्ोचन मोर पख कर ज्षेखा ।। 


हरिभक्तिपथ २७१ 


का--सुसस्कृत प्रतिरूप बन गया है। कबल्याणमार्ग के लिये ऐसा उत्तम- 
पथ विद्यमान्‌ रहते हुए अनेकानेक ग्रन्थों की कल्पना को आवश्वकता 
ही क्या थी। जो लॉग इस उत्तम सनातनीय भक्तिमार्ग को त्यागकर नये 
नये ग्रन्थों की कल्पना करते हेँ---नये नये मत चलाते हैं----उन्हें कलियुग 
से प्रभावित मोहमुग्ध मानव मानना ही गोस्वामी जी को अभीष्ट है। 
ऐसे भक्तिपन्थों से अथवा साधना पथों से उनका विरोध नहीं जो भार- 
तीयता को--वेंदानुकूलता को--लेकर चलते हैं | परन्तु जो भारतीय 
सस्कृति के किसी आवश्यक अज्भ को--उदाहरणाथ वेदों की मान्यता 
ते सिर कट्टु तृस्बरि सम तूक्ा । जे न नमत हरि गुरु पद सूल्ा ॥ 
जिनह हरि भगति हृदय नहि आनी | जीवत खब समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहि करइ राम गुन ग्ाना। जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 
कुलिस कंढोर निटर सोइ छाती । सुनि हरिचरितन जो हरषातो ॥ 
४७-२४, £८-१ से ४ 
साथु समाज न जाकर देखा | रामभगत महें जासु न रेखा ॥ 
जाय जियत जग सो सद्दि भारू। जननी जोवन विटप कुठारू ॥ 
२४४-४, रे 
सो सुखु धरम करम जरि जाऊ। जहँ न रामपद पंकज भाऊ ॥ 
शम्ा२०१ ४ 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हें न रघुर्पात कथा सुद्दाती ॥ 
४६६०२१ 
नरतन सम नहि कत्निठ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगति सुख देनी ॥ 
सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर | होदि विषयरत म्द्‌ मद तर ॥ 
कॉँसयु किरिच बदले ते ल्ेढ़ीं। कर ते डारि परसमनि देदों॥ 
४०३ १६ से २२ 


२७२ तुलसीनदशन 


अथवा अवतारबाद को--खण्डित करके भारतीय लोगों को किसी नये 
रास्ते पर चलाना चाहते हैं वे भारतीयों के रुच्चे हितैषी नहीं । इसी लिये 
उनकी काररवाइयों पर एतराज करते हुए& गोस्वामी जी ने कहा हैः-- 
श्रति सम्मत हरि भक्ति पथ संझुत विरति विवेक । 
तेहि न चलदि नर मोह बस कल्नपद्धि पथ अनेक ।। ४८६-४,५ 


“०5 दीड- 2५ 


५9 कबीर नानक दादू आदि परम श्रद्धेव सन्त हो गये हैं ओर 
गोस्वामी जी के हृदय में ऐसे सनन्‍तों के प्रति अवश्य बढ़ी श्रद्धा रही होगी; 
परन्तु भारत के उस बातावरण में उन्हें अवतारवाद का खण्डन बिल्लकुल 
अनुपयुक्त जेंचा इस्रीकिये पूर्वपत्ञ में पावंती जो के भ्ुख से सन्तमत 
( नि्गुण सम्प्रदाय ) की सो तकांवद्बी कहत्लाकर उत्तरपत्ष में उन्होंने 
शंकर जी के मुख से उस तकवाद को फटकार बता दी है । भ्रद्यय सन्त 
ज्लोग अवतारवाद का पूरा विरोध कर सके हैं यश भी शकास्पद ही है। 
उनके अनुयायी तो उन्हे परमात्मा का अवतार भान कर निश्चय ही 
पक्के अवतारवादी हो गये हैं । 


सप्तम परिच्छेद 


भक्ति के साधन 


भक्ति स्वतः एक साधन है; परन्तु वह ऐसा साधन नहीं जो अपने 
साध्य से एकदम उस तरह भिन्न हो जैसे दिल्‍ली पहुँचने का रास्ता दिल्‍ली 
से भिन्न रहा करता है। जो हाल भक्ति ओर उसके साध्य का है, वही 
भक्ति ओर उसके साधनों का भी है। इसलिये भक्ति के साधन कहीं तो 
साधन दी माने गये हैं ओर कहीं वे भक्ति के अद्भ कह दिये गये हैं। & 

भक्ति के साधनों की कोई सीमा नहीं | गोस्वामी जी कद्दते हैं? - 


जप तप नियम जोग निज घरसा । स्र्‌ति संभव नाना सुभ करमसा ॥ 
ग्यान दया दसु तीरथ सज्जन । जहँ लणि धर्म कहत ज्ञ ति सडजन ॥ 
आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद पकज प्रीति निरन्तर । सब साधन कर यह फलु सुन्दर ॥ 
४६४-२६ से २८, ४६५९-१३ 
जप तप मंख खम दम अत दाना । विरति विवेक जोग विग्याना ॥ 


सब कर फल रघुपति पद श्रेम्रा | तेदि बिनु कोड न पावइ छेमा ॥ 
४८६८-७५, ये 


& लच्मण जौ के प्रति भगवान ने भत्तियोग की जो चर्चा की उसमे 
खाधनों का उल्लेख है। ( सगति के साधनु कहहूँ बखानी ३०८-६ )। 
उन्हीं साधनों की चर्चा जब शबरी के प्रति को गई तब उन्हे भक्ति का 
अंग बताया गया है-- नवधा भगति कइडेँ तोहि पाद्दी ३२००-१२ ) 
श्थ् 


२७४ तुलसी-दशन 


तीर्थाटन साधन समुदाई | जोग विराग ग्यान निपुनाई॥ 
नाना करम धरम ब्त दाना | सजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भुतद॒या द्विज गुरु सेघकाईं । विद्या विनय विवेक बढ़ाई ॥ 
जहँ लगि साधन बेद्‌ बखानी ! सब कर फल दरि भगति भवानी ॥ 
९४०७-१८ से २१ 
वे तो सभी प्रकार के सुकृतों को रामस्नेद् का साधन मानते हुए कहते हैं:-- 
वेद पुरान सन्‍्त मत एहुू। सकल सुकृत फत्त रास सनेहू ॥ १७-२० 
परन्तु इतना कहते हुए भी उन्होंने कुछु विशेष साधनों को विशेष 
प्राधान्य दिया है । 
श्रीमद्भागवतकार ने भक्ति के नो साधन बताते हुए कहा है;--- 


अ्रवण कीत॑न विष्णोः: स्मरण पादसेवनम्‌ । 

अचन वन्दर्न दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 

इति पु सापिता विष्यी भक्तिश्वेन्नवलक्षणा । 

क्रियते भगवसत्युद्धा तनन्‍्मन्येडचीतसुत्तमस्‌ ॥ ७-१५०२३, २४ 
भक्तिपथ के आचारयों को यह कथन इतना अच्छा जेँचा है कि उन्होंने 
इस नवधा भक्ति की अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से चर्चा की है | 
श्रवण कीतन और स्मरण--ये तीनों तो नाम सम्बन्धी साधन हैं जो 
विशेष 4६ शद्धा और 5श्वा” की वृद्धि के सहायक हैं, पादसेवन, अचन 
ओर बन्दन---ये तीन रूप सम्बन्धी साधन हैं जो वैधी भक्ति के विशेष 
अग हैं ओर दास्य सलह्य तथा आत्मनिवेदन--थे तीन भाव सम्बन्धी 
साधन हैं जो रागात्मिका भक्ति से पनिष्टता रखा करते हैं। यदि विचार- 
पूवक देखा जाय तो ये साधन परस्पर सम्बद्ध भी जान पड़ेगे और क्रमश 
एक दूसरे के विकसित रूप प्रतीत द्वोकर भक्तिरस की तह तक पहुँचाने 
वाले नौ सोपानों की तरह भी दिखाई पड़ेंगे । भारतीय भक्तिसाहित्य में 
जब से इन श्लोकों का आविभाव हुआ है, तब से नवधा भक्ति की 


भक्ति के साधन २७५ 


की चर्चा अभ्रमर सी हो गई है। भागवतोक्त इस नवधा भक्ति के 
अनुकरण पर एक स्वतन्त्र नवधा भक्ति की चर्चा अ्रध्यात्म रामायण में 
हुई है। वह भी इस प्रसंग में उल्लेख योग्य है। 

अध्यात्मरामायणुकार कहते हई--- 


तस्माद्‌ भासिनि संक्षेपादवच्येपह भक्तिसाधन । 
सता सदड्शतिरेवान्न खाधनं प्रथम स्घतस्‌ ॥ २२ 
द्वितोय॑ मत्कथालापस्तृतीय॑ सद्गुणेरणम । 
व्याख्यातृत्व मद्वचसां चतुर्थ साधन भवेत्‌ ॥ २३ 
आचार्योपासन भद्गे मद्युदृयाउ्मायया सदा। 
पञ्षम पुण्यशीलत्व यमादि नियमादि च॥ २४ 
निष्ठा मत्पूजनने नित्य षष्ठे साधनसीरिस । 
ममसतन्नोपासकप्व॑ साझु सघस खुच्यते ॥ २९ 
मद्भक्तेष्वधिका पूजा सर्वभुतेष मन्मतिः । 
बाह्मार्थेंध विराणित्व शम्रादि खद्दित तथा ॥ २६ 
अष्टमं नवम  तत्वविचारों मस भामिनि। 
एव नवविधा भक्तिः साधन यस्य कस्य वा ॥ २७ 
( अध्यात्मरामायण आरण्यकायद दशम सर्य ) 


गोस्वामी जी को नवधा भक्ति का यह वर्णन इतना पसन्द आया 
है कि उन्होंने इसका अनुवाद सा करते हुए, अपने मानस मे लिखा;--- 


नवधा भगति कहड तोहद्दि पाहीं | खावधान सुनु धरु मन माही ॥ 
प्रथम भगति सन्तन्‍्द्र कर सगा | दूसरि रति सम कथा मअलंगा ॥ 
गुरु पद पक सेवा, तीसरि भ्रगति अमान । 
चोथि भगति मम गुन गन करइ कपट तज्ञि गान ॥ 
मन्न जप सम दृढ़ विस्वासा। पंचम भजनु सो बेद प्रकासा ॥ 
छुठ दम सीखु विरति बहु कर्मा | निरत निरन्तर सज्जनु घर्मा ॥ 


२७६ तुलसी-दशन 


सातव॑ सम मोदि मय जग देखा । मोर्त सन्‍त अधिक करि त्ेखा ॥ 
आठवें जथा लाभ सनन्‍्तोषा | सपनेहु नहिं देखह परदोषा ॥ 
नवम सरक् सब सन छुलहीना । मम भरोख हिय हरष न दोना ॥| 
नव महँ एकडउ जिन्दह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोह अतिसय श्रिय भामिनि भोरे | सकल प्रकार भगति इढ़ तोरे॥ 
३२००-१२ से २२ 
गोस्वामी जी की इस नबधा भक्ति में दो बाते मार्के की हैं। पहिली 
बात तो यह है कि वे इन नवों साधनों का तारतम्य अथवा क्रम स्थिर 
करना उचित नहीं समझते । वे कहते हैं कि इन नव साधनों में से एक 
भी साधन जिसके पास हो वह भगवत्कृपापात्र हो जाता है। दूसरी बात 
यह है कि पहिली, तीसरी, छुठीं और आठवीं भक्ति में आस्तिक्यभाव 
की बात उन्होंने गुप्त कर दी है। छुझें और आठवे साधन को तो 
नास्तिक लोग भी अपना सकते हैं। इन साधनों को अपनी पद्धति में 
सम्मिलित करके गोस्वामी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो 
लोकसेवक है वह भी ईश्वरसेवक ही है भले ही वह ईश्वर की प्रत्यक्ष 
पूजा अर्चा आदि न करता हो | & इस नवधा भक्ति का आठवा साधन 
तो उन्हें इतना रुचा है कि उन्होंने निम्नलिखित पक्तियों से इसे ही 
समूची भक्ति का प्रतीक मान लिया हैः--- 
कुहहु भगति पथ कवन प्रयासा | जोगु न मख जप तप उपुवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिन्लाई। जथा लाभ संतोष सदाई ॥ 
४६३०-२३, २४ 
& वे तो भगवद्भक्त होने की अपेक्षा भगवद्सक्तों ( सज्जनों ) का 
भक्त होना अ्रधिक अच्छा सममते हैं | 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निञ्ञ अपराध रिस्राहि न काऊ ॥ 
जो अपराधु भगत कर करई । राम रोष पावक सो बरई ॥ 
क८४०२९, देह 


भक्ति के साधन २७७ 


इस नवधा भक्ति की चर्चा गोस्वामी जी ने केवल एक ही बार कौ 
हो सो नहीं है| लक्ष्मण जी के प्रति कह्टे हुए भक्तियोग में भी इसका 
उल्लेख हुआ है | वह पूरा प्रसद्ध इस प्रकार है।--- 
भगति तात अनुपम सुखसूला | मिलहि जो सन्त होहि श्रनुकृला ॥ 
भवति के साधन कह बखानी । सुगम पंथ मोदि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती । निज निज करस निरत र ति रीती ॥ 
यहि कर फलु मनु विषय विरागा। तब सम चरन उपज शअलुरागा॥ 
सवनादिक नव भगति इढ़ाहीं। मम लोला रति अ्रति मन साद्दीं ॥ 
सन्‍त चरन पकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दढ़ नेमा ॥ 
गुरु पितु भातु बन्धु पति देवा । सब मोहि कह जानइ इृढ़ सेवा ॥ 
मम गुन ग्राववत पुलक सरीरा | गदगंद गिरा नयन बह नीरा॥ 
काम आदि मंद दम न जाके। तात निरन्तर बस में ताके॥ 
बचन करम मन मोरि गति भजन करईिं निहकास | 
तिन्‍्ह के हृदय कमल महूुँ करठ सदा विज्ञाम ॥ ३े०८-८ से १७ 


इन दोनों प्रसगों में नवधा भक्ति का मिलान इस प्रकार होंगा--- 


शवरी के प्रति लक्ष्मण के प्रति 


१३ प्रथम सगति सनन्‍्तन्ह कर संगा.._ $ संत चरन पंकज अति क्रेसा 
३ दूसरि रति सम कथा प्रसंगा._ २ सम ल्लौका रति अति सन साहीं 
३ गुरुपद पंकज सेवा तीसरि भगति ई इढ़ सेवा 

अमान 


४ चौथि भगति मस गुर गन / ४ मम गुन ब्राववत पुलक सरीरा 
करई कपद तजि गान गदगद गिरा नयन बह नीरा 


2५ सन्न जाप मस दृढ़ विस्वासा / “ सेन क्रम बचन सजजु इढ़ नेमा 
पंचम भजनु स्रो बेद प्रकासा 


र७्८ तुलसी-दशन 


६ छुड दसु शीत विरति बहु कर्मा ) $ काम आदि मद दस न जाके 
निरत निरन्तर सज्जन धर्मा 


७ सातव सम मोहि सय जग देखा ॥ ७ गुरु पितु सातु बन्छु पति देवा 
मोतें सन्‍त अधिक कर छोखा 


सब मोहिं कह जानइ 


( सत चरन पकज अति प्रम्ा ) 
८ ञआठवं जथा लास सतोषा । ८ भजन करइ निहकाम 


सपनेहूँ नाहिं देखद परदोषा 
६ नवस सरल सब सन छुल्नहोना ॥ * वचन करस सन मोरि गति & 
मम भरोष हिय हरष न दीना 


लक्ष्मणश-भक्तियोग मे एक विशेषता यह भी है कि वहाँ शअ्रध्यात्म- 
हक नवधा भक्ति ही की चर्चा नहीं हुईं है बरन्‌ उसके साथ ही 
भागवतोक्त नवधा भक्ति की भी चर्चा ( खबनादिक नव भगति हढाहीं ) 
दो गई है | साथ ही यह भी कह दिया गया है कि भक्ति के इन उभय 
प्रकार के नवधा साधनों के आधारस्तभ हैं ( १ ) ज्ञान ( जो विप्रचरणों 
में अतिप्रीति करने से मिलता है ) ओर (२ ) वैराग्य ( जो “घम्म ते 
विरति”? के सिद्धान्तानुसार श्रतिरीत्या निज निज कमे में निरत होने से 
आता है ) | तथा इन दोनों का भी मूलाधार है सत्सग क्योंकि सन्तों 
की अनुकूलता के बिना तो भक्ति मिल ही नहीं तकती। 
लक्ष्मण भक्तियोग मे निर्दिष्टि ये समग्र साधन भक्ति-सरोवर की तह 
तक पहुँचने वाले सस्र सोपानों अथवा भक्ति की सप्त भूमिकाश्रों का भी 


& इस तुलनात्मक विवेचन के लिये हम खावन्त जी के ऋणी हैं 
( देखिये मानसपीयूष अरण्यकाण्ड पृष्ठ १६० ) । तीसरे और सातवें 
साधनों की तुलना में इमने कुछ फेरफार अवश्य कर दिया है | 


भक्ति के साधन २७९ 


रूप धारण किये हुए हैं। बे भूमिकाए हैं:--( १ ) ब्राह्मणसेवा ( २ ) 
अ्रवणादिक नवधाभक्ति ( ३ ) सन्तसेवा (४ ) बासुदेवः स्वंमिति भाव 
(५ ) सात्विक प्रेमोन्‍्माद (६) इन्द्वातीत अवस्था और (७) 
अनन्यासक्त-चित्तता | पहिले परिच्छेद में हम इस विषय पर विस्तृत 
रूप से लिख आये हैं इसलिये उसे यहाँ दुहराना हम अनावश्यक 
समभते हैं। 

साधनो की तीसरी उल्लेखनीय सूची इस प्रकार हैः--- 


सुनहु राम अब अहड निरकेता । जहा बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के ख्वन समुद्ध समाना । कथा तुम्हारि सुभय सरि नाना ॥ 
भरहि निरन्तर द्वोट्टि न पूरे | तिन्ह के हिय तुम्द कह शुद्द रूरे॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि रापे | रहहि दरस जलघर अभिन्षाषे ॥ 
निदुरदिं सरित सिंधु ख़र भारी | रूप बिंदु जल होहि सुखारों ॥ 
तिन्हके हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ 
जस तुम्हार मानस विमल इंसिनि जीहा जासु । 
मुकताहल गुनगन चुनइ राम बसहु सन तासु ॥ 
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सखुवासा । सादर जासु लहई नित नाखा ॥ 
तुम्हहि निवेदिति भोजनु करहीं। प्रभु प्रसाद पु भूषन धरहीं ॥ 
सीस नवहि सुर गुरु द्विज देखो | प्रीति सहित करि विनग्र विसेखी ॥ 
कर नित करदे रासपद्‌ पूजा। रास भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
चरन राम तीरथ चल्ति जाहीं। राम बसहु तिनन्‍्द के मन माही ॥ 
मंत्रराजु नित जपहिं तुर्हारा। पूजदटि तुर्ददिं सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करद्दि विधि नाना | विश्न जंचाइ देहि बहु दाना ॥ 
तुर्दतें अधिक शुरुद्दि जिय जानी । सकल भाय सेवहिं सनसानो ॥ 


सबथु करि मॉगदि एक फलु रामचरन रति होल । 
लिन्दके सन मन्दिर बसहु सिय रघुनन्दुन दोड | 


र्‌ष्० तुलसी-दशन 


काम कोह मद मान न मोहा | लोभ न छोसम न राग न द्वोहा ॥ 
जिन्हके कपद दस नहिं माया । तिन्हके हृदय बसहु रघुराया ॥ 
सबके प्रिय सबके हितकारी । सुख दुख सरिस प्रससा गारी ॥ 
कद्दहिं सत्य प्रिय वचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥। 
तुम्हदद छांड़ि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु तिन्हके सन साद्दी ॥ 
जननी सम जानहि पर नारी। धनु पराव विष तें बिष भारो।॥| 
जे दरषद्टि पर सपति देखी। दुखित द्ोहिं पर बिपति विशेखी॥। 
जिन्दद्दि राम तुम आन पियारे । तिन्दके मन सुभ सदन तुम्दारे ॥ 

स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिन्दके सब तुम तात । 

मन मन्दिर तिन्हके बसहु सोय सद्दित दोड आत ॥। 
अवगुन तजि सब के गुन गहद्दी । बिप्र घेनु द्वित संकट सहदहीं ॥ 
नीति निपुन जिन्ह कइ अग लीका । घर तुम्हार तिन्हकर मनु टीका ॥ 
गुन तुस्हार समुझइई निज दोसा । जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय लागहिं जेही | तेहि उर बसहु सहद्दित बेदेही ॥ 
जाति पॉति धनु धरमु बढ़ाई । प्रिय परिवार सदनु सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हहिं रहइ ल्ड लाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
सरगु नरकु अपबरगु समाना | जहे तहें देख घरे धनबाना ॥ 
क्रम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेह्दि के उर ढेरा ॥ 

जाहि न चाहिय कबहेूँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 

बसहु निरन्तर तासु मन सो राडर निञ्र गेहु ॥ 
एड्डि विधि सुनिवर भवन देखाये | बचन सप्रेस राम सन भाये ॥& 


२२००-१ से र८ 
२२१--१ से ११ 


$&8 इस प्रकरण में भी अभध्यात्मरामायणश की छाया है। देखिये 
अयोध्याकाण्ड षष्ट सग्ग॑ श्लोक ९४ से ६३ । 


भक्ति के साधन श्ध्१ 


भगवान्‌ के निवासयोग्य ये चोदह:मवन बताकर बाल्मीकि जी के 
मुख से गोत्वामी तुलसीदास जी ने भक्तो और भक्ति के साधनों के 
विषय में बहुत महत्वपूर्ण बाते कह दी हैं। सावन्त जी अपने नोट 
में इन स्थानों के विषय में कहते हैं कि “ये प्रभ्मु कौ प्राप्ति के चौदह 
साधन हैं, या यों कहिये कि ये चौदद प्रकार की भक्तियाँ हैं |? 
( मानसपीयूष अयोध्याकाणड ६६६ पृष्ठ )। बाबू रामदासजी गौड का 
मत है कि इन चौदह साधनों में उमय प्रकार की नवधा भक्तियों का 
समन्वय हो गया है। उनके कथनानुसार शवरी को कही गई ( श्र्थात्‌ 
अध्यात्मरामायशोक्त ) नवधा भक्ति का नामकरण इस प्रकार किया 
जा सकता है+--( १) सत्सग (२) कथा में रति ( ३) मानरहित 
गुरुभक्ति (४ ) कीत्तन (४५) जपमजन (६) सन्तबृत्ति (७) 
अनन्यब॒कत्ति (८) सन्तोषध्तति और ( ९९) भगवदवलम्ब | भागवत- 
प्रोक्त नवधा भक्ति में से अवण, कीचन, स्मरण तथा दास्य इन चारों 
का अन्तर्भाव क्रमशः द्वितीय, चतुर्थ, पश्चम तथा सप्तम भेद मे ( अर्थात्‌ 
कथा में रति, कीचेन, जपभजन और अनन्यदत्ति में ) हो जाता है । 
शेष रही पशञ्मत्ञा भक्ति | सो उन पाच साधनों को अ्रध्यात्मरामायणोक्त 
उपयुत नो साधनों के साथ मिला देने से चौदइ प्रकार के साधन हो । 
जाते हैं। इन चौदह प्रकार के साधनों का नामकरण उन्होंने इस प्रकार 
कियाहैष- दर 

* (१ ) अवणम्‌ ( २) रूपासक्ति (३) कौर्चनम्‌ ( ४) पूजासक्ति 

( ५ ) नामासक्ति ( ६ ) शानइत्ति ( ७ ) भगवदवलम्ध (८) सन्तदृत्ति 
(९) स्वस्वभाव ( १० ) तितिक्षाइत्ति ( १३ ) कार्पण्यज्त्ति (१२) 
वैराग्यबृत्ति ( १३ ) अनन्यबृत्ति और ( १४ ) शुद्ध प्रेमासक्ति |& 

“श्रीरामचरितमानस की भूमिका?” नामक ग्रथ से गौड़ महोदय ने 


$# देखिये मानसपीयूष अयोध्या कायढ पृष्ठ ६६७ 


श्८२ तुलसी-दशन 


अवणादिक नव भक्तियों के साथ दशनामिलाषधा को सम्मिलित करके 
लिखा है कि “इन दसों के सिवा मानसकार ने स्थितप्रज्ञावस्था, शरणा- 
गति, निष्केवल प्रेम, निष्काम सदाचार, यह चार उपासनाए भी 
सम्मिलित की हैं। गोस्वामी जी की अपनी उपासना इन चौदह रक्षों 
की अपूव स्वादु और तोषदायक खिचड़ी थी”। ( प्रथम सस्करण 
१०६ पृष्ठ | ) 


व्यक्तिगत रूप से हमारा अनुमान तो यह है कि चतुदंश भ्रुवनों 
के अधीश्वर भगवान्‌ ने जब चोदह वर्षों' तक वन में निवास करना 
अद्भीकार किया तब उनके पूछने पर वाल्मीकि जी ने पहिले चौदह 
प्रकार के भक्त हृदय रूपी भवन ही दिखाये हैं फिर कहीं चित्रकूट की 
चर्चा की है। इसलिये इस प्रकरण मे चोदह प्रकार के भक्तों ही की 
चर्चा है जो इस भाँति हैः-- 


( १ ) भ्रवणानन्दी ( २) दर्शनानन्दी ( ३) भजनानन्दी (४ ) 
मेबानन्दी ( ५ ) गुरभक्तिपूवक जपासक्त जीव (६ ) निर्विकार (७) 
अनन्यशरणागतिवान्‌ सन्‍त ( ८ ) कामिनीकाचन भे अनासक्त सन्त 
(९) भगवान्‌ ही को सब कुछ समभनेवाले ( १० ) परिहित- 
व्रतो (११) विनम्र विश्यासी सेवक (१२) ऐश्वयत्यागी भक्त 
(१३ ) मुक्ति के लिये मी अलोछुप सेवक और ( १४ ) निरीह सहज 
स्नेद्दी । 


भक्तों के लक्षणों की चर्चा में साधनों की बात आप ही आप आ 
जाती है। इसलिये इस प्रसग को इम साधनों को चर्चा के साथ बराबर 
जोड़ सकते हैं। परन्तु इसे उभय प्रकार नवधा भक्तियों का समन्वय 
करनेवाली चतुदंशघा भक्तिपद्धति का प्रकरण मानना गोस्वामी जी के 
झभिप्राय के साथ खींचतान करना ही होगा । गौड़ जी के उपयुक्त 


भक्ति के साधन श्ध्३ 


कथनों पर हमने खूब विचार किया और अन्त मे इस तो इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं & । 

साधनों के सम्बन्ध में दो प्रघण और भी हैं जो देखने योग्य हैं। 
एक हे ज्ञानदीपप्रकरण में भक्तिमणि की प्राप्ति का प्ररण और दूसरा 
है मानसरोग के उन्मूलन मे भक्तियजीवनी बूटी से सेवन का प्रख्ग । 
वे दोनों प्रसग इस प्रकार हें;-- 


«” सो सनि जद॒पि प्रगट जग अद्दई । रास कृपा बिन नहि कोड लहई ॥ 
सुगम उपाह पाइबे केरे । नर हतभाग्य देहि भट भेरे ॥ 
पावन परबत बेद पुराना | रास कथा रुचिराकर नाना ॥ 
मरमी सज्जन सुमति कुदारी | ग्यान बिराग नयन उरगारी ॥ 
भावसहित खोद्‌इ जो प्रानी । पाव सगति सनि सब सुख खानी ॥ 

$४०२--२४ से २७ । 
#०३--१, हे 
रामकृपा नासहिं सब रोगा | जो येहि भॉति बनईइ सजोगा ॥ 
सदगुरु बेद बचन बिस्वासा | सजम यह न विषय के आसा ॥ 
रघुपति भगति सजोवन मुरी | अनुपान खाद मति पूरी ॥ 
एडि विधि भ्नेह्िि सो रोग नसाहीं । नाहित जतन कोटि नहिं जादोीं ॥ 
४० ४-३ से ६ 
प्रथम प्ररग में ( १ )सद्प्रथानुशीलन ( २ ) सुमति ( ३ ) विरति- 
विवेक ओर ( ४ ) सद्धाव की चर्चा है। दूसरे प्रखण में ( १ ) शुरुवाक्य 


9 प्रयत्ल करने पर भी इस उसय अकार की नचधा भक्तियों के गोद 
सहोदय कथित चौदह साधनों को उन्हीं के द्वारा बताए हुए वाल्मीकि 
प्रोक्त चौदृह साधनों से अथवा रामचरितमानस की भूमिका में बताये हुए 
चौदह साधनों से ढीक ठीक मसिल्ना नहीं पाये | ठॉकठाक कर जोड़ तोड़ 
भिद्ा देना दूसरी बात है । 


श्ष्ड तुलसी-दर्शन 


में विश्वास ( ज्ञान ) (२ ) विषयों से निश्त (वैराग्य) और (३) 
भरद्धापूण दरिभक्ति की चर्चा हैे। इन दोनों प्रखगों मे ज्ञान और वैराग्य 
को--विवेक और विरति को--पर्यापत महत्व दिया गया है। पुरजन- 
गीता में मी विप्रपूजा ( ज्ञान) और शकरभक्ति ( बैराग्य ) की बात 
कही गई है। लक्ष्मण जी के प्रति कह्दे गये भक्तियोग में विप्रपूजा 
( ज्ञान ) और मन विषय विरागा ( वैराग्य ) की बातें आ ही गई हैं। 
साथ हीः--- 

विरति चर्स असति स्यान मद ल्लोस मोद्द रिपु मारि । 

जय पाइंय सो दरिभगति देखु खगेस विचारि।॥ 

९५०३-३६, १० 
का उल्लेख छुठे परिच्छेद में किया ही जा चुका है। इन प्रसगों को 
देखने से विदित होता द्दोता है कि गोस्वामी जी ने ज्ञान ओर वैराग्य 
को भी भक्ति के साधनों में अच्छी प्रधानता दी है । 

गोस्वामी जी ने हरिभक्ति को यद्यपि विशेषतः भगवत्‌कृपासाध्य ही 
कहा है तथापि मगवत्‌क़ृपा सम्पादन के लिये कुछ क्रियायों की चर्चा 
करके बे उसे क्रियासाध्य भी बना देते हैं | इस प्रकार कृपा और क्रिया 
दोनों ही दरिभक्ति के साधन बन जाती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि 
भक्ति के लिये प्रीति, प्रीति के लिये प्रतीति, और प्रतीति के लिये ज्ञान की 
आवश्यकता है। ओर यह ज्ञान तभी आ सकता है, जब भगवान्‌ कौ 
कृपा हो | & वे अन्यत्न कहते हैं कि भगवदनुराग के लिये विवेक और * 
विवेक के लिये सत्सग आवश्यक है तथा यह सत्सग रामकृपा के बिना 


$# रामकृपा बिनु सुन खगराई। जानि न जाइ राम श्रभुताई॥ 
जाने बिन न होइ परतीती । बिन प्रतीति दोइ नहिं ओती ॥ 
प्रीति बिना नहिं भगति इढ़ाई | जिमि खगपति जजत्त के चिकनाई ॥ 
४६३०४ से ५ 





भक्ति के साधन श्दभ 


एकदम दुलंभ है |# एक ओर स्थल पर उन्होने लिखा है कि सत्तग 
के बिना हरिकथा नहीं, हरिकथा के बिना मोह नहीं जाता, मोह गये 
बिना रामपद में हु अनुराग नहीं होता और दहृढ अनुराग बिना भक्ति 
( भगवान्‌ की प्रसन्नता ) नहीं सिद्ध होती। यह सत्सग तभी प्रास हो 
सकता है, जब भगवत्कृपा की कोर इस ओर हो जाय | इसी प्रकार 
के अनेक स्थल हैं जिनमें भग्मवत्कृपा का पूर्ण महत्व व्यक्त होता है । 
अब इस कृपा के सम्पादन में जिन क्रियाओं की चर्चा गोस्वामी जी ने 
की है उनकी बानगी इस प्रकार हैः--- 
मन क्रम बचन द्वांदि चतुराई। सज़त कृपा करिहृहि रघुराई ॥ 
६४-२६ 
अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह । २३६६-३१ 
मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिदों । उर अपराध न एकहु घरिंहीं ॥ 
३६८०२७ 
गिरज्ञा रघुपति के यह रीती | सतत करहद्टि प्रनत पर प्रीतो ॥ 
हे७४०१६ 
% होइ विवेक मोह अम भागा। तब रघनाथ चरन झजुरागा ॥ 
२०६०७ 
ब्रिनु खतसग विवेक न द्ोई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ ४-२१ 
| बिचु सतसंग न इरिकथा तेहि बिचु मोह न भाग। 
मोह गये बिनु रामपद होइ न इढ़ असलुराग ॥ 
मिलहिं न रघपति बिलु अलुरागा । किये जोग जप ग्यान विरागा ॥ 
४७००७ से $ 
सल्‍त विशुद्ध मिल्वहिं परि तेड़ी । चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
बेकार) 


२८८६ तुलसी-दश्शन 


उस्ा जोंग जप दान तप नाना सख ब्रत नेम । 
रास कृपा नहि करहि तस जसि निहकेवल प्रेम ॥ ४३३-६, ७ 

बिनु विश्वास भगति नह्ि तेहि बिनु द्ववह्ि न राम ! 

राम कृपा बिनु सपनेहु जीव न लह विजस्नाम ॥ 
४8८३-२०, २१ 

ताहि भजिय मन तजि कुटिताई | राम भजे गति कहि नहि पाई ॥ 

ब०६०१० 
यदि भक्ति को एकदम क्रियासाध्य बता दिया जावे तो अनेक प्रकार 
के अनथ होने की सभावना है। सब से बड़ा अनथ्थ तो यह है कि इस 
पद्धति भें भगवान्‌ के ओऔदारय के बदले अपने प्रयत्ञ पर ह्वी अभिमान 
होना स्वाभाविक हो जाता दै। उससे मिलता जुलता दूसरा अनथ यह 
हे कि जब हमे अपने प्रयत्ञ में सिद्धि नहीं मिलती तब असन्तुष्ट होकर 
नास्तिक सा बन जाना भी हमारे लिये स्वाभाविक हो जाता है। इस 
सम्बन्ध में हमने “गीतासार” के पृष्ठ ६३, ६४ और ६५ में जो लिखा है 
उसे यहा प्रसगानुकूल कुछ फेरफार के साथ दुद्दरा देना अनुचित न 
होगा । (१) “यदि हम गुरु के समक्ष प्रयक्ष करेंगे तो हमें ज्ञान मिल 
जायगा?” और “यदि गुरू की कृपा होगी तो इमें ज्ञान मिल जायगा” 
--इन दोनों वाक्यों में प्रथभ वाक्य तो हमारे कतंव्यों का महत्व 
सूचित करता है और उस क्रिया में हमारा ध्यान गुरु के महत्व की 
ओर बहुत द्वी कम जाता है। दूसरे वाक्य में हमारा ध्यान गुरुद्दी पर 
रहता है। हमे शान्ति और शाश्वत स्थान की प्राप्ति तभी होगी, जब 
हमारा पूर्ण लक्ष्य ईश्वर की ्रोर होगा न कि अपनी शरणागति की 
क्रिया की ओर | जो लोग धर्मेग्रन्य देखकर दी भक्ति और शरणागति के 
तरह तरह के विधान रचा करते हैं और परिणाम मे विमान को अपने 
पास न आते देख ईश्वर को ही कोसने लगते हैं, वे इस “कृपा! बाली 
बात को न जानने के कारण सच्ची भक्ति तक पहुँच हो नहीं पाते | 


भक्ति के साथन २६/७ 


(२ ) हम अव्यदर्शों हैं और ईश्वर सवंदर्शों है। हम अपना भूत 
भविष्य नहीं जानते, इसलिये शान्ति इत्यादि की प्राप्ति के लिये हम किस 
अश तक प्रयत्न करना चाहिये, यह हमें विदित नहीं होता | एक मनुष्य 
शीघ्र हो सिद्धि पा जाता है, दूसरा जन्म जन्मान्तर तक प्रयत्ष करता 
रहता है तब भी नहीं पाता | अ्रतः यदि कृपा का नाम न लिया जाय 
तो हम अपने प्रयत्ञों का परिणाम देखकर निराश हो जा सकते हैं | यदि 
कृपा की ओर ध्यान रखा गया तो हमे बराबर सन्‍्तोष बना रह सकता 
है क्योंकि प्रभु की प्रसन्नता कब होगी इसके लिये तो कोई समय निर्धा-< 
रित हो .ही नहीं सकता। (३ ) यदि हम स्वाथभावना से किसी की 
सेवा करेंगे तो उसकी कृपा प्रात करना कठिन ही रहेगा। ईश्वर तो 
स्वश है। उसमे हसारी स्वाथंभावना कैसे छिप सकती है ? इसलिये 
अपनी स्वाथभावना द्वारा उसका पूर्ण कृपापात्र बनना प्रायः अरसम्भव 
ही है। भले ही वह इहमारे प्रयक्षों के अनुसार हमे मन चाहे फल दे दे, 
परन्तु वह हम पर पूर्णतः प्रसन्न हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
उसकी प्रसन्नता के लिये तो निष्कपट हृदय से निःस्वार्थ शरणागति 
आवश्यक है । तभी उसकी कृपा होगी | इसीलिये आचायों ने क्रिया 
की अपेक्षा कृपा पर ज्ोर दिया है। ( ४ ) भगवान्‌ के यहा दुकानदारी 
तो है नहीं कि जितने पेसे लें उतने ही की चीज़ दे | बड़े बड़े जप तप 
की उनके दरबार में कोई आवश्यकता नहीं । मनुष्य चाहे मयकर से 
भयकर पापी हो और अपनी कमजोरियों के बोक को चाहे वह छुलदूष्य 
समझ रहा हो, फिर भी यदि वह रुच्चे हृदय से परमात्मा को ओर 
अग्रसर हो जाय तो वे दौड़कर सहायता के लिये उपस्थित हो जाते हैं। 
बच्चा आगन में पड़ा हुआ है ओर मा अद्टालिका पर बैठी काम कर 
रही है; मानों उसे बच्चे की कोई चिन्ता हो नहीं; परन्तु जब वद्दी बच्चा 
मा के लिये व्याकुल हो कर रोता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ने का उपक्रम 
करता है, तब मा दौड़ कर उसे गोद में उठा लेती है ओर उस बच्चे 


श्द्य्दर तुलसो-दशन 


को अवशिष्ट सीढिया तय करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता | यद्दी तो 
वह मार्ग हे, जिस पर चलकर सुदामा ने तीन मुट्टी चावलों के बदले 
त्रेलोक्य की वसुधा पाई थी। यही तो वह पथ है, जिसके लिये “पैये 
फल चार फूल एक दे धतूरे को” कहा गया है। इसीलिये आशीवाद 
से भरी हुईं भयवत्कृपा की बात पर भक्तों का इतना अधिक अनुराग 
रहा करता है | 

यदि भक्ति को एकदम कृपासाध्य ही बता दिया जावे तो भी अनेक 
प्रकार के अनर्थ होने की तमावना है। पढहिला अनर्थ तो यह है कि 
ऐसे विचारों वाला व्यक्ति किसी प्रकार के प्रयक्ष पर ज़ोर देगा'ही नहीं। 
वह तो निकम्मा आलसी और किंकतंव्यविमूढ सा ही बना रहेगा । 
दूसरा अनथ यह है कि यदि उसने प्रयक्ष किया भी तो “हे भगवान्‌ 
कृपा करो” “हे राम कृपा करो” इसी तरह की प्रार्थनाओं को प्राघान्य 
देता जायगा | लोकसग्रह की ओर तो उसका ध्यान जाना ही कठिन है। 

( १ ) इस ससार का यह सावभौम सिद्धान्त है कि जो जैसा करेगा 
सो तैसा भरेगा। कर्मेचक्र का नियम इतना अठल माना गया है कि 
पुनजन्म के सिद्धान्त को भी इस कमेबाद के साथ जुड जाना पड़ा है। 
हम अगले जन्म के कर्मों के फल इस जन्म में भोग रहे हैं और इस 
जन्म के कर्मों के फल इसी जन्म में नहीं वरन्‌ अगले जन्मों तक 
भोगेंगे । यह सिद्धान्त भारतीय सनातनधर्म का मेरुदर्ड है। अब, यदि 
भक्ति एकदम कृपासाध्य मान ली जाबे तब तो यह सिद्धान्त एकदम 
तहस नहस ही हो जावेगा । यह स्थिति किसी भी विचारशील व्यक्ति 
की दृष्टि में समुच्चित नहीं कही जा सकती | 

(२ ) भक्ति जब केवल कृपासाध्य है और वह कृपा एकदम 
निहवंतुक दे तब भगवान्‌ केबल एक उच्छदुल शासक ही माने जा सकते 
हैं जो राम पर तो कृपा कर दे और श्याम को कष्ट भुगताते रहें, हरि 
को तो एकदम तार दें ओर गोविन्द को चोरासी लाख योनियों का 


भक्ति के सावन श्ष९ 


चक्कर दिलाते रहे। जब दुनिया के सभी जीव उनके हैं तब इसका 
क्या मतलब कि किसी पर तो निष्कारण कृपा हो जाय और किसी की 
शोर ये आँख उठाकर देखें तक नहीं | उनकी निरहँत॒ुकी कृपा के साथ 
ससार की इस विषमता का सामझस्य केसे होगा ! 

( ३ ) भक्ति सब को एक बराबर तो मिला नहीं करती | वह तो 
व्यक्ति विशेष ही को मिलती है। इसलिये कृपासाध्य भक्ति का मार्ग 
व्यक्तिपरक मार्ग अथवा “साधुमत” का ही मार्ग ठहरा । लोकमत के 
भार्ग की वहा गुल्नाइश ही कहाँ । 'जिस प्रकार भगवान्‌ ने राम, श्याम 
ओर मोहन पर कृपा करके अपनी भक्ति प्रदान कर दी उसी प्रकार 
मुझ पर भी कृपा करदे?, बस यही इच्छा रखकर भक्त साघुमत मे दीक्षित 
होता है। उसे खसार के अन्य जीवों की चिन्ता ही नहीं हो सकती | 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ एक ओर।--- 


अस प्रभु दीनबन्धु हरि कारन रहित कृपाल । 
तुलसिदाल सठ ताहि भजु छांडि कपट जंजाल ॥ १००-११, १२ 
कारन बिनु रघुनाथ कृपाला | ३१६-१२ 
यह ग़ुन साधन ते नहिं होई । तुम्दरिहि कृपा पाव कोई कोई || ३३१७-२४ 
आदि बातें लिखकर “कृपा के सिद्धान्त को अ्रज्ञीकार किया है वहाँ 
दूसरी ओर:--- 
काहु न कोड सुख दुख कर दाता | निज कृत करम भोगु खब पाता ॥ 
२०४०-२४ 
क्रम प्रधान विस्व॒ करि राखा | जो जस्त करईं सो तस फल्ष चाखा ॥ 
२५४६-०४ 
करदि मोहबस नर अघ नाना | स्वारथ हित प्रलोक नस्ाना ॥ 
काद्व रूप तिन्‍्ह कहूँ में आता । सुभ अरू असुभ करम फद्वदाता ॥ 


4६२०१, 
२९ 


२९० तुलसौ-दशन 


आदि लिखकर “क्रिया” के सिद्धान्त को भी पूरी तरह स्वीकार किया 
है। वास्तव में क्रिया के बिना कृपा नहीं दो सकती ओर कृपा के बिना 
क्रिया के फल की सिद्धि भी नहीं हो सकती | बीज और वृक्ष की भाति 
कपा ओर क्रिया अन्योन्याश्रित हैं। इसीलिये गोध्वामी जी जहाँ एक 
ओर कहते हैं कि कृपा के बिना भक्ति नहीं मिल सकती & वहाँ दूसरी 
ओर कहते हैं कि भक्ति के बिना कृपा भी नहीं मिल सकती | 
गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा अवश्य निर्देतुक कृपाशील है 
परन्तु जीव अपने द्वी कृत्यों से अपने को उसकी कृपा से वचित रखता 
है !। जिसके द्ृदय में कपट की आड़ होगी वह ईश्वर की कृपा पा ही 
नहीं सकता ||। जो स्वतः श्रान्त होगा वह तत्व के वास्तविक रूप को 
केसे देख सकता है /। जो जड हिम बनकर उस प्रभाकर के पास 
पहुँचना चाहेगा वह अ्रवश्य ही गल जायगा १ | परमात्मा तो प्रत्येक 


& देखिये पृष्ठ ४८३-पंक्ति ९ से ७ 

देखिये पृष्ठ ४३६०६, ७ तथा ४८८३-२०, २१ 
| करहि सोहबस नर अघ नाना | स्वारथ हित परल्ोक नखाना॥ 
कातरूप तिन्‍्ह कहें में आता । सुभ अरु असुभ करस फल दाता॥ 
3६२-१, २ 
|| जो पै दुष्ट हृदय सोइ दोई। भोरे सनसुख आव कि सोई ॥ 
३६ ३५२० 
चितव जो त्लोचन अंगुल्नि लाये । अगट जुग॒ल़ ससि तेहि के भाये ॥ 
इत्यादि २६-१७ 
| तात अनक्ञ कर सहज सुभाऊ । हिस तेहि निकट जाइ नहिं काऊ॥ 
गये समीप सो अवसि नसाई । भसि मनमथ महेश के नाई ॥ 
डेदनप७ पथ 


भक्ति के साधन २९१ 


जीव में अपना सहज स्नेह अर्पित किए. हुए है। & जीव चाहे तो उस 
स्नेह को बढावे ओर चाहे तो उसे माया को नश्वर वस्तुओं में नष्ट 
हो जाने दे | कृपा और क्रिया के सिद्धान्तों का सुन्दर सामझ्स्य इससे 
बढ़कर शायद ही और कहीं दिखाया गया हो | कर्मसिद्धान्त कहता है 
कि पाप करोगे तो उसके फलभोग स्वरूप नरक अवश्य मिलेगा | कृपा 
का सिद्धान्त कहता है कि भगवान्‌ की शरण में नरक का भय ही न 
रहेगा। बड़े बड़े पापी भी शरणागत होकर क्ृपापात्र बन गये और इस 
प्रकार नरक से बच गये हैं। सामझ्नस्थ का सिद्धान्त बताता है कि 
“भाई, शरणागति के समय जो पापकत्यों के सम्बन्ध का पश्चाताप 
होता है वही तो उस पाप का फलभोग है और भविष्य में निश्छुल 
ओर निष्पाप बनने की जो प्रतिज्ञा होती हे वही तो उस पापकर्म को 
काटनेवाला वाला पुण्यकर्मे हैं । इस लिये यदि तुम कमचक्र के इस 
रास्ते को पकड़ोगे तो तुम्हें विशेष कष्ट न उठाना पड़ेगा और तुम 
नरकयातनाश्रो की असीम पीडा से बच सकते हो, क्योंकि पहिले रास्ते 
में तो केवल तुम्हारे कम्मों के चक्कर की ही बात थी और इस दूसरे 
रास्ते में तुम भगवान्‌ की निर्देतुक सद्दायता के अधिकारी भी तो बन 
रहे हो ।?? कमेचक्र ही भगवान्‌ का न्याय है ओर निदेंतुक कृपा ही 
उनकी दया | न्याय ओर दया का सामझस्य जब तक ठीक ठीक न 
होगा तब तक भक्ति-सिद्धान्त का रहस्य ठीक ठीक समर में शा ही 
नहीं सकता । इसीलिये गोस्वामी जी ने अपने मानस में दोनों का 
सुन्दर सामझस्य करके बड़गल तिड़्ल आदि सभी सम्प्रदाय बालों को 
समेट लिया हे । 

भक्ति के लिये भगवत्कृपा अनिवाय साधन है ही। परन्तु वह 
साधन तो ईश्वराधीन है | इसलिये भक्ति के साधनों की चर्चा में जीवाधीन 


न्‍िलफननाकननननस»०न+- ना पलजाजा 


& अह्य जीव इंच सहज सनेहू । १०२३-२० 


२९२ तुलसी-दशन 


साधनों अ्रर्थात्‌ क्रियायों ही का विशेष उल्लेख होता है। यह सच है कि 
भक्ति के ऐसे साधनों की कोई सीमा नहीं परन्तु यह भी सच है कि 
ऐसे सब साधन समान महत्ववाले भी नहीं रहा करते | कुछ साधन तो 
एकदम गौण हैं उनके बिना भी काम चल सकता है। कुछ साधन 
इतने प्रधान हैं कि वे भक्ति की प्राप्ति के लिये एकदम अनिवाय हैं । 
उनके बिना भक्ति सध ही नहीं सकती & । गोस्थामी जी के बताए हुए, 
ऐसे अनिवाय साधन इस प्रकार हैं :-. 


( १ ) मानव शरीर 


गोस्वामी जौ कहते हैं कि शरीर के बिना भक्ति हो ही नहीं 
सकती | तनु बिनु बेद भजनु नहि बरना ( ४८६-१९ ) । शरीरों में 
मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है | 


न्‍सनमकननन्‍गीनामी यान अनननम% >मन_>»»« 3. 


६9 गोस्वामी जी एक ओर-- 
जप तप मख्र स्रम दम अत दाना | विरति बिवेक जोंग विग्याना ॥ 
सब कर फल रघुपति पद्‌॒प्रमा । तेहि बिच्ु कोड न पावह छेमा ॥ 
घ८९-७, ८ 
लिख कर साधनों की लम्बी सूची बताते हैं, तो दूसरी ओर--- 
कहहु भगति पथ्चु कब्नन प्रयासा । जोग न सख जप तप उपवासा ॥ 
'6 ३-२३ 





अर» >मभ>9 सना» ५ भर मकि ५पक... टी. »५७+--मनम--अमनकनम-+- 33 


लिख कप कई साधनों का गौणत्व बता देते हैं । 
घे--- 


बिनु सतसग न दहरिकिथा । ४७०-७ सिलहि न रघुपति ब्रिनु अलनुरागा । 
४७०-६ आदि लिखकर सत्संग तथा ग्रशुप्रम सरीखे साधनों की अनि- 
वाय॑ता भा स्पष्ट कर देते हैं । 


भक्ति के साधन २९३ 


बड़े भाग सानुष तनु पावा। सुर दुलंभ सब अथन्दि गरावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर ह्वारा । पाइ न जेहि परलोक संबारा ॥ 
४६२०-२४, २२ 
सो परतन्न दुख पाच्‌द सिर धुनि घुनि पदचिताइ ! 
काजहि करमहि इंस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ# ।। ४६३-१, २ 
मानव देह में द्विज वपु तो देवताओं के लिये भी दुलंभ वस्तु है । 
चरम देह ह्विज के मैं पाई | सुर दुरलभ पुरान स्य॒ ति गाई ॥ ४३२-७ 
इसलिये इस शरीर को पूरी तरइ स्वस्थ, सबल ओर समुन्नत बनाये रख- 
कर इसका भरपूर सदुपयोग करना चाहिये | 


(२) श्रद्धा और विश्वास 
गोस्वामी जी ने कहा है।--- 
श्रद्धा बिना घरसु नहि हाई---४८३-१२ 
वे यदद भी कहते हैं कि;--- 
कवनिड' सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । ४८३०१ ६ 
बिनु बिस्वास भगति नहि तेहि बिलु द्ववहिं न राम | ४८०३-२० 
इसलिये भ्रद्धा और विश्वास तो अनिवार्य साधन हुए ही | 


(३ ) निशछलता और लोकसेवा 


भगवान राम कहते हैंः--- 
जो पे दुष्ट हृदय सोह होई । मोरे सन्‍्मुख आव कि सोई ॥ 


& यहां भी कृपा शोर क्रिया का सामझस्य देखिये । मानव शरीर 
को प्राप्ति भगवान्‌ की क्ृपा का फल्न है| देखिये पृष्ठ ४६३-पक्ति ८। 
इस शरीर को पाकर प्रलोक सँवारना हमारी क्रिया का परिणाम होगा । 
देखिये पृष्ठ ४६३---पंक्ति ११, १२ 


२९४ तुलसी-दशन 
निर्मेत मन जन सो मोहि पावा | मोहिं कपट छुल छिद्ग न भावा ॥ 


३६३०-२०, २१ 
गोस्वामी जी भी--- 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई | जथा ज्ञाभ सन्‍्तोंष सदाई ।॥॥ 
3४६३-२४ 


को भक्ति का अनिवाय लक्षण कहते हैं। 

यह तो हुआ निश्छुलता का हाल | अब लोकसेवा के विषय में 
देखिये । 
मानसकार कहते हें;-- 


सेवक सेन्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि । €०२-११ 

सेचक सो जो करइ सेवकाई । १२६-७ 

करइ स्वामिद्दित सेवक सोह । २४२-१२ 

अग्या सम न सुसाहिब सेवा । २८६-& 

सोइ सेचक प्रियतम मस सोई । सम अनुसासन मानइ जोई ॥ 

४६२०२२ 

सो अनन्य असि जाके मति न टरइ हनुमन्‍्त । 

में सेवक सचराचर रूप रासि भगवन्त ॥ ३२३६-१६, १७ 

लोकरक्षक परमात्मा का हिंत अथवा अनुशासन लोकसेवा में है 
इसलिये लोकसेवा बिना सेवक कैसा और सेवकभाव के बिना भावसन्तरण 
अथवा अनन्यभक्ति का भाव कैसा? (| 


( ४ ) विवेक ओर पैराग्य 


कहीं कहीं तो गोस्वामी जी ने इनकौं आवश्यकता को गौणता दे 
दी हे और कहीं एकदम प्रधानता दी है। सत्सक्ष के प्रसक्ष भे वे कहते 
हैं-..“सग्रह त्याग न बिनु पहिचाने।” १-११ प्रीति के प्रसज़ञ में वे 


भक्ति के साधन श्श्पू 


कहते हैं “जाने बिनु न होइ परतीती, बिनु परतीति हो नह्ि प्रीती |”! 
डंणरेनद्‌ 

इस तरद् तो हुई ज्ञान की अनिवायंता । अब वैराग्य की 
अनिवायता बताते हुए वे कहते ई--- 

तब लगि कुसल्न न जीव कहें सपनेहु मन विज्ञास | 

जब लगि भजत न राम कहूँ सोकधाम तजि काम ॥ ३६४-१८, १६३ 

ताहि कि सम्पत्ति सगुन सभ सपनेहु मन विश्वास । 

भूत द्वोद रत भोह बस राम विम्वुल रतकाम॥ ४११-८; & 

निज सिद्धान्त सुनावह/ुँ तोही | स॒नि सन धरु सब तजि भजु मोदी ॥ 

४८१०१ ३ 

इस सम्बन्ध में हम छुठ परिच्छेद में विशेष लिख आये हैं इसलिये 
यहा इतना ही पर्याप्त है । सक्तेप मे यही समझ लेना चाहिये कि व्यापक 
अथ वाले विरति और विवेक--साधनरूप से स्ववत्र मार्ग बन जाने 
वाले वैराग्य और ज्ञान--भक्ते ही गौण हों परन्तु अपने प्रकृत अथवाले 
विरति और विवेक की अनिवार्य आवश्यकता गोस्वामी जी को सर्वथैेव 
मान्य थी | 


(५) ग्रश्ुश्मेम नामजप ओर सत्संग 
रामहि केवल्क प्रेस पियारा । जानि छेहु जो जावनि हारा ॥ 
३२३०७ 
मिलहि' न रघुपति बिलु अनुरागा ) किये जोग जप ग्यान विरागा ॥ 
9७०० है 
आदि वाक्य प्रभुप्रेम की अनिवाय आवश्यकता बता ही रहे हैं । 


चहँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ । कल्लि विशेष नह्वि आन उपाऊ ॥ 
4६ 


२९६ तुलसी-दशन 


एूट्टि कलिकाल न साधन दूजा | जोग जग्य जप तप बत पूजा ॥ 
रामहि सुमिरिय गाइय रामहि' । संतत सुनिय राम गुन प्रामहि ॥ 
*०३६०७, ८ 
आदि लिखकर गोस्वामी जी ने नामजप की अनिवायता स्पष्ट ही कर 
दी है। तथा-- 
भति कीरति गति भूति भलाई | जब जेहि जतन जहां जेहि पाई ॥ 
सो जानब खसतसंग प्रभाऊ | लोकहु बेद न आन डपाऊ ॥ 
४ ४-१६, २० 
सत संगति सुदु मगल मुल्ा । सोइ फल सिधि सब साधन फूला॥ 
४-१२ 
बिनु खतसग न हरि कथा---४७०-७ 
खसबकर फल हरि भगति सुहाई । सो बिनु सन्त न काहू पाई ॥ 

€०३-९ 
सहश पक्तिया लिख कर गोस्वामी जी ने सत्सगति की भी अनिवार्य 

आवश्यकता बता दी है । 
इन अनिवाय साधनों में शरीर तो ईश्वर दी की देन है | इसलिये 
उसका सम्बन्ध विशेषत; हमारी क्रिया से नहीं वरन्‌ परमात्मा की कृपा 
से है। शेष ९ साधनों भे& भ्रद्धा ओर विश्वास नामजप के साथ विशेष 
रूप से सम्बद्ध दो जाते हैं, निश्छुलता और लोकसेवा का प्रश्नुप्रेम में 
अन्तर्भाव हो जाता है ओर विवेक-बैराग्य सत्सग के उपाज्ष से बन 
' जाते हैं | अतः नामजप, प्रभुप्रेम और सत्सक्ध ही प्रधान क्रियात्मक 
| साधन शेष रहते हैं। हृदय से ( मनसा ) प्रेम, मुख से (बाचा ) 
।नामजप ओर क्रिया से ( कर्मणा ) सत्सक्ञ, इन्हीं, तीन सवभ्रेष्ठ साधनों 
!में शेष सभी साधन समा जाते हैं | इन तौनों साधनों का परस्पर सम्बन्ध 


९9 गोस्वामी जो को यह निराली नवधा भक्ति बड़े मार्के की है । 


भक्ति के साधन २९७ 


भी ऐसा है कि किसी एक साधनपथ पर आरूढ होने से शेष दोनों 
साधन आप ही आप सिद्ध हो जाते हैं।इनम से किसो एक की 
सम्यक्‌ साथना करने से मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है। इसलिये 
यदि इस परिच्छेद मे कथित अनेकानेक साधनों का विस्तृत वर्णन 
स्थानाभमाव से नहीं किया जा सकता तो कम से कम इन तीन साधनों 
का कुछ विस्तृत वर्णन किसी प्रकार भी श्रप्रासड्गिक न होगा | गोस्वामी 
जी ने भी इन तीनो साधनों का विस्तृत वर्णुन,जी खोलकर किया है। 


प्रमासक्ति 
गोस्वामी जी ने चातक ओर मीन को प्रेमासक्ति का प्रतीक माना है | 
जग जस भाजन चातक मीना । नेस प्रेम निज्र तिपुन नबीना ॥ 
२६ १-१ 
वे कहते हैँ कि उपस्थित होने पर जो क्षोणु हो गया वह प्रेम द्वी क्‍या 
है &। 
जलदु जनम भरि सुरति बिसारठ । जाचत जलु पति पाहन डारठ ॥ 
चातक रटनि घंटे घटि जाईं। बढे प्रसु सन भाति भलाई ॥ 
कनकद्दि बान चढ़ जिमि दादे | तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे ॥ 
२४३-१ & से २१ 
यद प्रेम जीव के लिये एक स्वाभाविक वस्तु है क्‍योंकि वह ब्रह्म 


& अपने ४४ थे और ५५ वे भक्तिसूत्रों में नारद जीने सी प्रेम के 
सम्बन्ध की परिभाषा से उसके प्रतिक्षण वर्धभाव ओर अविच्छित्त भाव 
पर काफ़ी ज़ोर दिया है । वे कहते हैं--- 

गुणरद्दित कामनारहित अतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सृक्षमतरमनुभव- 
रूप । <४ 

तव्पाप्य तदेवावल्लोकपति तद॒व श्योति तदेंव चिन्तयति || २<* 


श्र्८ तुलसी-दर्शन 


का अंश होने से उसका 'सहज सघाती”? ओर सहज स्नेह्दी हे | & विशुद्ध 
ब्रक्ष तो उसके लिये अदृश्य रहता है इसलिये वह दृश्यमान ब्रह्म 
( जगत्‌ ) की वस्तुओ्ों से प्रेम करने लग जाता है | और नहीं तो कम 
से कम अपने व्यक्तित्व पर तो वह अवश्य ही प्रेम करने लगता है। 
इसी व्यक्तित्व के लिये वह घन दौलत कपड़े लक्षे घर द्वार बाग-बगौचे 
नोकर चाकर कुटुम्ब कबीले आदि जोड़ता रहता है। व्यक्तित्व के 
पोषण ओर व्धन के लिये ( श्रात्मक्षा और वशविस्तार कौ मूल 
प्रतत्तियों की चरिताथंता के लिये ) काचन और कामिनी की ओर आक- 
पंण होना भी स्वाभाविक है| गोस्वामी जी ने इसीलिये प्रेम का 
रहस्य समभाने के लिये इन तीन आसक्तियों को ( शरीर-सम्बद्ध 
व्यक्तित्व के लिये आसक्ति, काज्नन के लिये आसक्ति और कामिनी के 
लिये आसक्ति को ) उपमानरूप से चुना है । वे कहते हैं :-- 


सेवत लषन सीय रघुबीरहि | जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ॥ २२५-४ 
कामिहिं नारि पियारि जिमि लोभिहिं प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय ल्ागहु सोहिं राम ॥ <१०-३,४ 
इस साहश्य का रहस्य समभाते हुए. से डाक्टर बड़थ्वाल महोदय 
कद्दते हैं;-- 
“बासनाए, स्वतः भली या बुरी नहीं होतीं। उनका भला या बुरा 


होना उनके आलम्बन पर निभर है। जो वासना पुत्र कलत्र धन 
इत्यादि की ओर आऊकृष्ट होकर मोह कहाती है ओर बन्धन का कारण 


# देश्वर अंस जीव अविनासी | €००-३ 
अद्य जीव इव सहज सेंधाती | १९-३ 
अद्य जीव इव सहज सनेहू | १२०-३० 


भक्ति के साधन २९९ 


होती हे, वही भगवान्‌ को ओर आक्ृष्ट होने से उपासना या भक्ति 
कहाती है ओर जीव की मुक्ति का कारण हो जाती है ।” & 

आलम्बन की महत्ता के सम्बन्ध में तो गोस्वामी जी ने जितना 
कहा है उससे अधिक शायद दी और कोई कुछ कह सका हो । प्रेम की 
साथंकता इसी में हे कि वह “सचराचर रूपराशि भगवन्त” की ओर 
ग्रपिंत दो । + भगवान स्वतः ही व्यक्तित्ममय आराध्य की बात न कद 
कर सबंभूतमय आराधघ्य की ओर अति प्रेम करने को कहते हैं। ! 
जो सच्चे भगवसत्पेमी रहते हैं वे तो “निज प्रभुमय देखढि जगत केदि 
सम करहि विरोध |?” || ससार की वस्तुओं में आसक्ति का पाठ पढ़कर 
मनुष्य वे सन आसक्तिया भगवान्‌ की ओर अपित कर दे तभी तो 
उसके प्रेम की साथंकता है। $ 

आलम्बन की इस महत्ता को देखते हुए यही कइना पड़ता है कि 
सच्चा प्रेमी वह हे जो लोकसेवक हो । भगवान्‌ सदैव श्रुतिसेदु के पालक 

% देखिये “हिन्दी साहित्य में उपासना का स्वरूप” कल्याण, भाग 
९ संख्या ४ पृष्ठ पर्स 





| लो अनन्य जाके असि मति न टरह इनुमन्‍्त । 
में सेवक सचराचर रूपरासि भगवन्त ॥ ३२९ १६, १७ 
+ सब! सरवगत सरवहित जानि करेहु अति प्रेम ४७९१-१६ 
“|| डमा जे रामचरन रत विगत काम सद क्रोध । 
निजञ्ञ प्रभु मय देखहिं जगत केद्दि सन करदि विरोध ॥ 
85६७-१४, १३ 
$ जननी जनक वंचु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब कई सस्ता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरि ढोरी ॥ 
३६*%-६, ७ 


३०० तुलसी-दर्शन 


कहे गये हैं| & इसलिये उनका प्रेमी वही है जो लोकरक्षा के निमित्त 
कार्य करे | “प्रेम का परिचय प्रेमी के प्रीति निमित्त कम करने से होता 
है, केवल कहने से नहीं |? + परह्वितत्रत की इसीलिये इतनी महिमा 
है! क्‍योंकि वह भगवत्पेम का ही दूसरा रूप है। 
यह बात नहीं है कि आराध्य की विश्वरूपता पर ही गोस्वामी जी 
ने समचा ज़ोर दिया हो। हम पहिले ही बता आए. हैं कि गोस्वामी जी 
ने अपने आराध्य के त्रेविष्य की भरपूर चर्चा की है। इसलिये उन्होंने 
व्यक्तित्व-विशिष्ट परमात्मा से भी प्रेम करने की चर्चा की है। भगवान्‌ 
का व्यक्तित्व केसा है इसके सम्बन्ध में गोस्वामी जी कहते ही हैं कि 
“जिन्द के रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन्‍्ह तिन्द्र तेसी ।” 
(११२५-२२ ) $ | सुन्दर से सुन्दर ओर आक्क से आकषक रूप 
कैसा हो सकता है तथा उस रूप की किस प्रकार भिन्न मिन्न भाँकियाँ 
हो सकती हैं इन वर्णंनों से तो समृचा रामचरितमानस हौ भरा पड़ा 
है। जिस व्यक्ति की रुचि जिस फराकी और जिस रूप में हो वह उसी 
झोर अपनी प्र मवद्ृत्ति अपित कर दे | 
यह सावभौम नियम है कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता हे वह 
उसे अवश्य मिलता हे ।१ फिर भगवान्‌ तो पुनीत प्रेम के अनुगामी 


$ तुम पालक सन्‍्तन ख्र ति सेतू ॥ २३१३-१० 
। चौधरी रघुनन्दन प्रसाद कृत सक्तियोग पुष्ड १९६३ 
। प्रद्दित सरिस धरम नहि भाई ॥ ४९६१-२९ 
$ वान्येव तेडसिरूपाणि भगवन्स्तव । 
यानि यानि च रोचन्ते स्ववनानामरूपिणः ॥ 
भागवत ३ । २७ | २१ 
4 जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि सिलइ न कछु संदेह ॥ 
१२३०-८६ 


भक्ति के साधन डे ७ रै 


रहा करते हैं |& इसलिये इस मार्ग से उनकी प्राप्ति निश्चित ही है। 
परन्तु कठिनता यह है कि ( उनकी अप्रत्यक्षता के कारण और व्यव- 
धान रूप जगत्‌ को प्रत्यक्षता के कारण ) उनकी ओर अचल अनुराग 
होने नहीं पाता। यदि ससार की किसी वस्तु की ओर दमारा अचल 
अनुराग हो गया है तब तो प्रयत्षपू्षक आलम्बन बदल देने से काम 
चल जायगा और यदि अनुराग की अचलता इम में आई ही नहीं है 
तो फिर वैधी और रागात्मिका भक्तिपद्धतियों मे बताए हुए! उपायों आदि 
द्वारा हम अनुराग के भाव को उकसा सकते और उसे अचल बना 
सकते हैं। नामजप के उपाय को गोस्वामी जी ने दोनों स्थितियों के 
लिये प्रशस्त माना है । उससे न केवल आलम्बन की स्पष्टता होती हे 
वरन्‌ उस आलम्बन के साथ सान्निध्य भी बढता हैं। जिसके कारण उस 
ओर कमशः श्रद्धा, उग, भजनक्रिया, अनथनिवृत्ति, निष्ठा, रुचि, 
आसक्ति, भाव और प्रेम ; का प्राहुर्भाव होता है$ । 





49 रास पुनीत प्रम अनुगामी | १७१३-२२ 
 धुमिरिय नाम रूप बिलु देखे । आवत हृदय सनेह घिसेखे | 
१४०१ 
+ आदी श्रद्धा ततः सज्अः ततोडथ सजनक्रिया । 
ततो5नथैनिवृत्ति: स्यात्ततोी निष्ठा रचिस्ततः ॥ 
अथासक्तिस्ततो सावस्ततः प्रमाभ्युदश्चति । 
साधकानामर्य प्रस्ण. प्रादुर्भावे भवेत्‌ ऋ्मः | भक्तिस्साखुत्सिधु 
$ महषि शायिद्श्य ने भी अपने भक्तिसून्न में “सम्मान वहुमान 
प्रीतिविरेतर विचिकित्सा सहिमख्याति तद॒थ प्रायस्थान तदीयता सबतदू 
भावा प्रतिकूक्यादीनि तू स्मरणेभ्यो वाहुस्याव” ॥ २। $ | १८ दिख 
कर बताया है कि हरिनामस्मरण से परमात्मा की ओर क्रमशः सम्मान, 
बहुमान, भीति, विरद्द इतर विचिकित्सा, महिमल्याति, तद॒र्थ आणस्थान, 
वद्ोयता, सर्वतद्भाव, अप्रातिकूक्प आदि छी दृद्धि होती दे । 


-्०रे तुलसी-दर्शन 


कई आचार्यों ने प्रेम के सेब्य-सेवकभाव, सख्यभाव, वात्सल्यभाव 
और मधुर ( दाम्पत्य ) भाव में तारतम्य दिखाने की चेष्टा की है और 
परतर को पूबतर से श्रेष्ठ कह्ा है | परन्तु यदि विचारद्ृष्टि से देखा जाय 
तो भगवद्विषयक माहात्म्यश्ञान इन श्रेष्ठतर कद्दे जाने वाल्ते भावों में 
कम ही होता चला जाता है। इसीलिये तो सख्यभाव वात्सल्यमाव 
ओर दाम्पत्य भाव वाले भक्तिमार्ग धीरे धौरे सासारिकता के दलदल में 
फँसते गये ओर उनके उपास्य राधाकृष्ण अधिकाश में एक सामान्य 
नायक नायिका के रूप में रह गये। सेव्यसेबकभाव में इस धोखे का 
डर नहीं क्योंकि उस प्रकार के प्रेमभाव में प्रेमपात्र की महत्ता का ज्ञान 
सदेव सन्मुख रखना अनिवाय॑ है। फिर, सेव्यसेवकभाव की सीढ़ी तै किये 
बिना श्रेष्ठतर कहे जाने वाल्ते भावों पर हृढ स्थिति भी तो कठिन ही है। 
यदि किसी विशेष अधिकारी ने वह स्थिति प्राप्त भी कर ली तो उसका 
प्रयक्ष अपवाद ही कह्ावेगा, लोकमत की दृष्टि से सामान्य नियम नहीं | 
इसीलिये गोस्वामी जी ने सेव्यसेवकभाव को पूरी महत्ता देते हुए. कहा 
है “सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि |? ( ५०२-११ ) 

सेवकसेव्यमाव से बहुत मिलता जुलता साधन है प्रपत्तिमार्ग । 
आराध्य की ओर यदि हमारा प्रेमाकर्षण सुहदढ़ नहीं है तो न सही | 
यदि हम उसकी शरण हो जाने की ही भरपूर चेष्टा कर लें तो हम 
उसका प्रेम आप ही आप पा जावेंगे | यह मार्ग सब के लिये खुला 
हुआ हे। अन्य कोई सहारा यदि पास न हो ओर यही एक रद्दारा हो 
तो भी इतकृत्यता के लिये वह हर तरह पर्यात है | मक्त सुतीक्षण 
कहते हें... 

सोरे जिय भरोस दृढ़ नाहों | भगति विरति न ग्यानु सन माहीं ॥ 

नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहिं. दृढ़ चरन कसकव्व अजुरागा ॥ 

पुक बानि करुना निभ्वान की । सो प्रिय जाके गति न आन को ॥ 

३०४-६ से ११ 


भक्ति के साधन ३०३ 


शरणागति के लक्षण वायुपुराण में बड़ी सुन्दरता से दिये गये हैं। 
बहाँ लिखा है--- 
अनुकूलत्य संकलपः प्रतिकूलस्य वर्जनस्‌ 
रद्धिष्यतीति विश्वास्रों गोपृत्व वरणं तथा । 
आत्मनिःश्षेप कापेयये घढ़्विधा शरणागतिः ॥ 
भगवान्‌ को जो बाते झुचे बद्दौ करने का सकलूप, उन्हें जो बातें अरुचि- 
कर हों उन्हें दूर करने का निश्चय, वे इमारी रक्षा करेंगे इसका 
विश्वास, साहाय्य के लिये उनसे प्रार्थना, अपना समूचा भविष्य उन 
पर छोड़ देना ओर अपने को उनका एक अकिंचन सेंबक मात्र मानना 
( दीन की भाँति गवंहीन होना ) यही षड़्विधा शरणागति कहलाती 
हे। & इसे ही प्रपत्तिमार्ग कद्दते हैं । 
भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं इसलिये वे करोड़ों विधों के वध करने 
वाले मद्ापातकी को भी उसके सब अपराध विसार कर अपनी शरण में 
ले लिया करते और उसकी रक्षा किया करते हैं। परन्तु कोई पातकी 


िनललफनकननन-पकणाएए 7 ०7+ 





वि 


$ यश्चपि गोस्वामी जी ने शरणागति के इन छुह्ों अंगों का क॒ट्दी 
स्पष्ट विवेचन नहीं किया है तथापि सानस के कई प्रसज्नों में यह पढ्विधा 
शरणागति ध्वनित होती है । ऐसे प्रसक्नों मे एक यह है--- 
जे पद परसि तरी रिपि नारी | दुदक कानन पावनकारी ॥ 
जे पद जनकसुता उर ज्ञाये | कपट कुरग सग घर धाये ॥ 
हर उर सर सरोज पद जई ६ अद्टोभाग्य मे देखिदर्ड तेई ॥ 
जिन्ह पायन्द के पादुकन्दि भरतु रहे मन द्ाइ । 
ते पद आज बिल्लोकिहड इन्ह नयनन्द्ि अब जाह || ३६३-१ से * 
| कोटि विभ्र बध क्ागद्दि बाहू । भाये सरन तब नहिं ताहू | 
६३-१७ 
गग्ये सरन प्रभु रास्जिहद्टि तव अपराध बिसारि | इ% ४-२७ 


३०४ तुलसी दशन 


उनकी शरण जा ही नहीं सकता जब तक कि वह अपना हृदय निर्मल 
निश्छुल न करले । & जब उसमे अपने पातकों के लिये पश्चात्ताप होगा 
ओर भविष्य के लिये “अनुकूलस्य सकल्प- प्रतिकूलस्य वर्जनम्‌” होगा 
तभी तो वह शरणागति का अविकारी होगा | ऐसा मनुष्य निश्चय ही 
अपनाया जाने योग्य है | 

विभिन्न परिस्थितियों भे प्रेममाव को विभिन्न लहरे ( आसक्तियाँ ) 
प्रकट हुआ करती हैं। कभी कभी तो वह इतना गुप्त रहता है कि 
विरह की ठोकर के बिना उसके अस्तित्व का पता तक नहीं चलता | 
भरत के प्रेम द्वी को देखिये | जब तक विरद् की ठोकर न लगी तब तक 
कुछ पता भी न था कि उनका प्रेम राम के लिये कैसा था । वह 
ठोकर लगते द्वी उनके एक एक श्वासोच्छुवास से अनुराग की धाराए 
चारों ओर उमड़ पड़ीं। जिसे विरह्द की महिसा ओर प्रेम का स्वरूप 
देखना हो वह मानस के भरतचरित का अनुशीलन करे।॥ विरद्द ही 
वह वस्तु है जो प्रेमपात्र की ओर ध्यान की एकाग्रता बढाकर अनुराग 
को और भी प्रबल कर देती है। जब तक मनुष्य विरह में व्याकुल 
होना ही न जानेगा तब तक प्रेम का रस वह पा ही केसे सकता है। 
असल में तो प्रेम और प्रेमपात्र दोनों ही आनन्द का उल्लास होने 
के कारण अभिन्न हैं। विरद में भी प्रेमानन्द तो मिलता ही रहता 
है इसलिये वियोगावस्था में भी सयोगावस्था निहित रहा करती है। 
विरह के इस रहस्य को समझने वाले लोगों ने विरह की प्रशसा में न 





& जो पे दुष्ट हृदय सोह होई । मोरे सनन्‍्मुख आब कि सोई । 
३६-२० 

' श्रेम अमिय सनन्‍्दरु विरह भरत पयोधि गंभीर । 

मभि प्रगटे सुर साथु हित कृपा सिधु रघुबीर | २६२ १३, २० 


) प्रेस हरी को रूप दे वे हरि प्रमस्वरूप ॥ रखखान । 


भक्ति के साधन ३०५ 


जाने क्या क्या कह डाला है। & मुक्ति का निरादर करके भक्ति का 
दंतभाव बनाये रखना भी तो विरह की महिमा दी द्योतित करता है । 

प्रेम ही वह जल है जिससे दृदय का मल धोया जाता है। ' इसके 
बिना द्वदय शुद्ध हो ही नहीं सकता । यह प्रेम चाहे प्रपतिमार्ग से सुदृढ़ 
किया जाय चाहे विरहमाग से चाहे और किसी मार्ग से । परन्तु इतना 
निश्चित है कि इसे सुदृढ़ करना ही चाहिये । सुददृढ करना ही पर्यात नहीं 
है वरन्‌ यह भी आवश्यक है कि यह सुदृढ़ प्रेम परमात्मा की ओर अपिंत 
हो न कि जगत्‌ के नश्वर छुद्र पदार्थों की ओर | प्रेम कौ इस क्रिया मे 
जहाँ एक श्रोर निश्छुलता अनिवाय हैं वहाँ दूसरी ओर लोकसेवा भी 
अनिवाय है। यदि इन दोनों मे से एक भी बात कम हुईं तो समम्यि 
कि वह प्रेम प्रभुप्रेम नहीं है। यही समूचे कथन का साराश है। 


नामजप 


गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जप ही को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा हैं 
ओर उसे अपना द्वी रूप बताया है। | आयमग्रन्यथ तो जप के प्रभाव 
के लिये पुकार पुकार कर कद्दते हे “जपात्‌ सिद्धिजपात्‌ सिद्धिजंपात्‌ 
सिद्धिनंतशय; [?” 

जप की सिद्धि के लिये मन्नतत्व, देवतत्व, गुरुतत्व, आत्मतत्व और 
मनस्तत्व का पूरा पूरा विचार करके पक्का अनुष्टान करना पड़ता है 
तब सफलता मिलती है | इस कलियुग में इतनी सब बातों का पूरा 


& विरद्दा विरह्वा मत कह्टौ विरहा है सुलतान । 
जा घट बिरह न संचरे सो घट जान मसान ॥ कबीर 
* प्रेम भंगति जल बिनु रघुराई। अभिश्रन्तर मल्न कबई न जाई ॥ 
४६२०३ 
+ भ्ज्ञानां जपयज्ञो5स्मि | गीता अध्याय १० छोक २४ । 
२७ 


३०६ तुलसी-दशन 


विचार होना बहुत कठिन है। अनधिका रियों के द्वाथों पड़कर मन्त्रों की 
दुगगंति न होने पावे इसलिये आगम के आचायों ने “गोपनीय गोपनीय 
गोपनीय प्रयत्नतः की भी दुद्टाइयाँ दी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
इसीलिये पुराणों के स्वर में स्वर मिलाते हुए जपयज्ञ को त्रेतायुग का 
साधन बताया है और इस कलियुग के लिये केवल नाम का आधार 
ही स्थिर किया है। & 

गोस्वामी जी ने युगधर्म कौ चर्चा करके परिवर्तनशील अवस्था के 
अनुसार व्यवस्था का विधान रच दिया है । प्रगतिशील और परिवतंन- 
शौल जगत्‌ में एक ही नियम सवंत्र ओर सवंदा उपयुक्त नहीं हो 
सकता | इईसीलिये समय को देखते हुए गोस्वामी जी ने योग और तप 
का संयमपूर्ण कष्टप्रद ज्ञानमा्ग सतजुगी जीवों के लिये, कमंकाए्डमय 
इष्टापूत का सम्मइ-त्यांग पूर्ण वैदिक भाग त्रेतावालों के लिये, मठ 
मन्दिर मूर्ति आदि को प्राधान्य देनेवाला पौराणिक पूजामार्ग द्वापर 
वालों के लिये और नामस्मरण तथा कीत॑नवाला सरलमाग कलियुगी 
जीवों के लिये बताया-है । यह बात नहीं है कि किसी एक युग में एक 
ही प्रकार की मनोवृत्तिवाले मनुष्य रहते हों। प्रत्येक युग में चारों 
युंगों की बृत्तिवाले मनुष्य मिल सकते हैं | यही नहीं प्रत्येक मनुष्य में 
भी चारों थुगों की बृत्तिया समय समय पर आविभूत हो जाया करतीं 
हैं।। परन्तु स्वंसाधारण के लिये वही नियम उपयुक्त समभा जाता है 


& ध्यायन कृते यजन्‌ यश्ेस्त्रेयायां अद्धयाचयन््‌ । 
यदामोति तदाप्लोति कल्लौ केशव कीतनात्‌ ।। 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यबजतो मख । 
द्वापरे हरिचर्यायां कल्नो तद्‌ हरि कीतनाव्‌।॥। आदि 
' देखिये प्रष्ड १७ पक्ति २९ से २३ ॥ पृष्ठ ४६०८ पक्ति १२ से १४॥ 
पृष्ठ ४९० पंक्ति ११ से २२॥ ओर पृष्ठ ४६१ पंक्ति ३ से ८5 ॥ 


भक्ति के साघन ३०७ 


जो उस युग का विशेष धर्म हो | इसलिये नाम-स्मरण वाला नियम 
यद्यपि चारों युगों में मान्य है तथापि इस कलियुग में तो वद्द विशेषतः 
मान्य है। “कलि विशेषि नहिं श्रान उपाऊ” |& 
जिस प्रकार मन्त्रों की सख्या अपरिमित है उसी प्रकार भगवान्‌ 
के नामों की सख्या भी अपरिमित है । उन सब मन्‍्त्रों और नामों में 
“राम” की विशेष महिमा गाई गई है।| 
वेष्णवेष्वपि सर्वेष रामसन्नाः फलाधिका: ॥ 
रामारचनचद्धिका २४ पृष्ठ 
गाणपत्येषु शेवेष शाक्त सोरेष्वभौष्टदः । 
वेष्णवेध्चपि सर्वेधु राममन्नः फल्ाधिकः ॥ 
रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ॥ श्लोक ४ 
यभेव बटबीजस्थः प्राकृतरुच महद्दानद्रमः ! 
तथेव रामबीजस्थ जगदेचराचरम्‌ ॥ 
रामपूव्ततापिन्युपनिषद्‌ ( द्वीतीय ) 


48 नहिं कति करसु न भगति विवेकू । राम नाम अवत्ग्बन एकू ॥ 
१ ८-२ 
यह कक्षिकाल् मज्ञायतन मन करि देखु विचार | 
स्री रघुनाथ नाम बिनलु नाहिंच आन अ्रधार ॥। 
डेरेणनरे दे, २४ 
यह कलिकाद्ध न साधन दूजा । जोग जज्ञ जप तप बत पूजा ॥ 
रामह्वि सुमिरिय ग्राइय रामद्व ! सतत सुनिय रामगुन आम ॥ 
*९ ०६-७५ गम 
| कई आचायों ने 5०, नारायण, ऊंष्ण, हरि आदि नामों की भी 
सुन्दर व्याख्या करके उनका भी बढ़ा सहार्य बताया है । 


रे०ग्८ तुलसी-दर्शन 


वेष्णवेष्वपि. सर्वेषराममंत्र,. फल्नाधिकः | 
मंत्रराज इति प्रोत्तः सर्वेषामुत्तमोत्तमः ॥ 
अगस्यसंहिता । 
जपतः स्वचेदांश्व सर्वमंन्रांश्च॒पावति । 
तस्मात्कोटिगुणं पुण्य रामनाम्नेव लक्यते | 
पञ्मपुराण । 
सप्तकोटि भहामंत्राश्चितविभ्रमकारकाः । 
एक एवं परो मन्नो राम इत्यक्षरद्ययस्‌ ॥ 
बुद्ध मनुस्मति । 
यावद्‌ वेदार्थ गर्भ प्रणवि जगदुदाघारभूतं सविन्दु । 
सुध्यक्त रामबीज श्रतिसुनिगदितोत्कृष्ट पढ़व्यासिभेदम्‌ ।। 
रेफारूठन्रिमृति अ्रचुरतर महाशक्ति विश्वोन्निदा् । 
शश्वत्‌ सराजते यद्दविविध सकत्ष संभासमानग्रपग्यम्‌ ॥| 
ओवेष्णवमताब्जभास्कर श्लोक १२ पृष्ठ ४० 


आदि आदि प्रमाणों से “राम”? मत्र की महिमा भली भाँति प्रकट हो 
रही है। हनुमजन्नाटककार कहते हैंः-.- 


कृर्याणानां निधान कलिमलमथर्न पावन पावनाना । 
पाथेय यन्सुसुक्षोः सपदि परपद प्रासये प्रस्थितस्य ॥॥ 
विश्रामस्थानमेक॑कविवरवचसा जीवन सज्जनाना । 
बोज ध्ेज्रुम॒स्थ प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 


यह कथन किसी प्रकार अत्युक्तिपूर्ण नहीं क्योंकि “राम”? इस छोटे से 
शब्द में बड़े बड़े आचायों ने न जाने कितना अथ भर दिया है । 
श्रीरामानन्द स्वामी ( वैष्णवमताब्ज-मास्करकार ) का कथन तो हमने 
ऊपर दे ही दिया है। रामरहस्योपनिषद्‌, रामपूवतापिन्युपनिषद्‌, रामोत्तर- 


भक्ति के साधन ३०९ 


तापिन्युपनिषद्‌ तथा तारसारोपनिषद्‌ में इस शब्द के जो जो रदस्य 
बताए गये है वे वहीं देखने योग्य हैं। श्रीरामपटलकार कहते हैं;-- 
रकाराओों रामः सगुण परमैश्वय जलधि--- 
मंकाराथों। जीवः सकलविधि केंकर्यनिषुणः 
तयोरम॑ध्याकारों युगन्नमसथ सेम्बन्धमनयो--- 
रनन्यहिं बूते त्रिनिगमस्वरूपोश्यमतुलः ॥१॥ ( पृष्ठ ६७ ) 
रामांचनचं॑द्रिकाकार का कहना है।-- 


रकारो वहिववन, प्रकाशे. पयवस्यति | 
सच्चिदानन्दरूपोउस्थ परमात्माथ उच्यते ॥ 
व्यक्षन निष्कल ब्रह्म श्राणो मायेति च स्वरः । 
व्यञ्षनेः स्वरसंयोगो विद्धि तत्पाणयोजनम्र्‌ ॥ 
रेफे ज्योति्मेये तस्मात्‌ कृतमकारयोजन | 
मकारो अभ्युदयार्थत्वान्‌ मा मायेति च कीत्येते ॥ 
अयसेवान्तसुत्सज्याकारमेकाच्षरो मनुः | 
सोञ्य बीजस्य हेतुः स्थात्समार्य ब्रह्म तृच्यते ॥ 
स्िन्दु सो5पि पुरुष: शिवसूयनदु रूपवान्‌ । 
ज्योतिस्तस्य शिखारूप नाद' सा प्रकृतिमेता ॥ 
प्रकृतिः पुरुष्धोभौ समाय॑ बद्यणस्वतः । 
बिंदुनादास्मक बीज बह्धि सोमक्षता मता॥ 
अभी सोमातव्मक विरंधं रामबीजे अतिष्ठित । 
यथेव बटबीजस्थः आआक्ृतश्र महादुसमः ॥ 
तथयैव रामबीजस्थ जयगदेच्चराचरस ॥ (एछ २९ २६) 
श्रीमहारामायण में लिखा हुआ हे;--- 

रकारोउनलबी ज॑ स्यमाद ये सर्व बाढवादयः | 
कृत्वा समोसल सब अस्म कर्म शुसाशुसस्‌ ॥ 


३१० तुलसी-द्शन 


अकारो भानुबीज' स्थाद वेद्शास्त्प्रकाशकम्‌ । 
नाशयत्येव सद्दीष््या या विद्या हदये तमः॥ 
मकारश्रन्द्रबीजश्न पौयूषपरिपूर्णक । 
ब्रितापं हरते नित्य शीतज्ञत्व करोति च ॥ 


( सानसंपियूष बालकाण्ढ पृष्ठ ३९३ ) 


इसी प्रकार के न जाने कितने प्रमाण इस महामत्र की महिमा भे दिये 
जा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारद जी ने 
भगवान्‌ से यह वरदान ही माँग लिया था कि।--- 


“राम सकल नामन्द्र ते अधिका । होहु नाथ अध खग गन बधिका ॥” 
२३२३-२७ 
इसलिये वे जहाँ पर नाम की बन्दना करते हैं वहाँ इसका समूचा 
रहस्य ही समझा देते हैं। वह पूरा प्रकरण भली भाँति मनन करने 
योग्य है। सक्षेप में वह इस प्रकार है।--- 
मर्यादापुरुषोत्तम का राम नाम ( कृशानु की तरह सम्पूर्ण वास- 
नाओं को भस्म कर देने वाले ) वैराग्य ( भानु की भाँति सम्पूर्ण तत्वों 
का बोध करानेवाले प्रकाशवान्‌ ) ज्ञान और ( हिमकर की तरह 
शीतलता देनेवाली ) भक्ति का हेत॒ है। उसमें सृष्टि स्थिति और प्रलय 
के सम्पूर्ण तत्व निद्दित हें। वह ४” के समान निर्य ण का प्रतीक 
होकर भी गुणनिधान भगवान्‌ का अशिव्यज्लन करता है। इसलिये वह 
अनुपम है। ' 
उसकी महिमा के विषय में देवाधिदेव महादेव, प्रथम पूजा के 
अधिकारी गशाधिपति और कवियों में अग्रगएय आदि कवि वात्मौकि 
सरीखे महानुभव प्रमाण हैं | केवल पुरुष ही नहीं स्त्रियों में श्रग्गग रय 
आदिशक्ति जगदम्बिका भी उसकी महिमा का लोहा मान चुकी हैं । 


भक्ति के साधन ह्११ 


इस नाम से भक्ति साथक द्ोती है और उससे भक्त की उन्नति 
होती है श्सलिये भक्तरूपी शालि के लिये इन दो श्रक्षरों को यदि 
भक्तिवर्षों के सावन और भादों महीने कहा जाय तो अ्रनुचित न होगा | 

ये दोनों बण मधुर ओर मनोहर हैं। ये सुलभ हैं सुखद हैं और 
लोक तथा परलोक में कल्याण करनेवाले द्ोकर हृदय की दो आँखों के 
समान हैं। ये कहने के लिये दो हैं | वास्तव में तो ब्रह्म और जीव की 
भाँति सहज संचाती होकर ये एक ही हैं । 

नाम ओर नामी में कोई अन्तर नहीं क्‍योंकि उन दोनों का अभिन्न 
सम्बन्ध है। फिर भी नाम श्रेष्ट है क्योंकि नामी ( प्रश्चु उसके अनुगामी 
बन जाते हैं ( नाम लेने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है | ) यद्यपि नाम 
ओर रूप दोनों ही उस परमात्मा की उपाधियाँ हैं ( उसकी माया के 
चमत्कार हैं ) तथा किसी आचार ने नाम को किसी ने रूप को 
प्रधानता और पू्वता देकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि किसको 
बड़ा और किसको छोटा कहा जाय | फिर भी विचार करने से थही 
जान पड़ेता है कि नाम श्रेष्ठ है। नाम से तो रूप की कल्पना की जा 
सकती है और नामस्मरण से स्नेह का प्रादुर्भाव दोने पर रूप की राँकी 
भी हृदय मे प्रकाशित हो जाती है परन्तु नाम के बिना रूप का पूरा 
परिचय ( उसकी अन्य पदार्थों से विशेषता आदि का सम्यक्‌ ज्ञान ) 
न तो स्वतः को हो सकता है और न दूसरे को द्वी कराया जा सकता 
है। (स्वतः को चादे कुछ दो भी जाय परन्तु दूसरों के आगे वह 
अनुभव तो “गगे का शुड़” ही रहेगा । ) 

परमात्मा निशु श भी है सगुण भी है ! निगु ण का पथ श्रलग है 
सगुण का अलग हे। उन दोनों का प्रबोध करनेवाला यदि कोई एक 
पदाथ है तो वह यह नाभ दी है। यददी उन दोनों के बीच का साक्षी 
भी है और दोनों के साथ जीव के भावों का सम्बन्ध स्थापित कराने 
वाला दुभाषिया भी | इसलिये भीतर और बाहर ( आत्मकक््याण और 


११२ तुलसी-दश्शन 


लोककल्याण के पथ में ) प्रकाश फैलाने के लिये नाम रूपी मणि को 
ही जिह्ास्थ कर के देहली दीपक बना लेना चाहिये | आत॑, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी और ज्ञानी सभी प्रकार के भक्तों ने इसे अपनाया है। योगी 
लोग भी तो इसी के बल पर जाग्रत रहा करते हैं। 

परमात्मा का नाम उनके निगु ण और सगुण दोनों रूपों ( भावों ) 
से बढ़कर है। जिस तरह अग्नितत्व अलक्षितरूप से विश्व में 
( लकड़ियों मे ) भी व्याप्त है और प्रज्वलित होकर लक्षितरूप से 
एकदेशीय भी बन जाता है उसी प्रकार नियु ण और सगुण परमात्मा 
का हाल है | “अग्नि? कहने से जिस प्रकार दोनों तरह की श्रग्नियों 
का बोध होता है उसी प्रकार “राम” कहते से ब्रह्म और दाशरथि- 
राम दोनों का बोध ्ा है। अरब देखिये रामनाम अक्षराम से किस 
प्रकार बड़ा है। *ैच्चिदानन्द ब्रह्म तो प्रत्येक हृदय में विराजमान है 
फिर भी लोग उसके आनन्द का सीकर भी न पाकर “दीन दुखारी” 
ही रद्द करते हैं। वह उपेक्षित रल्न की भाति दबा पड़ा रहा करता है | 
परन्तु नाम ही के निरूपण से और उसी के प्रयज्ञ से वह॑ आनन्दमय 
ब्रह्म इस प्रकार जाग उठता है जैसे रत्न से उसका मूल्य | रामनाम 
दाशरथि राम से किस प्रकार बड़ा है इस सम्बन्ध में तो इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि दाशरथि राम ने वानर है" ७8 की सेना एकन्न कर न 
जाने कितने परिश्रम से सेतु बनाया“परन्तु नाम के तो स्मरण मात्र से 
भवसागर के समान महासागर एकदम सूख जाता है। नाम की यह 
वरदायक महिमा जानकर दी शतकोटि रामचरित्र से छाँटकर भगवान्‌ 
शंकर ने इस नाम को ह्वी अपना द्वदयहार बनाया है। वे ही क्‍यों, 
शुक, सनकादि, नारद, प्रह्मद, ध्रुव, हनुमान, यहाँ तक कि श्रजामिल, 
गज, गणिका तक ने नाम ही से कृतकृत्यता पाईं है। अधिक कहाँ तक 
कद जाय बस सही समझ लीजिये कि स्वय राम भी अपने इस नाम 
के पूरे गुण नहीं गा सकते । 


भक्ति के साधन ३१३ 


इस कल्लि में तो भगवान्‌ का यह नाम दी कल्याण-निवास कल्पतर 
है जिसके स्मरण मात्र से तुलसीदास जी भाँग से तुलसीतर बन गये। 
यद्यपि चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में लोग नाम जपकर 
विशोक हुए हैं तथापि कलि में तो केवल यही एक अवलम्ब है जो 
परम अभिमतदाता है। इसे कलिकालनेमि के लिये इनूमान्‌ अथवा 
कलिहिरण्यकशिपु के लिये नरसिहरूप समझना चाहिये। 

सक्तेप में यही कहना पयांत्र है कि भाव कुभाव अनख आलस्य किसी 
प्रकार नाम का जप करने से दशों दिशाओं में मज्जल ही मद्भल 
होता है | & 

“भाव कुसाव अनख आलस्य” की ये बाते सुनकर कोई यह न 
मान बैठे कि यत्रवत्‌ 'राम राम? चिहलाने मात्र से मुक्ति हो जायगी। 
बहुतों ने गोस्वामी जी पर यह दोष लगाया है कि उन्होंने नाम स्मरण 
पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर दे दिया है ओर:--- 

“राम रास कहि जे जमुहाहीं । तिनहि व पाप पज समुहाहों ॥ 


२७४२-१३ ४ 
5५तुलसी रा के कहत ही बिनसत पाप पद्दार । 


बहुरि न आवन देन को देत सकार किवार” ॥ 
सरीखे वाक्यों पर लोगों ने क़दकृदे लगाये हैं। यदि ऐसे सज्जनगण 
गोस्वामी जी की थक्तियों का पूर्वापर सम्बन्ध मिला लेने की चेष्टा कर 
लिया कर तो गड़बड़ का कोई अवसर ही न आवे | गोस्वामी जी स्पष्ट 
कहते हैं कि---नामस्मरणा से स्नेह की. बूद्धि होती है। और स्नेह की 


७ देखिये पृष्ठ ३४ पंक्ति १३ से २३, पृष्ठ १६ पंक्ति $ से २४ 
पृष्ठ १६ पंक्ति ४ से २७; पृष्ठ १७ पंक्ति१ से १३, पृष्ठ १८ पक्ति $ से ६। 
$ सुमिरिय नास रूप विलु देखे । आवत हृदय सनेह बिसेखे॥ 
१९-१५ 


३१४ तुलसी-दशेन 


'बूद्धि हुए बिना न तो हृदय निमल दोता है और न परमात्मा ही मिलते 
हैं। & इसलिये यदि कोई चाहे कि वह भगवान्‌ की ओर स्नेह बढाये 
बिना केवल “राम राम” कहकर मुक्ति पा लेगा तो उसका प्रयास हौ 
निष्फल है। “राम राम सब कोइ कहे ठग ठाकुर अरु चोर, बिना प्रेम 
रीमें नहीं तुलसी ननन्‍दकिशोर ।”” ॥फिर, श्रद्धा और विश्वास के बिना 
तो सिद्ध लोग भी स्वान्तस्थ ईश्वर को नहीं देख पाते है।! इन 
दोनों साधनों के बिना किसी प्रकार का धर्म किसी प्रकार की सिद्धि होना 
हो सभव नहीं | $ तब इनके बिना नामजप का साधन भी किस प्रकार 
फूलप्रद हो सकता है १ यदि श्रद्धा और विश्वास साथ हैं तो नामजप से 
मगवस्प्रेम की वृद्धि होना अ्रनिवाय है । 
प्राचीन आचायों ने नामापराध से बचाकर ही नामजप करना 
अमीष्ट बताया है। मुख्य नामापराध दस हैं, यथा:--( १ ) सत्पुरुष 
निन्‍्दा ( २) नामों में मेदभाव ( ३ ) गुरुनिन्दा (४) शास्निन्‍्दा 
( ५) दरिनाम में अथंवाद की कल्पना (६ ) नाम का सहारा लैकर 
पाप करना (७) धर्म, त्रत, दान, थज्ञादि के समान नाम को भी 


न्‍कुमलमनम्सालन-लगएएणा कक “चरखी ण। उन. +०न»मकन 8-34 रक की सननमत-कन_-नक कमनमन-न-न-+ लक /०००-.ाम+म+े तमाम कफ, 


& प्रेम भगति जत्न बिनु रघुराई | अभिश्नन्तर मत्न कबहुँ न जाई । 
४६९-े 
निर्मल मन जन सो मसोदि पावा । मोहि कपट छुल छिद्ध न भावा॥ 
३६३०२ 
मिलहिं न रघुपति बिचु अनुरागा।| ४७०-- 
) यह दोहा प्रसिद्ध है परन्तु इमें गोस्वासी जी के किसी प्रामाणिक 
प्रन्थ में यह नहीं मिला | 
देखिये पृष्ठ $ पंक्ति ३, ४ । 
$ ख्रद्धा बिना घरमसु नहिं होई | ४८२३-१६ 
कवनिड सिद्धि कि बिनु विश्वासा | ४८३-१३ 


भक्ति के साधन इ्श्पू 


सामान्य साधन मानना (८ ) अश्रद्धाहु को नामोपदेश करना (९ ) 
नाम का माद्दात्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना और ( १० ) अदता 
ममता आदि विषयों में लगे रहना | & गोस्वामी जी ने भी नामस्मरण 
के साधक और बाधक विषयों की चर्चा करके नामापराधो की ओर 
सकेत किया है । वे कहते हैं;-.- 


अस प्रभु दीनदयाल हरि कारन रहित दयाल | 
तुलसिदास सठ ताहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ॥ १००-११,१२ 
राग रोष इरिषा मद मोहू। जनि सपनेहूँ इनके बस होहू ॥ 
सकल प्रकार बिकार बिद्दाई | मन क्रम बचन करेह्ु सेवकाई ॥ 
१६१०४, ३ 
दौपसिसा सम जुबति तनु मनु जनि द्वोसि पतंग | 
भजह्टि राम तजि कामु मदु करदहि सदा सतसग ॥ 
३२४७-२९, २९ 
काम क्रोध भद लोभ सब नाथ नरक के पंथ | 
सब परिदरि रघुबौर दी मजहु भजहि जेहि सन्त ॥ 
३६१०१६, १७ 
परिददरि मान मोद्द महु भजह कोसलाधीस ॥ ३६१०-२७ 
अब ग्रह जाहु सखा सब भजेह सोदि दृठ नेम ॥ ४४५१-१६ 
अस बिचारि मतति घीर ताज कुतक ससय सकल । 
भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुन्दर सुखद ॥ 
अेपरे-२९, २३ 
सब भरोस तजि जो सज रामईिं । भेस समेत गाव गुन आमह्ठि ॥ 
सोह भव तर कछु संसय नाहीं | नाम अताप प्रगट कल्ति माही # 
359०-८८, १९ 


49 देखिये कश्याण भाग २ संख्या ३ पृष्ड १६० 


३१६ तुलली-दर्शन 


इन पंक्तियों में सफेद टाइप में छुपे हुए. पद ध्यान देने योग्य हैं । 

नामापराच दूर करने के लिये नाम ही प्रधान साधन माना गया 
है | & नाम जपते रहने से कभी न कभी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि 
उमड़ ही पड़ेंगे। इसीलिये गोस्वामी जी ने भाव, कुभाव, अनख, 
आलकस्य में भी नाम जपना मज्भलप्रद बताया है | 

इस सम्बन्ध में एक बात ओर भी ध्यान रखने योग्य हैं। मन्नों की 
शक्ति प्रबल रहा करती है। “'मन्न परम लघु जासु बस विधि हरि हर 
सुर सब” ( ११९-४) आजकल के भौतिक विज्ञानवाल्ते चाहे इस 
बात को न माने परन्तु जब कि हम लोग आज दिन भी प्रत्यक्ष देखते 
हैं कि सपविध सरीखी भयकर भौतिक वस्तु केवल मत्रबल से न जाने 
कैसे सत्वहीन होकर अन्तर्धान हो जाती है तब कारण नहीं है कि हम 
मनत्रों की शक्ति पर क्‍यों न विश्वास करें | गोस्वामी जी राम नाम को 
भद्दामत्र कहते हैं ओर इसे प्रत्यक्ष सिद्ध बताते हैं। | तब फिर यदि 
उन्होंने निश्चय के साथ कह दिया कि इस मन्न के उच्चारण मात्र से 
दरशों दिशाओं में मगल होता है तो आश्चयं कौ बात ही कौन सी है ! 
दुसरे भत्रों के लिये कड़े कड़े नियमों वाले अनुष्ठान चाहिये। इस 
नामजप के सम्बन्ध में तो कद्दा गया दैः--- 


न देश काल नियम. शौचाशोच चिनिर्ययः । 


%& नासापराधयुक्तानां नासान्येव हरन्त्यध । 
अविश्रान्त अयुक्तानि तान्येवार्थ कराणिहि ॥ 
कल्याण भाग २ पृष्ठ १६० स॒० हे 
' महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी मुकुति हेतु उपदेसू । 4४-१२ 
भरोस्रो जाहि दूसरो सो करो । 
मेरे तो राम को नाम कल्पतरं कलि कल्यान फरो ॥ विनय० 


भक्ति के साधन ३२३१७ 


परं॑ सकीत नादेव राम रामेतिम्नच्यते ।। 
कल्याण भाग २ संख्या १ पृष्ठ झर 
इसलिये गोस्वामी जी के समान श्रद्धालु लोकहितैधी का इस साधन पर 
बहुत श्रधिक ज़ोर देना नितान्त स्वाभाविक था | 
नाममद्दिमा के सम्बन्ध में महात्मा गाधी के विचार, जो कल्याण 
भाग २ सख्या १ पृष्ठ ९९ मे हैं, देखने योग्य हैं | वे इस प्रकार हैं;--- 
“नाम की महिमा के बारे में बुलसौीदास ने कुछ भी कहने को 
बाकी नहीं रखा है | द्वादशमत्र, अष्टाक्षर इत्यादि सब इस मोहजाल 
में फंसे हुए मनुष्य के लिये शान्तिप्रद हैं इसमें कुछ भी शका नहीं है। 
जिससे जिसको शान्ति मिले उस मत्र पर वह निभर रहे | परन्तु जिसको 
शान्ति का अनुभव ही नहीं हे ओर जो शान्ति की खोज में है उसकों 
तो अवश्य राम नाम पारस मणि बन सकता है। ईश्वर के सह नाम 
कहे हैं उसका अर्थ यह है कि उसके नाम अनन्त हैं गुण अनन्त हैं। 
इसी कारण ईश्वर नामातीत और गुणातीत भी है। परन्तु देहधारी के 
लिये नाम का सहारा अत्यावश्यक है | ओर इस युग में मूढ और 
निरक्षर भी राम नाम रूपी एकाक्षरमत्र का सहारा ले सकता है | वस्तुत; 
राम उच्चारण में एकाक्षर दी है । ओर 3० कार ओर राम में कोई 
फरक नहीं है | परन्तु नाम महिमा बुद्धिवाद से सिद्ध नहीं हो सकती 
है। भ्रद्धा से अनुभवसाध्य है ।” 
चंचल मन अकसर एक द्वी मन्त्र पर बेधा नहीं रह सकता | जिस 
तरह जिह्का छु; रसों के लिये चरय्पठाती रहती है | उसी तरह मन भी 
नो रसों के लिये लोलुप बना रहता है। इसीलिये आचायों ने जप के 
साथ कीत॑न की भी व्यवस्था की है। कौतंन में ईश्वर के गुणों और 
उनकी लीलाओं का गान होने से हृदय को अनेकानेक रस मिलते 
हैं, भावों की उड़ान के लिये अनेकानेक अवसर मिलते जाते हैं, 
मनकुरग को चारों ओर चोकड़ी भरने और इस प्रकार उछुल कूद से 


३१८ तुलसी-दशन 


अघाकर नामजप पर स्थिर हो जाने का स्थान मिलता है | गोस्वामी 
जी ने इसौलिये राम नाम का बृहत्सस्करण रूप यह रामचरितमानस 
रचकर लोगों के सामने रख दिया है। मानस क्या है इस सम्बन्ध में 
वे कहते हैं कि हृदय की सुमति में स्थित जो वेदपुराणादि संदग्यथ थे 
उनसे प्रेममक्ति तथा सशुण॒ लीला सयुक्त राम सुयश खींचकर सन्त 
लोगों ने उस रस द्वारा सुकृतों की बृद्धि की है। वही सुयश हमारे 
अ्रवशमाग से होकर हमारी स्मरणशक्ति द्वारा एकत्र किया गया है 
ओर इस प्रकार हमारे हृदय में स्थिर द्ोकर मानसरोवर के समान 
लद्दरा रह्य है। इसी मानसरोवर से रामचरितचर्चा रूपी सरयू निकल 
पड़ी हैं | & वे कहते हैं कि वे तो निमित्तमात्र के लिये कवि बन गये 
हैं; असल में तो शम्भु के प्रसाद से जो सुमति हुलसी उससे रामचरित- 
मानस आप ही आप बाहर लहरे मारने लगा है। ॥ हम पहिले ही कद 
आये हैं कि उनका मानस भगवान्‌ राम का वद्मय तनु है। इसलिये 
जो इस पर अद्धा ओर विश्वास रख कर इसका सहारा लेगा वह 
निःसन्देह भक्ति ओर मुक्ति सभी कुछ पा लेगा | | 


& देखिये मानस का सर-सरि रूपक । 


" सभु प्रखाद खुमति हिंय हुलसी । रामचरित सानस कवि घुलसी ।। 
२२-०१ & 


| रावनारि जसु पावन गावहिं सुनद्ि जे क्षोगु । 
रामभ्रगति इढ़ पावहि बिचु बिराणु जएु जोगु ॥ ३२९-२३-२४ 
मुनि दुलेस दरिभगति नर पावदिं बिनहिं अ्रयास । 
जो यह कथा निरन्तर सुनें मानि विश्वास ॥ €०७-२३,२४ 
रामचरन रति जो चह अथवा पद निर्वान । 
भाव सद्दित खो यह कथा करउ स्त्नन घुट पान ॥ ३०८-१७,१८ 


भक्ति के साधन 
सत्संग 
गोस्वामी जी ने सत्सग पर बहुत अधिक जोर दिया हे | यही सब 
मुद मज्जलों का मूल है । & मति कौति गति भूति भलाई आदि जो 
कुछ प्राप्य वस्तुएं हैं सब सत्सग के ही प्रभाव से मिलती हैं। लोक 
( सदसाधारण का वतमानकालीन अनुभव ) ओर वेद ( विशेषज्ञों का 
शात्नसिद्ध अनुभव ) दोनों ही इस बात की साक्षी देते हुए कहते हैं कि 
सत्थग के अतिरिक्त दूसरा उपाय है ही नहीं | रुत्तग के बिना न तो 
विवेक का ही सम्यक्‌ आविभाव होता है न खशयों का तिरोभाव होता 
है।! उसके बिना कोई भी मनुष्य न तो इरिकथा का रस ही प्राप्त कर 
सकता है ओर न उसे किसी तरह भक्ति ही मिल सकती है ।$ गोस्वामी 
जी वस्तुओं का सु अथवा कु होना, लोगों का शञानी अथवा अज्ञानी 
*३७ सत संगति सुद सगल मूला । सोइ फल्न सिधि सब साधन फूछा॥ 
/ ३-२२ 
। मति कीरति गति भूति भव्याई | जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसंग अभाऊ। लोकहु वेह न आन उपाऊ प 
४-१३, २० 
! बिलु सतसंग विवेक न होई । ४०२१ 
तबहि होहिं सब संसय भंगा । जब बहुकाज़ करिय सतसंगा ४ 
४७०-रे 
$ बिलनु सतसंग न इरिकथा | ४७०-७ 
सब कर फल्ष हरि भग्रति सुद्दाई । सो ब्रिनु संत न काहू पाई ॥ 
“०० 
भगति सुतंत्र सकक्ष सुख खानी । बिनु सतसग न पावडि आनी 
। ४६३०१ ७ 


३२० तुलसी-दर्शन 


होना तथा इस ससार में लाभ अथवा हानि का सब सिलसिला क्रमशः 
सत्संग ओर असत्सग पर ही निर्भर करते हैं |& उनके मत में सत्सग से 
बढ़कर कोई लाभ और सुख ही नहीं है ।| इन्हीं सब कारणों से उन्होंने 
अपनी भक्तिपद्धति के साधनों में स्ंगप्रथम सम्मान सत्सग को ही 
दिया है |! 

गोस्वामी जी के मत में स्वगं और अपवर्ग का समग्र सुख भी लब* 
सत्थधग को बराबरी नहीं कर सकता |$ बात यह है कि सत्सग में तो' 
आत्मा से आत्मा का मेल होता है और सत्‌ के इस मेल से हमारी 
आत्मा की उत्क्रान्ति अवश्यमावी दो जाती है इसलिये इसका लब 
परमाणु भी बाहरी सुखो से ( ऐसे सुखों से जिनमें केवल भोग ही भोग 
है, आत्मा की उत्क्रान्ति की बात नहीं ) बढकर ही है। फिर चाहे वे 
बाहरी सुख स्वर्ग ओर अपवग्ग के से ही क्‍यों न हों । 

गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्सगरूपी तीथराज में स्नान ( मज्जन ) 

करने से कौवा कोयल हो जाता है और बक हंस बन जाता है। इस 


$9 अह् भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग । 
दोहिं कुषस्तु सुधस्तु जग लखाहि सुल्तच्छुन त्ञोग ॥ ७-१३, १४ 
बिनसइ उपजह ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसग ॥ २३३९-१६ 
हानि कुखग सुसगति ल्ाहू । लोकहु बेद विदित सब काहू ॥ 


| गिरिज्ञा सन्त समागम सम न ज्ञाभ कछु आन ॥ १०७९३ 
सन्‍त मिलन सम सुख कहें नाहों ।। ९०३०-२३ 


प्रथम भगति सतन्‍्ह कर सगा ॥। ३२००-१३ 
$ तात स्व अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग । 
तृज्ष न ताहि सकक्ष मिलि जो सुख क्षव सतसंग ॥ ३४७-११, १२ 


भक्ति के सांघन ३२१ 


स्नान का फल इसी काल में ( इसी जन्म में ) मिल जाता है। परलोक 
( मरणान्तर ) का रास्ता देखने की ज़रूरत तक नहीं रहती |& जो वश 
ओर दवृत्ति अर्थात्‌ जन्म और कमे दोनों दिशाओ्रों में काला मनुष्य है 
वह सत्संग के प्रभाव से उज्वल कम वाला बन जाता हे--भीतर बाहर 
दोनों तरह से काला कोआ मधुरालापी ( भीतर से उज्वल ) कोयल 
बन जाता है, ओर उज्वल जन्म तथा कुत्सित कम वाला बक वुल्य 
मनुष्य भीतर बाहर से उच्चल हस की तरह हो जाता है। 

सत्‌ का अथ होता है परमात्मा इसलिये सत्सक्ञ का अ्रथ हुआ 
बह्मसाक्षात्कार | सत्‌ का दूसरा अर्थ है सज्जन इसलिये सत्सक्ञ का अर्थ 
हुआ सज्जनों का सज्ञ | सत्‌ का तीसरा मतलब द्वोता है सतोगुणवर्घक | 
पदार्थ इसलिये सत्सज्ञ का अथथ हुआ ग्रथावलोकन, तीथसेवा आदि 
सद्दिषयों की ओर प्रदृत्ति। गोस्वामी जी ने सत्सदड्ध से यद्यपि तीनों 
प्रकार का अथ लिया है तथापि विशेषरूप से वे सज्जनों के सद्गध को दी 
सत्सड् कहते हैं । रक्षरूपी समुद्र से भक्तिमाधुययुक्त कथा-सुधा को 
निकाल कर सवंसाधारण को बाँटने वाले इस दुनिया में यदि कोई हें 
तो ये सन्त सज्जन लोग दी हैं | | से भगवा समुद्र हैं तो ये उसके 
मधुररस को स्वताधारण के लिये र देने वाले मेघ हैं; यदि 
भगवान्‌ श्रगम्य मलयज चन्दन हैं तो सन्त वह दक्षिणी वायु हैं जो 
उसका सोरभ लाकर सवंत्र बिखरा हक, है ।। इसीलिये सनन्‍्तों की महिमा 


49 सज्जन फल देखिय ततकाला। कार्फक होहिं पिक बकउ मराज्षा 
४०१४ 
+ ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान सन्त सुर आदि । 


कथा सुधा मथि काढ़इ भगति मथुरता जाहि ॥ ९०३-७, ८ 


। राम सिंधु घन सज्जन घीरा । चन्दन तस दरि सन्‍्त समोीरा ॥ 
८£०३-४ 
२५ 


२२२ तुलसी-दर्शन 


परमात्मा से भी अधिक कही गई है। ऐसे सन्‍्तों का सद्भ परम वाछुनीय 
है| भले दी वे मोन रहें, उनका अलक्षित प्रभाव सत्सज्ञी जीव पर पड़े 
बिना रह नहीं सकता | उनका प्रभाव इमारे हृदय में श्रद्धा ओर 
विश्वास की अवश्यमेव वृद्धि करता है और इस प्रकार अलक्षित रूप से 
घह हमे नाम स्मरण के सच्चे रस का रसिक बना देता है। 

सत्सद्गध के लिये दो बातों की बड़ी आवश्यकता है| एक तो विवेक 
की और दूसरे ( वैराग्य के प्रधान आधार ) पुण्यपुज्ष ( धर्माचरण ) 
की | गोस्वामी जी कद्दते हैं पुण्यपुज्न के बिना तो सन्‍्तों का मिलना ही 
सम्भव नहीं-- और विवेक के बिना उनकी परख होना कठिन है। जब 
तक परख न होगी तब तक उनका सपग्रह और त्याग कैसा ? ओर जब 
तक देख परख कर उनका सम्रह त्याग आदि न हो तब तक भवसन्तरश 
की शव्चों ही क्‍या है १& 

गोस्वामी जी ने सन्‍्तों की सूची में न केवल साधुओं को वरन्‌ कुछ 
देवताओं को, प्राचीन महात्माश्रों को, गुरु को, ब्राह्मणों को, मित्रों को, 
पितरों को और यहाँ तक कि तीर्थ आदि सत्पदार्थों को भी सम्मिलित 
कर लिया है | यदि सत्सड्भ के लिये वास्तविक सन्त नहीं मिल रहें हैं तो 
ब्राह्मण ही सही, क्योंकि गोस्वामी जी के मत में सत्सज्ष का आभार 


९ पुन्य पुज बिचु मिलहिं न खन्‍ता | स्तसंगति सख्ति कर अन्ता ॥ 
ह ४६३०१ ८ 

अख विजेक जब देद्ट बिधाता । तब तजि दोष गुनहिं मनु राता ॥ 
७-१ 

तेद्दि ते कछु गुन दोष बखाने । सपम्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
६-११ 
खन्‍त असन्‍्तनन्‍्द के गुन भमाखे । ते न परद्टि भव जिन्ह तखि राखे ॥ 
४६१२-९४ 


भक्ति के साधन शे२३ 


फ 


पुण्यपुक्ञ है ओर पुण्यपुञ्ञ का आधार विप्रपूजा है |[& यदि घर बैठे 
सन्त अथवा सत्पात्र ब्राह्म नहीं मिल सकते हूँ तो तीथों भें जाकर हम 
सात्विक वातावरण का अनुभव करें। अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, 
रामेश्वर, काशी ओर नैमिषारणय की महिमा इसीलिये गोस्वामी जी ने 
जी खोलकर कही है। कोई यह न समझ के कि तीथ भे स्नान करने 
मात्र से मुक्ति अथवा सत्सज्ञ का सवस्व मिल जायगा इसलिये गोस्वामी 
जी कहते हैं,--« 
तब रघुपति रावन के सीस भ्रुजा सर चाप | 
काठ बहुत बढ़े पुनि जिसि तीौश्थ कर पाप ॥| ४३२२-२३, २४ 
यह उक्ति ठीक उसी प्रकार है जैसी नास्तिक ब्रह्मण के त्याग में 
निम्नलिखित उक्तिया;-- 
& पुन्य पूज बिनु मिल्नहिं न सन्‍्ता | सतसगति संसति कर अन्ता ॥ 
पुन्य एक जग महूँ नहिं दूजा | मन क्रम बचन विग्र पद पूजा ॥ 
४९०१८, १८ 
तीर्थ का पूरा फल तभी है जब वहाँ जाकर मलुष्य पापवासना 
ही छोड़ दे | यदि वह तोर्थ में सी अथवा तीथ करके भी पाप करेगा तो 
वे पाप और भी अधिक प्रचणडरूप से अपना फ़ल्न दिखावेंगे। इस 
सम्बन्ध में निम्न श्लोक द्वेशव्य है--- 
अन्यत्र हि कृत पाप तीथमासाध गच्छुति | 
तीमेँ तु यव्कृत॑ पार्प वचश्नक्लेपो सविष्यति || 
( वाराहपुराण-्मधुरामाहास्म्य ) 
अज्ञानादू ग्रदि वा ज्ञानात्‌ करवा कर्म वियदित। 
तस्मादू विसुक्तिसन्विच्छुन्‌ द्वितीय न समाचरत्‌ ॥। 


( सानसपीयुष क्ंकाकाण्ड ७६५ पृष्ठ ) 


३२४ तुलसी-दशन 


पूजनीय प्रिय परम जहां ते । सब मानियदि राम के नाते ॥ 
१8८,२२ 

जरहु सो सम्पति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई ! 

सनझुख होत जो रामपद करद न सहस सहाइ ।। २४७२-३६, ७ 
ऐसे कथन भी ध्पष्टतया घोषित करते हैं कि सत्सज्ञ का आधार विवेक 
ओर वैराग्य पर होना चाहिये तभी वह पूण फलप्रद हो सकता है | 

सत्सग के सम्बन्ध में गोस्वामी जी ने दो बातें बड़े मा्के की कही 
हैं| एक तो यह कि वह “मन, लाई?” & किया जाय और दूसरी यह 
कि वह “बहुकाल? तक किया जाय || यदि मन लगाकर बहुत समय 
तक सत्सज्ञ किया जाय तो उसका असर होना और हमे लाभ पहुँचना 
अवश्यभावी है। “सन्त आध्यात्मिकता का सूर्य है जिससे ज्ञान की 
किरणें समस्त जगतू के ऊपर पड़ती हैं। जिन्होंने अभ्रद्धा का आतपत्र 
नहीं धारण किया हैं ( छाता नहीं ओढ़ा है ) वे उनसे सजीवनी शक्ति 
खींच सकते है ।?”| यह संजीवनी शक्ति बात की बात में नहीं खिंच 
आरा सकती वे विरले ही भाग्यवान हैं जो स्व॒त्प सत्सक्ष से ही कृतकृत्यता 
प्रात्त कर लेते हैं | सैल्मलान्य जीवों के लिये तो यही उचित है कि वे 
सत्सद्ध करते जाये करते जायें। जब कि रस्सी के आने जाने से कुए 
की जगत के पत्थर पर भी चिह्न पड़ जाते हैं $ तब बहुकाल तक सदात्मा 

के सघ्ं का असर हमारी आत्मा पर कैसे न होगा ।' 


% जो नहाई चह ए्‌हि सर साई । सो सतसंग करड मन दवाई ॥ 
२४-१६ 

| तबहिं होहिं सब संसय भंगा । जब बहुकाल करिय सतसंगा ॥ 
8४७०-०२ 

* देखिये कश्याण के सन्‍्ताझ एछ ८६८ में बद्थ्वाल महोंद्य का ल्षेख | 


$ रसरो झआाषत जात तें सिक्ष पर परत निसान ॥ ( कस्यचित्कवे:) 


भक्ति के साधन ३२५ 


हमने इन तीन साधनों का जो विवेचन किया है उसमें इस बात का 
स्पष्ट सकेत है कि विवेक और वैराग्य पर टिके हुए सत्सग के द्वारा 
श्रद्धाविश्वासमूलक नामस्मरण की श्रोर रुचि होती है ओर उस ओर 
प्रवृत होने से हृदय में ऐसे मगवत्मेम की चृद्धि होती है जो निश्छुलता 
ओर लोकसेवा के भावों से विरद्दित कदापि नहीं रद्द सकता। # 
सामान्यतः साधनों का यद्यपि यही क्रम देखा जाता है तथापि यह नहीं 
कहा जा सकता कि इस नियम का कोई अ्रपवाद नहीं। वास्तव में ये 
सब साधन एक दूसरे का प्रवर्धन भी करते हैं श्रोर एक दूसरे से प्रदृद्ध 
भी द्वोते हैं| इसलिये इन सब साधनों को एक साथ श्रथवा इनमें से 
किसी एक साधन को भलीभाँति अहण कर लेना कब्याणेच्छु साधक के 
लिये पयांप्त है | इन सब साधनों में सब से सरल ओर सुलभ साधन हैं 
नामस्मरण अथवा राम नाम जिसकी महिमा गाते हुए गोस्वामी जी ने 
कभी थकने का नाम तक नहीं लिया है| 


& इसारी समरू में जेसा कि हम पहिल्ले कह आये हैं, गोल्वामी-कथित। 
तौसरे प्रकार की अथवा था कहिये कि प्रधान अकार को नवधा भक्ति वह 
है जिसके अंग हैं--( $ ) विवेक (२) वैराम्य (३) सत्सग ( ४) 
अ्रद्धा ( £ ) विश्वास ( ६ ) नामस्मरण (७ ) निरछुलता ( प्र) लोक- 
सेवा और ( & ) प्रभुप्रेम । 


अएम परिच्छेद 


 तुलसोमत की विशेषता 


.... गोस्वामी जी ने अपने नाम से कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया | यह 
उनकी सज्जनता थी क्योंकि साम्प्रदायिकता में आखिर सकोणंता 
आा ही जाती है । कबीर, नानक आदि सन्‍्तों ने हिन्दू मुसलमान आदि 
अनेक धर्मवालों को एक करने की चेष्टा की ओर परिणाम यह हुआ कि 
वे घमम तो बने ही रहे साथ ही कबीरपथ नानकपन्थ आदि नये पन्‍्थ 
( सम्प्रदाय ) और बढ़ गये | सब को समेट कर चलने की उत्कंट 
इच्छा रखते हुए भी गोस्वामी जी ने कदावित्‌ इसीलिये नत्तो 
साम्प्रदायिक आचायंत्व का प्रदर्शन करके अपनी कोई गद्दी ही चलाई 
ओऔर न खण्डन मण्डन की शैली अपनाकर वे इधर उधर दिग्विजय 
ही करते फिरे उन्होंने कोई नई बात कहने का दावा भी नहीं किया 
और जो कुछ कद्दा वह श्रुतिसम्मत द्दी कहा |, उनकी नवीनत्र यदि 
कुछ थी ती वह केवल उप्रयुक्त विषय के खग्रई और अनुपयुक्त विषय 
के योग में थी । परन्तु इतना होते हुए भी उन्होंने जो सिद्धान्त 
रामचरितमांनस द्वारा सवंसाधारण के सामने रख दिये हैं उनपर उन्हों 
की अमिट छाप पड़ी हुई है। हसलिये यदि हम उन सिद्धान्तों के 
समूह को “तुललसीमत”” कह दें तो किसी प्रकार का अनोचित न होगा । 
तुलसीमत एकदम श्रतिसम्मत है इसलिये यह उन कल्पित मतों की 
श्रेणी मे नहीं गिना जा सकता जिन्हें मोस्थामी जी ने अपने कलिधर्म- 


ठुलसीमत की विशेषता ३२७ 


वणन में खूब फटकारा है ।& इस मत को ग्रहण करने के लिये न तो 
किसी प्रकार के साम्प्रदायिक विधि विधान की आवश्यकता है और 
न अपने परम्परागत घमम अ्रथवा सम्प्रदाय को ही त्यागने की ज़रूरत 
है | इसीलिये तुलसीमत एक सुश् खलित मत होकर भी अपनी स्वतत्र 
सत्ता को अखिल भारतीय सस्कृति की नस नस मे प्रविष्ट कराके सावं- 
भौम भाव से इस प्रकार विराज रहा है कि सवसाधारण को शुमान तक 
नहीं होता कि तुलसीमत नाम का भी कोई सम्प्रदाय हो सकता है | 
तुलसीमत जिस उद्देश्य को सामने रखकर प्रचारित हुआ है उसी 

उद्देश्य को लेकर रामक्ृष्ण मिशन के सज्जन, थियासाफी के प्रेमीगण, 
आयंसमाज के कार्यकर्ता महोदय आदि आदि अपनी अपनी ओर 
प्रयत्ञ कर रहे हैं। परन्तु उनके सिद्धान्तों को वह लोकप्रियता नहीं मित्र 
पाई है जो तुलसी मत को मिली है। इसका प्रधान कारण यह है कि 
तुलसीमत न केवल स्वतः बहुत उत्तम तत्व है वरन्‌ वहे बहुत उत्तम 
ढंग से कद्दा भी गया है | 

 तुलसीमत के तत्वों का विषेचन तो हम पिछले परिच्छेदों में पर्याम 
रूप से कर ही आये हैं। इसलिये इस परिच्छेद में उसके प्रकाशन के 
ढग पर ही प्रकाश डालना सवंधा समुचित जान पड़ता है | मिर भी 
साराश रूप से यदि तत्वविवषेचन की चर्चा करते हुए हम इस मत की 
महत्ता पर भी कुछ कह दें तो अनुचित न होगा। उत्तम विषय का 
पिष्पेषण सवर्थेव अवाग्छुनीय नहीं रहा करता । 


तुलसीमत की महत्ता के तीन प्रधान कारशं हैं। वे इस प्रकार हैं;-- 


4 दमिन्द निज मत कल्षपि करि प्रगद किये बहु पन्‍थ ॥ ४८७-१३ 
सारग सोइ जा कहूँ जोह भावा । पढित सोह जो गाल बजावा ॥ 
इप्छ७०१७ आदि 


श्श् तुलसी-दर्शन 


(१ ) उसमें बुद्धिताद और हृदयवाद का सुन्दर 
सामज़स्य हे 


पश्डितमन्य जीव अपना तक भिड़ॉए बिना किसी बात को स्वीकार 
कर लेना नहीं चाहते | जब यह प्रवृति आवश्यकता से अधिक बढ जाती है 
तब सत्सिद्धान्तों का भी खएडन करके अपनी ही बात पर अड़े रहना 
उन्हें आह्वादकर जान पड़ता है। ऐसे तक का नामे है दुष्ट तक अथवा 
कुतक | यह तक॑ व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टियों से देय है । सत्‌ 
तक सदैव प्रशंसनीय है क्‍योंकि तत्वशञान इसी तक के द्वारा होता है। 
यदि भक्ति और भगवान्‌ के मामलों में तक का कोई स्थान ही ने दो 
तो अपनी अपनी समझ के अनुसार मतमतान्तर स्थापित करनेवालों में 
लटुबाज़ो होते रहना अनिवार्य हो जायगा | यही नहीं, पडा पुजारी 
पुरोहित पीर पादरी आदि का बाहरी बाना धारण करनेवाले ढोंगी 
व्यक्तियों को अपने दभाचार के प्रचार का पूरा अवसर भी मिलता 
रहेगा । स्नान ध्यान पूजा पाठ आदि के बाह्य आयचारों में स्वसाधारण 
का मन खींचने की अच्छी शक्ति रहती है, परन्तु मठ पूर्ति मन्दिर महन्त 
देश वेष आदि की ऐसी बाहरी बातों ही को सब कुछ मान बैठना और 
इनके चकर में पड़कर मैं शह्मण हूं तू शुद्ध हे; में शुद्ध हूँ तू अशुद् 
है; में चक्राकित दीक्षित हूँ तू निगुरा है? इत्यादि कथन ही को परमध्म 
समझ बैठना नितान्त विवेकहीनता है। ठुलसौमत.में ऐसी विवेकद्दीनता 
को कहीं स्थान नहीं है। गोस्वामी जी तो म्रक्ति अ्रथवा भक्ति के लिये 
बाह्य साधनों की अनिवायता स्वीकार ही नहीं करते | नामजप के 
अतिरिक्त और किसी बाह्य साधन को उन्होंने विशेष महत्व दिया 
ही नहीं । 

तुलसीमत के बुद्धिवाद की विशेषता यह है कि उसने अ्रद्धेतमत को 
पलीभाँति अपना लिया है। विचोर्स को सकोणताएं यदि किरसो 


ठुलसीमत की विशेषता ३२९ 


' दाशनिक सिद्धान्त द्वारा भलीभाँति.दूर की जा सकती हैं तो वह श्रद्वेत 
सिद्धान्त द्वी है ।.बुद्धि को पूण सन्‍्तोष यदि मिल्न सकता, है-तो अद्वेत 
सिद्धान्त से ही । नास्तिकों को यदि कोई मेंहतोड़ उत्तर देकर भगवान्‌ 
ग सत्ता का निश्चय करा सकता हे तो वह अद्वत सिद्धान्त वाला ही 
है। अद्वत सिद्धान्त के द्वारा ही हम राम, रद्दीस, और गाड की एकता 

स्थापित कर सकते हैं। सायुज्य भुक्ति इसी सिद्धान्त की ख़ास चौज़ है । 
इस मलायतन ससार की अपूणताओं पर यदि हम पूण विजय प्राप्त कर 
सकते हैं तो इसी सिद्धान्त के सहारे।'यदि हम अद्वेत को विशिष्ट दी 
समझे रहें या दंत बनाये रहें तो ससृतिचक्र से इटना किस प्रकार 
सम्भव होगा ? जहाँ ससतिचक्र है वहाँ पाप ताप कभ्री न कभी अपना 
प्रभाव दिखा ही दंगे | इसलिये श्रद्दत मत द्वी से चित्त का पूर्ण समा- 
धान द्वोता है+“ईकराचार्य की भाँति गोस्वामी जी सी भक्ति को मुक्ति 
की स्थिरता-का प्रधान साधन मानते हैं। यदि अन्तर .है.सो--केक्ल 
इतना ही कि शकराचाय विशेषतः मुक्ति के लिये ही भक्ति की व्यवस्था 
देते हैं और गोस्वामी जी भंक्ति माधुय के लिये हो भक्ति करना अच्छा 
'बतलाते हैं | जो लोग भगवत्‌ प्रेम के आनन्द ही मे मस्त रहकर अपने 
व्यक्तित्त का--अपने अहकार का--एकदम बिगलन नहीं कराना ' 
चाहते वे भी धन्य ही हैं क्योंकि वे आख़िर माया के दुःखमय अविदयया- 
रूप से तो मुक्त हो ही चुकते हैं। उनका श्रस्तित्व यदि स्वतः उनके 
कल्याण के लिये नहीं तो जगंत्‌कल्याण के लिये अवश्य आवश्यक है | 
यह ठीक है कि भक्ति माया का एक अग हे ओर परमात्मा का सगुण 





89 हरि सेवकटद्दि न व्यापि-अविश्या । प्रभु प्रेरित व्यापदट तेहि विद्या ॥ 
तातें नास न होइ दास कर | भेद भगति बाढ़इ विहंचवर ॥ 
घ७घ+६, ७ 


३३० तुलसी-दशन 


व्यक्तित्व---उनका अवतार--“अनध्यस्त विवर्त? है& इसलिये जीव 
का अन्तिम आदश निगु ण ब्रह्म ही है और अन्तिम ध्येय मुक्ति ही है, 
परन्तु यह भी तो ठीक है कि अनध्यस्त विवत के सहारे हमको तत्ववोध 
हो द्दी जाता है और भक्ति के सहारे हमे मुक्ति “अनइच्छित” “बरि 
आई” मिल ही जाती हे। इसलिये गोस्वामी जी ने यदि भक्ति को 
बहुत अधिक महत्व दे दिया हैं तो यह नहीं कद्य जा सकता कि वे 
अद्वेत सिद्धान्त से हट गये हैं । 

कारपेण्टर महोदय का आक्षिप है कि भारतीय दाशनिकों की भाँति 
गोस्वामी जी ने भी पाप के प्रश्न पर विचार द्वी नहीं किया तुलसी 
मत का बुद्धिवाद ही कैसा यदि यह प्रश्न अछूता छूटा रहता । गोस्वामी 
जी ने स्पष्ट ही लिखा हैः--- 

करहिं मोहबस नर अ्रघध नाना । स्वारथरत परलोक नसाना | 

कालरूप तिन्ह कहूँ में श्राता । खुस श्ररु असुभ करमफल दाता ॥ 

४६२१-१, २ 

गोस्वामी जी ने पापों को रोग कहा है ओर सोह को उन सब रोगों 
का मूल बताया है ( देखिये मानस रोग प्रकरण )। इसलिये परम 
'सद्देद्य की भाँति वे विशिष्ट रोगों को नहीं' बरन्‌ सभी रोगों के मूल कारण 
को ही भल्ती भाँति स्पष्ट कर रहे हैं ओर उसके नष्ट करने का उपाय 
' बता रहे हैं। रक्तविकार वाले मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होते रहने वाल्ले 
ब्रणों की अलग अलग चिन्ता करने के बदलते यही सदैव अच्छा है 
,कि उसके रक्तविकार को ही दूर करा देने की चिन्ता की जाय । रक्त 
विकार दुर करने की चेश् करते द्वी वे फोड़े आप ही आप अच्छे होने 
लगेंगे । इस मलायतन नश्वर सखार में महामोइ का विध्वस करके 
ही म 0. मेडल कक कि अब हे 


8 देखिये चतुथ परिच्छेद 
पे देखिये पृष्ठ १६७ 


तुलसीमत की विशेषता ३३१ 


पराशान्ति ( पापतापहोनता ) किस प्रकार प्रातत कर ली जाय इसी 
प्रश्न के ऊद्यापोह में तो तुलसीमत का समूचा बुद्धिबाद लगा हुआ है । | 

हृदयवाद की पहली विशेषता है अभिन्ञषित विषय कौ श्रोर 
लगन । उसकी दूसरी विशेषता है इस लगन की बाधक परिस्थितियों 
में भी अविचलता | उसकी तीसरी विशेषता है प्रतिकूल विषयों 
के परित्याग के लिये पर्यात मनोबल | गोस्वामी जी के हृदयवाद की 
पहिली दो विशेषताएं अनुराग के विवेवन में ओर तीसरी विशेषता: 
वैराग्य के विवेचन में स्पष्ट ही परिलक्षित हो रहौ हैं । 

गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने भगवान्‌ की ओर लगन ऐसी 
पक्की द्वो जैसी कामी लोभी और अविवेकी की कामिनी कान ओर 
अपने शरीर की ओर रहती है |& वे विन्नों से ठीक उसी प्रकार( 
अविचलित रहने की बात कद्ते हैं जिस प्रकार चातक अपने ही प्रेम 
पात्र की “जफाकारियों??--बचजत्र और ओले की मारों--से अविचलित 
रहा करता है| वे तो कद्दते हैं कि तपाने से जिस प्रकार सौने की दमक 
दूनी होती जाती है उसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों का सन्ताप पाकर 
प्रेम के रग में भी दूनी दमक आनी चाहिये [| रामभक्ति के बाधक 
जितने पदाथ हैं उन सबसे मंह मोड लेने में उन्हें जरा भी हिंचक 
नहीं ।! अर्थ धरम और काम कौ'बात ही क्या है वे तो निर्वाण तक को 
ठुकरा देने की क्षमता रखते हैं |$ जिस विषय को ग्रहण किया उसे 
अनुकूल प्रेतिकूल सभी परिस्थितियों में अभिन्न बनाये रखना और उसके 


जल 5 








& देखिये शृष्ठ ११० पंक्ति ३, ४ और पृष्ठ २२२ पंक्ति ४ 
देखिये पृष्ठ २४६ पंक्ति १8 से २१ 

! देखिये पृष्ठ ३३१ पंक्ति १६,३१७ 

५ देखिये पृष्ठ २७३६ पक्ति 4९, १६ 


३३२ तुलसी-दर्शन 


/ प्रतिकूल बिषयों को दूर रखने के लिये सदैव तत्पर रहना गोस्वामी जी 
' के हृंदयवाद मे ओतप्रोत हैं। 

“दुदयवाद की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है जीव के “सहज स्तेह” की 
चरिताथता । जीव पूर्णत्व की ओर आकृष्ट होकर या तो सपग्रह का मार्ग 
अपनाता है या त्याग का | वह या तो व्यष्टि अ्रथवा स्वाथ के माय से 
परमाथ प्रास करना चाहता है या समिष्टि श्रथवा परार्थ के मार्ग से | 
कुछ जीव ऐसे मी हैं जो संग्रह और त्याग का अथवा स्वार्थ और पराय॑ 
का सामझ्॒स्य भी कर लेते हैं और इस प्रकार सवंतोमुख भाव से “सहज 
स्नेह”? को चरितार्थ करते हैं। “स्व”? की ओर तो दर कोई आसानी से 

' , कुक जाता है इसलिये केवल झात्मकल्याण की चिन्ता करने वालों में 
वह खूबी नहीं जो ग्रात्मकल्याण को लोक-कल्याण का एक अग मान- 
कर अखिल लोक के कल्याण की चिन्ता करने वालों में है। ऐसे ही 
लोगों का सहज स्नेह विशेष प्रशंधसनीय माना जाता है। हमारे हृदय 
में लोककक्याण का आदिम भाव “समवेदना” के रूप से प्रकट होता 
है | यह समवेदना अथवा सहानुभूति दृदयवाद की परम सुग्राह्म 
विभूति है ओर जिस महापुरुष में इसकी जितनी अधिक मात्रा होगी वह 
अवतार कोटि के उतने ही समीप समझा जायथगा | गोस्वामी जी 
द्वृदयवाद में समवेदना का यह दिव्य भाव परम उज्वल मणि की भाँ 
देदीप्यमान है | उनका “स्वान्तःसुख” उसमें है जिसके “कहत सु 
सब कर हित होई” | “पर उपकार बचन मन काया” को “सन्त सहज 
सुभाव” सममते हैं। लोककल्याण' की भावना ही तो रामचरितमानस 
मे आदि से अन्त तक जगमगा रही है | गोस्वामी जी के हृदयबाद की 
महत्ता व्यक्त करने के लिये इतना लिखना ही पर्याप्त है । 

मद्दात्मा तुलसीदास जी बुद्धिवाद और द्वृदयवाद के विशुद्धतम रूप 
को ही प्रक८ करके नहीं रह गये हैं वरन्‌ उन्होंने उन दोनों का सुन्दर 
सामझस्य भी किया है। तक और श्रद्धा का तथा विरंक्ति और आसक्ति 

किट 4200/ 28.98 


तुलसीमत की विशेषता ॥३३ें 


का जैसा समन्वय उन्होंने किया है वह हम पहिले लिख ही आये हैं । 
यह उन्हीं की खुबी है कि उन्होंने जहाँ एक और सर्वोत्कृष्ट हृदयवाद 
को विवेक के सुदढ आसन पर सस्थापित कर रखा है बहाँ दूसरी ओर 
चरम सीमा तक पहुँचे हुए बुद्धिबाद को वे वैराग्य की अचल अटल 
नीव से हिलने नहीं देते । 

लोकधमे में जो आवश्यकता विवेक की है वहाँ वैराग्य की भी है । 
वही घर्म विश्वधर्म कहा जा सकता है जो वैगग्य पर स्थित हों। वैंराग्य 
के बिना विश्व में पक्की शान्ति स्थापित द्वी नहीं दो सकती | यदि हर 
एक मनुष्य ईश्वर की सहायता से, अथवा योगमाग इत्यादि के द्वारा 
अपनी ही बढी हुई शक्ति की सहायता से, सुखसम्पति ऐश्वय विभूति 
समेठना प्रारभ कर दे तो फिर बाकी लोगों का क्‍या हाल हो £ कोई तो 
ऐश्वयशाली स्वामी हो जाय और कोई साधनहीन सेवक बनने के लिये 
बाध्य किया जाय | विज्ञान की वतमान...बरद्धि. यही दु 
है। जापान यदि अपनी आर सब. कुछ मे ' चाहता हे ते 
अथवा जमेनी अपनी ओर | इसका परिणाम है सद्दार ओर विनाश | 
रावण के समान तंपंस्व (सले याज्ञिक और कौन दोंगी परन्तु उसका 
तप ओर उसके यज्ञ योग उसकी एऐशवयंबद्धि ओर अजेयता के लियें 
थे इसलिये उसके द्वारा जगत्‌ में सकट ही उपस्थित हुआ और अन्त 
में भगवान्‌ को उसके यश का विध्वस कराना पड़ा । ज्ञो व्यक्ति अना- 
सक्ति योग द्वारा धर्माचरण करता है - विषयों में वैराग्यशौल रह करे 
कतंव्य कर्म करता है--वहोँ छच्चा धामिक है। यह. वैराग्य दृदयवाद 
की विशिष्ट वस्तु है| परन्तु ऐसा वैरान्य भी भेदि विवेक की आँच में 
तपाया जाकर खरा न कर लिया जाय तो वह हमारे लिये भ्रामक सिद्ध 
हो सकता है। वैराग्य का यह अथ नहीं हैं कि अपने कल्यायमय और 
अभावहीन जीवन से ही विरक्ति कर ली जाय। दुःखों ओर सकटों का 
आह्वान करना वैराग्य नहीं और न उसने त्रस्त होकर भाग निकलना दा 






३३४ तुलसी-दशन 


वैराग्य है। अपने जीवन को सुदढ बनाना ओर अपनी परिस्थिति को 
अपने वास्तविक उत्कर्ष के अनुकूल बनाना तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म 
होना चाहिये | निष्कियता और वेराग्य में बडा अन्तर है | मुर्दे की 
शान्ति ओर जीवनसुक्त की शान्ति मे आकाश पाताल का सा भेद है। 
हमारे लिये वह्दी वैराग्य उपयुक्त है जो हमें जीवन्मुक्त की सी शान्ति दे 
न कि मुर्दे की सी | हमें तो वह वेराग्य चाहिये जो लोकसेवा का साधन 
बनकर रहे ।.जगत्‌ राममय है इसलिये लोकसेवा ही सच्ची रामसेवा है। 
'परन्तु यह भली भाँति तभी सभव है जब मनुष्य विषयसुलों की आशाए 
'झोड़ दे । ऐसे धर्मेशील व्यक्ति के पास विषयसुख और सम्पत्तिया ठीक ; 
'उसी प्रकार आप ही दौड़ी चली आबेगी जिस प्रकार समुद्र के पर बिना | 
बुलाए दौड़ी चली आती हैं। 
बुद्धिबल कितना भी प्रबल हो फिर भी वह हृदयबल की” 
अपेक्षा न्‍्यून ही कहा जावेगा। मद्दात्मा गाधी ने ठीक ही कहा 
है कि “बुद्धि बल से हृदयबल सहस्शः अधिक है &|” मनुष्य अपने 
बुद्धिबल के सहारे भत्ते ही अद्वेत सिद्धान्त स्थिर करते, युगघर्म 
सरीखी अ्रनमोल बाते ढृढ़ निकाले, लोकसेवा के समान परम 
घमं निश्चित कर ले, परन्तु यदि उसके पास हृदयबल नहीं है तो 
वह निकम्मा ही बना रहेगा | शैतान भी वेदतत्व पर लम्बी स्पीच 
भाड़ सकता है। दुर्योधन ने इसी लिये तो स्पष्ट कद्दा है कि “जानामि 
धर्म न च भे प्रवृत्तिजोनाम्यधम न च मे निवृत्तिः [?” जिसके पास हृदयबल 
है, गौतम बुद्ध की तरद उसे रोग, इृद्धत्व ओर मृत्यु के केवल एक ही 
एक उदाहरण पर्याप्त हैं | स्वब्प उत्तेजना से दी वह अद्वितीय क्मयोंगी 
ओर लोकोपकारी बन सकता है। परन्तु सद्दिवेकहीन द्ृदयवाद भी 
ख़तरे से ज़ाली नहीं है| लोकसेवा ही की बात देखिये | यदि वह कोरे 


%& घर्मेपथ पृष्ठ २१, 


तुलसीमत की विशेषता १३४ 


हृदयवाद की प्रेरणा का परिणाम होंगी तो लोकसेवक के हृदय में 
जनता की उपेक्षा को सहन कर सकने की शक्ति कदापि न॒प्रदान कर 
सकेगी | हम जिस जनता की सेवा करना चाहते हैं वही कई अवसरों 
पर हमारे विरुद्ध हो जाती है | हमे कई अवसरों पर शान्ति की रक्षा 
करते करते शान्ति ही का सहार करने को बाध्य होना पडता है। ऐसे 
खवसर पर हमारा विवेक ही हमारे क्राम आता है जो बताता है कि 
लोकसेवा का मूल कैवल साम्यवाद सरौखे सिद्धान्तों में ही नहीं हे वरन्‌ 
बह प्रभुप्रेम सरीखे अटल रिद्धान्त में है | गोस्वामी जी ने अपने मत 
में ह्ृदयवाद और बुद्धिवाद का जैसा सुन्दर सम्मिश्रण किया है वह 
देखने, परखने ओर अनुभव करने की बंस्तु हैं। 


(२ ) जह सनातन हिन्दू धर्म का विशुद्ध रूप हे 
समुद्र की विशालता से प्रभावित होकर भतृ दरि जी ने कहा हैः-- 


हतःस्वपिति केशबः कुलमितस्तदीय द्विषा- 
सितश्च  शरणाथिनः शिखरि पत्रिणः शेरते। 
इतो5पि बद़वानलः सह समस्त संवर्ते के- 
रहो विततमूजिंतं भरसह च सिधोवपु। ॥ 


ठीक यही ह्वाल हिन्दूधम का है। न जाने कितने मतमतान्तर इस 
“वरितत, ऊर्जित और भरसह” धमे के अन्दर समाये हुए हैं। जब कि 
महाभारत के समय भी-- 


श्रतिविभिन्ना स्मृतयों विभिन्नः 
नैको मुनियंस्थ वचः प्रसायों। 
भर्मस्य तत्व निहित गुद्दायां 
महाजनो गेन गतः स्र॒ एस्थाः ॥ 


३३६ तुलसी-दशन 


रे 
की घोषणा करनी पडी थी तब आजदिन, जबकि नये नये पंथों की 
सख्या सीमा को भी पार सी कर गई है, सक्षेप में इस विशाल हिन्दू 
धम के किसी सुश्र खलित रूप की चर्चा कर देना प्रायः अ्रसम्भव ही 
है। [आस्तिक नास्तिक, निराकारवादी साकारवादी, साधुमतवाल्े 
लोकमतवाले, वाममार्गीं दक्षिणमार्गी, लोकपन्थी वेद्रपथी ग्रादि आदि 
न जाने कितने विभिन्न सम्प्रदायों से ओतग्रोत होकर यह धर्म अनिवंच- 
नीय सा बन गया है| 

महर्षि वेदव्यास मे भी इसकी विभिन्नताए देखकर सभी सम्प्रदायों 
के अन्तिम ध्येय की ओर लक्ष्य रखते हुए कहा है:--- 


य एथम्धर्मचरणाः एथग धर्मफलेषिणः । 
प्थरधर्म, समचन्ति तस्मे धर्माव्मने नमः ॥ 
( महाभारत, भीष्मस्तवराज् ) 


- भारतीय आचार्यों ने धर्म का व्यापक अथ लिया है। अपने अपने 
धमम के बिना वस्तु का वस्त॒ुत्व ही स्थिर नहीं रह सकता। अखि..का 
धर्म है दाहिकाशक्ति ओर मनुष्य का धर्म है मनुष्यता | यदि दाहिका- 
शक्ति हट जाय तो अग्नि का अग्नित्व ही न रहे | यदि मनुष्यता चली 
जाय तो वह मनुष्य एक द्विपद पशु मात्र रह जावे। यह मानव है 
ही भारतीय भाषा ओर भारतीय भावों के द्वारा व्यक्त होकर सनातनध 
के नाम से अभिद्ठित हुआ है। इस घममं का कोई एक आचाय नहीं॥ 
यह तो मानवसमाज की आदिम अवस्था से लेकर अबतक विकसित 
होता और विभिन्न धर्मप्रवत॒कों के तत्वों को आत्मसात्‌ करता चला 
रहा है।' इसीलिये यह सनातनघम कद्माता है | प्रगतिशील ससार क्र 
नूतन परिस्थिति में जब कभी इसके कोई पुरातन सिद्धान्त अनुपयोगी 
सिद्ध होते हैं तभी उनके तिरोभाव का क्रम प्रारम्भ हो जाता है ओर 
जिन लोगों ने ऐसे सिद्धान्तों के कारण ही इस सनातन धर्म को देय 


तुलसीमत की विशेषता २२७ 


मानकर इसके विरोध में अपना नूतन पन्‍्यथ चलाने की चेश की थी 
उन्हीं के चलाए हुए घर्में को ( सम्प्रदाय को ) श्रपना शी एक अग 
बनाकर वह फिर भी यूव की भाँति जीता जागता रहता है। सनातन 
हिन्दू धर्म की ऐसी विशालता का यही प्रधान कारण है। 

सनातन हिन्दू धर्म में भारतीय पस्कृति ओर मानवधर्म दोनों का 
मेल है। भारतीय संस्कृति के कारण तो वह हिन्दू-राष्ट्रीयता स्थापित 
किये हुए. है ओर मानवधम के सिद्धान्तों के कारण यह इतने हतने 
आधात सहकर भी अमर बना हुआ है | ससार के आगे इसकी वास्तविक 
महत्ता भारतीय सुस्कृति के कारण नहीं किन्तु मानवधम के कारण है । 
यह मानवधम जिस खूबी और गहराई के साथ सनातन हिन्दूधमे में 
व्यक्त हुआ है बह देखने और समभने की वस्तु है। गोस्वामी तुलसीदास 
जी कहते हें।--- 

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ इनुमन्त । 
में सेवकु सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ॥ ३२६-१६,१७ 
इतना ही नहीं वे इस निश्चय के अनुसार अखिल ससार के नड़चेतन 
सभी पदार्थों को सम्मान देते हुए, कहते हैं।-- 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल रामसय जानि। 

 बंदर्ड सब के पदकमल सदा जोरि जुग पानि॥ ७-१७, १८ 

आकर चारि लाख चौरासी । जाति जोच नम जज्ञ थक्ष वासौं । 

सीय राम मय सब जग जानी । करउ अणाम जोरि जुय पानी ॥ 

जन्ररै, रेरे 

इन विचारों वाला व्यक्ति निश्चय ही 'सचराचर रूप! भगवन्तः को 
सेवा में प्रड्ृत्त होकर यदि एक ओर “तरल घुभाव न मन कुटिलाई | 
जथा लाभ सन्तोष सदाई ॥” ( ४६३४-२४ ) धारण करेगा तो दूसरी 
ओर “उमा जे राम चरन रत, विगत काम मद क्रोध । निज प्रभु मय 


११८ तुलसी-दर्शन 


; देखहिं जगत केहि सन करहिं विरोध | ( ४९७-१४, १५ ) के तत्व को 
| समझता हुआ मानवेतर जीवों को भी अपने स्वार्थ के लिये उत्पीड़ित 
' ने करना चादेगा और सादगीवाले जीवन के साथ त्यागपूण मार्ग में अ्रभि- 
'रुचि रखेगा | यही हिन्दूघर्म का परम महत्वपूण सिद्धान्त है। 
वास्तविक मानवघमं के साथ ही साथ भारतीय वातावरण के 
अनुसार जो बहुत सा व्र्यावह्दारिक धर्म इस सनातन हिन्दू धर्म में 
समाविष्ट हो गया है उसमें परिस्थित के अनुसार परिवतेन आवश्यक रहा 
करता है | तुलसीमत की खूबी यह द्वै कि उसमें व्यावहारिक धर्मों के 
ऐसे परिवतनों की ओर पर्याप्त प्रेरणा रहते हुए भी खण्डन मणडन का 
बवंण्डर नहीं उठाया गया है । व्यावहारिक धर्म में प्रधान समझे जाने 
वाले “रोटी और बेटी”? ( मोज ओर विवाह अथवा आहार और विहार ) 
के प्रश्नो का मूल है जातिमेद की प्रथा | गोस्वामी जी को अ्भीष्ठ था किं 
सभी जीव “राममय” समझे जाकर समाज-पुरुष के आवश्यक और 
उपयोगी अग माने जायेँ | उनमे जातिगत बैधम्य अमिठ न माना जाय | 
इस बात के लिये उन्होंने जहाँ एक ओर ब्राह्मणों की महिमा बाप) 
हुए “अब जनि करेहद्दि विप्र श्रभिमाना । जानैसु सन्‍्त अनन्त समाना” 
( ४९४-१८ ) कहा है, वहाँ दूसरी ओर शुद्वों को--- 


“ईवपच सबर खस जमन जब पॉवर कोल किरात । 
राम कहते पाचन परम द्वोत भुवन विख्यात ॥ 
२४२९-१०, १६ 
कोटि विप्रवध जञागह जाहू । आये सरन तजडउे नहि ताहू ॥३६३-१ ० 
कह रघुपति सुन्ु सामिनि बाता । मान एक सगति कर नाता ॥ 
३२०-६ 


आदि बातें कह कर यह बता दिया है कि वें हरिजन यदि आस्तिक हैं 
तो ब्राह्मण के अपमान की कोन कहे, आक्षय के बंध के पाय से भी 


तुलसीमत की विशेषता ३३५९ 


मुक्त हो सकते हैं श्रोर आाह्षणों के बराबर ही सम्मान्य माने जा कर 
हैं। इस कथन में प्रत्यक्षतः जातिमेद की बतमान प्रथा के विरुद्ध को 
तीखी उक्ति नहीं है तथापि यदिं विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हों 
जाता है कि गोस्वामी जी के मतानुसार जन्मना चाहे वर्णवैषम्य, कुल- 
वैषम्य जातिवैषम्य आदि आदि हो भी जाय परन्तु करमणा हर कोई व्यक्ति 
उच्चातिउच्च वर्ण कुल अथवा जातिवाले व्यक्तियों की बराबरी पा 
सकता है | व्यावहारिक घम की दुसरी प्रधान देन है सनातन हिन्दू धर्म 
का बाह्याचार । प्रत्येक महान्‌ घमे में तत्वज्ञान आस्तिझता और बाह्मा- 
चार के स्पष्ट दशन हो सकते हैं। तत्वशान तो सभी धर्मों में प्रायः 
एक सा है। आस्तिकता भी प्रायः एक सी ही है यदि श्रन्तर है तो 
केवल नाम रूप आदि की कब्पनाओं में [बालह्याचार अवश्य अपने 
अपने देश की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग है [& किसी को 
मन्दिर पसन्द है किसी को मसजिद और किसी को गिरजा | कोई अज्ञान 
देना पसन्द करता है कोई शख बजाना और कोई घरदे की गूज उत्पन्न 
करना | गोस्वामी तुलसीदास जी के समय सनातन हिन्दू घममे के 
बाह्याचारों पर चारों ओर से विषम आधात हो रहे थे | ऐेसी_ परिस्थिति 
में उन्होंने युगधर्म की चर्चा कर के बाह्माचारों को जिस खूबी से श्रन्य 
श्ुगों के धरम बताकर इस युग के लिये सदाचारमूलक नामस्मरण की प्रधा- 
नता रख दी है वह देखने और अनुभव करने का वस्तु है। उनके इस 
कथन में म तो खण्डन मण्डन और विरोध के कम ही उठने पाये और 
न धर्मान्धता का ही अ्रथभवा गतानुगतिकता का ही कोई सवाल रह गया । 

वेदानुकूल शब्दों और भात्रों के द्वारा ही मानवधम की च्चों 

&डाक्टर भगवान्‌ दास मद्ोदय ने अपने “दी घुनिदो इन एशियेटिक 
थाद?? नासक निबन्ध में विभिन्न धर्मों के इन वाह्माचारों में सो बहुत 
साम्य दिखाया है। 


३४० तुलसी-दशन 


करके तथा रामावतार पर पूर्ण निष्ठा प्रकट कराते हुए गोस्वामी जी 
ने सनातन हिन्दू घमे के भारतीय सस्कृति वात्ते अश की भी पर्यातत रक्षा 
की है। इस विषय पर हम विस्तार के साथ लिख आये हैं। इसलिये 
यहाँ सकेतमात्र प्यास है । 

तुलसी मत न केवल मानवधमे और भारतीय सस्क्ृति कौ श्रेष्ठ बातों 
को ही समेटे हुए है बरन्‌ बह गीता से लेकर गाधीवाद तक समग्र घमे- 
प्रवतंकों के सत्सिद्धान्तों को भी अपनी गोद मे खिला रहा है। गीता का 
'अनासक्तियोग, बौद्धों ओर जैनों का अ्रहिंसावाद, वैष्णवों ओर शैबों 
का अनुराग-वैराग्य, शाक्तों का जप, शकराचाय का अद्वेतवाद, रामानुज 
की भक्तिभावना, निम्बार्क का द्वैताद्देतमाव, मध्व की रामोपासना, 
वल्लभ का बालरूप आराध्य, चैतन्य का प्रेम, गोरख आदि योगियों 
क़ा संयम, कबीर आदि सन्‍्तों का नामसाहात्म्य, रामकृष्ण परमहस 
का समनन्‍्वयवाद, ब्रकह्मसमाज की बह्मकृपा, आयंसमाज का आयसगठन 
और गाधीवाद की सत्यश्रह्िंसामूलक आस्तिकतापूर्ण लोकसेवा आदि 
आदि सभी कुछ तो उसमें है ही साथ ही मुसलमानों का मानवबन्धुत्व 
और इसाइयों का श्रद्धा तथा कारुण्य से पूर्ण सदाचार भी उसमें क्रौड़ा 
कर रहे हें | 

इन्हीं सब कारणों से तुलसोमत सनातन हिन्दू धर्म का विशुद्ध रूप 
बन कर सम्प्रदाय वालों के लिये सम्मान्य हो रहा है। 


(३ ) बह नक्कद धरम हे. 


स्वामी रामतीथ ने अपने एक व्याख्यान मे नकद घर्म और उधार 
घर्म की उुन्दर विवेचना की है। जिस धर्म का प्रत्यक्ष फल हमें इसी 
जन्म में न मिले वह उधार धर्म है। अज्ञात, स्वग के सुखों की आशा 
में इस लोक के कतंव्यो को भुला बेठेना बुद्धिमानी नहीं। वह उधार 
घमे की बात है | गोस्वामी जी ने इसीलिये स्वर्ग के लालच को कभी 


वुलसीमत की विशेषता ३४१ 


प्राधान्य नहीं दिया । उनका धर्म एकदम नक़द धम है क्योंकि वह न 
केवल सदाचारमूलक है वरन्‌ उसमें साधुमत और लोकमत॒ का सुन्दर 
सम्मेलन भी है। उसका प्रचार ही लोकद्वित की दृष्टे से कया गया है। 
थ्राचार्य प० राम॑चंन्द्र जो शुक्ल ने ठोक ही कहा है कि “गोस्वामी 
जी की भुतिरम्मत हरिभाफ बह ह जिंदल रकद्गो है?। बोर 
“शौल हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार को प्रेरणा सदाचार करी प्रेरणा आप 
से आप-करती है? | ( ठुलसी ग्रल्थावल्ी तृतीय मांग पृष्ठ १३८ ) 

लोकह्वित के लिये गोस्त्रामीजी का तरीका भी साम्यवादियों अ्रथवा 
क्रान्तिकारियों का सा नहीं है । यद्यपि ब्रे नास्तिक को भी अपने मत में 
पर्याप्त आश्रय दे देते हैं | तथापि उनकी लोकसेवा आप्तिकता से भिन्न 
नहीं । वे केवल द्वृदय की प्रेरणा से ह लोकसेवा की ओर नहीं कुक 
रहे हैं वरन्‌ उसमें बुद्धि की प्रेरणा का भी पर्याप्त योग दे रहे हैं । वे 
लोकसेवा को विभुसेवा का सर्वप्रधान अग बताते हुए भी उस विशु 
के नाते अपने विरोधी व्यक्तियों अथवा सिद्धान्तों का भी उसी सौम्यभाव 
से स्वागत करने को तेयार हैं। 

अपने आचार में परिस्थिति के अनुकूल किस प्रकार परिवर्तन कर 
लेना चाहिये, इधर उधर के लोकों की बातें छोड़कर अपने ही पास 
धसचराचर? रूप से किस प्रकार भगवान्‌ को देख लेना चाहिये, भक्ति के 
आनन्द के दी लिये किस प्रकार “सब तज इरिमज” वाला चिद्धान्त 
ग्रहण करना चाहिये, ल्ञोकसत की चरिताथंता और पारस्परिक सगठना 
के लिये किस प्रकार सत्सज् सरीखे सुन्दर उपायों का ग्वलम्ब लेना 
चाहिये, तथा ससारसेवा को ही विभुसेवा का प्रधान रूप मानकर किस 
प्रकार व्यवद्दार और परमाथ को एक कर लेता चाहिए आदि आदि 
बातों की चर्चा करके गोस्वामी जी ने अपने मत्त को स्पष्ट ही नकद 
पर्म बना दिया है | 

तुलसी मत की उत्तमता पर इतना दी लिखकर अब हम उसकी 


३४२ तुलसी-दर्शन 


उक्ति के उत्तम ढग पर कुछ प्रकाश डाल देना चाहते हैं। गोस्वामी 
जी के कथन का ठग इतना महत्वपूर्ण हे कि यह कहना कठिन हो 
जाता है कि उनकी ऐसी असामान्य लोकप्रियता का कारण उनका 
तुलसीमत है अथवा उनका काव्य कोशल | बड़थ्वाल महोदय कहते 
हैं कि “मनःप्रवृति के क्षेत्र में जो उपासना है, अ्रभिव्यजना के ज्षेत्र में 
वही साहित्य हो जाता है? | ( देखिये कल्याण भाग ९ सख्या ४ पृष्ठ 
८7३६ ) | इस सिद्धान्त के अनुसार भोस्वामी जी को परम भावुकता ने 
दोनों क्षेत्रों में कमाल किया है | उसने--उन्हें न केवल परम भक्त 
ही बनाथा वरन्‌ परम कवि भी बना छोड़ा ओर इन दोनों के सुन्दर 
सामाझ्ञस्य ने ही तुलसीसत के ऐसे अपूर्व लोकरजझ्ञक रूप की सृष्टि कौ 
है। गोस्वामी जी की कला पर बहुतों ने बहुत कुछ लिखा है ओर 
अब भी उस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है । हमारे निबन्ध का 
विषय दूसरा है इसलिये इम तो उस कला के कतिपय प्रधान श्रक्षों का 
परिचय मात्र ही दे सकेंगे और वह भी तुलसीमत की विशेषता का 
दिग्दशन कराने के नाते । 

क्िनाइन में रोगनाशक शक्ति है अवश्य परन्तु वह तब तक 
सुआह्य नहीं होती जब तक उस पर शक्कर कौ लपेट न लगाई जाय | 
इसी प्रकार सनातन हिन्दूधम का सारभूत सिद्धान्त ग्रोस्वामी जी की 
कला की लपेट पाकर ही इतना सुग्राह्म दो उठा है )गाधी जी ठीक ही 
कहते हैं कि “भारत की सभ्यता की रक्षा करनें में तुलसीदास जी ने 
बहुत अधिक भाग लिया है | तुलसीदास के चेतनमय रामचरितमानत 
के अभाव में किसानों का जीवन जड़वत्‌ और शुष्क बन जाता | पता 
नहीं कैसे क्या हुआ, परन्तु यद्द तो निविवाद है कि तुलसीदास जी की 
भाषा में जो प्राशपद शक्ति है वह दूसरों की भाषा में नहीं पा 
जाती ।” ( घर्मतत्व-पृष्ठ ७४ ) 

गोस्वामी जी की उक्ति की उत्तमता को हम दो मांगों में विभर 


तुलसीमत की विशेषता १४३ 


करते हैं | पहिला भाग है काव्य और दूसरा है इतिहास भुय॒वा कथा | 
काव्य के कारण लोकोत्तर आनन्द मिलता है जिससे वश्य ब्रिषय रोचक 
हो उठता है ओर कथा कौ लपेट के कारण वत्वबोष दुप्राह्य हो जाता 
है | कबीर की पद्धति में तत्व के साथ काव्य की ( विशेषकर छायावाद 
के से काव्य की ) प्रधानता थी, यूर की पद्धति में काव्य के साथ 
इतिद्दास ( कथानक ) की। चन्द श्रादि कवियों की वीरगाथा-पद्धति 
मे आध्यात्मिकता का पता तक न था | जायसी की पूफी सम्प्रदाय वाली 
पद्धति में सब कुछ होते हुए भी वेदानुकूलता न थी । गोस्वामी जी ने 
इन सब पद्धतियों के सुन्दर तत्वों को समेट कर अ्रपनी कला के लिये न 
केवल भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम कथानक ही चुना वरन्‌ उसकी 
लपेट के साथ द्वी साथ काव्य के कामनीय अज्ञों की श्रपूष माधुरी से 
अश्वविज्ञ सभी को मुग्ध भी कर दिया परन्तु साथ ही श्रपने प्रकृत वर्ण्य 
विषय--आध्यात्मिक तत्व--की प्रधानता को कहीं भी शिथित्र नहीं, 
होने दिया | 

गोस्वामी जी का शब्दकोप इतना विशाल है जितना हिंन्दी के 
किसी भी अन्य कवि का न होगा। उन्होंने हजारों संस्कृत प्राकृत तथा 
विभिन्न भाषाओं के शब्दों का बड़े अधिकार के साथ प्रयींग किया है | 
जिस कवि का शब्दकोष जिनता विस्तृत होगा वह उतने दी सौष्ठव के 
साथ अपनेभावों को प्रकट कर सकेगा । किसी अ्रधिकारी कवि द्वारा 
प्रयुक्त शब्दों की गिनती करना और उनके श्रार्थों को निर्धारित करके 
कवि के मनोगत भावों का पता लगाना भीं बड़ा उपयोगी अ्नुसधान- 
कार्य है। अंग्रेजी में शेक्सपियर और मिल्टन के शब्दों पर कई सज्जनों 
ने इस प्रकार का परिश्रम किया है। वह्द दिन दूर नहीं हे जब हिन्दी 
में भी इस प्रकार के प्रयक्ष प्रारभ होंगे | इमने कई रामायणी सज्जन 
देखे हैं जो ख़ास ख़ास शब्दों के सम्बन्ध में यह बता सकते हैं कि वे 
रामचरितमानंस में कितनी बार किन किन शअ्र्थों में प्रयुक्त हुए हैं। 


रे४४ तुलसी-द्शन 


'गोस्वामी जी का शब्दभाण्डार विशाल होने के साथ ही साथ इतना 
गर्भीर भी है कि कई टीकाकार कई शब्दों का अथ करने में चक्कर 
| खा गये हैं | गोस्वामी जी की शब्दावली को लेकर जितना विचार 
कीजिये उतना ही नया मसाला मिलता चला जाता है। 
गोस्वामी जी का शब्दस्थापन भी मार्के का बन पड़ा है | कहाँ 
किस प्रकार के शब्द का प्रयोग होना चाहिये इस कला मे गोस्वामी जी 
परम पटु हैं| उपयुक्त पात्र के लिये उपयुक्त भाषा मानों आप ही आप 
उनके हृदय से उमड़ पड़ती है। कठिन और सरल शब्दों का कुछ 
ऐसा अपूर्व सुयोग उनकी प्रायः प्रत्येक पक्ति में पाया जाता है कि 
अपढ़ गंवार से लेकर परम ज्ञानी तक सभी उसमें अपना भनोरअञ्लन पा 
जाते हैं| श्री बाबुराम युक्तिविशारद जी ने “सबकर मत खगनायक 
एड्रा” के १६७४१८६ अर्थ बताए हैं जो “तुलसीसूक्तिसुधाकरमाष्य” 
नाम से अलग ग्रथाकार प्रकाशित हुए हैं| इस प्रकार लगभग सच्नह 
लाख श्र्थों को प्रकट करनेवाला यद्यपि विशेषतः बाबुराम जी का 
अपूव मस्तिष्क ही है तथापि इस सम्बन्ध में गोस्वामी जी का शब्दस्थापन 
भी कुछ कम महत्व नहीं रखता क्योंकि इस पक्ति में यदि शब्दों का 
वैसा सम्बन्धस्थापन न हुआ द्ोता तो बाबुराम जी का मस्तिष्क भी 
इतने अर्थों की उद्धावना करने में कदाचित्‌ ही सक्षम द्वो सकता। 
गोस्वामी जी का एक दोहा है-- ह 
रासायुध अंकित गृह सोसा बरनि न जाई । 
नव तुलसी के बुन्द तहँ देखि हरष कपिराई ॥ ३७४-२१; २२ 
* इस दोहे में “नव”? शब्द पर विचार कीजिये | यह अकेला एक शब्द 
उस गणह के स्वामी के भूत भविष्य वतमान सुकृतरहस्य को खोले दे 
रहा है। “नव” का अ्रथ “मभुका हुआ” होता है। श्रतएव भुके हुए 
तुलसी के बून्द बताते हैं कि ग्रही ने भूतकल में बहुत सुकृत किया था 
जिसके कारण वर ( फल ) प्रदानाथ तुलसी कुक पड़ी है। “नव” का 


तुलसीसत की विशेषता ३४५४ 


अर्थ “नौ” भी होता है । अतएव तुलसी के ९ बून्द यह बताते हैं कि 
गृही इस लोक से अन्तिम प्रयाण के समय देह के नवों द्वारों के लिये 
पहिले ही से तुलसी की व्यवस्था किये ले रहा है। “नव” का तौसरा 
अर्थ “नया” भी होता है। अतएव इस अथ में नूतन तुलसीबृन्द यह 
बताते हैं कि णही का वतसान भाव भी सुकृतपूर्ण है ( क्योंकि उसने 
हाल ही में ये इक्ष लगाये हैं) ओर इस प्रकार का त्रिकाल सुकृति जीव 
इस ग्रह में निवास कर रहा है। ऐसे अनेकों उदाहरण उनके शब्द- 
स्थापन के सम्बन्ध मे दिये जा सकते हैं | यह सु प्रसिद्ध है द्वी कि गोस्वामी 
जी के मानस की प्रायः प्रत्येक पक्ति में “सीताराम” रूपी अक्षर चतुष्टय 
का कोई न कोई शअ्क्षर अवश्य विद्यमान्‌ होगा | यह भी गोस्वामी जी 
के शब्दस्थापन का चमत्कार है क्योंकि ऐसी खूबी रददते हुए भी कह्दीं 
भी न तो शब्दों की खींचताम है ओर न कोई भरती का शब्द दी रखा 
गया है। 
शब्दस्थापन अथवा पदयोजना की ही भाँति गोस्वामी जी वाक्य- 
रचना का द्वांल है] कई वाक्य इस खूबी के साथ कहे गये हूँ कि वे 
सुनते दी याद हो जाते और लोकोक्तियों का काम देने लगते हैं । बहुतों 
में इतना अपू्व रचनाकोशल है कि देखते दी बनता है। भगवान्‌ राम 
परशुराम जी से कहते हैं:--- 
विप्र बंस के असि पभुताई । अभय होइ जो तुर्दहिं ढराई ॥ 
१२३०-१९ ७ 
इस वाक्य के मुदु ओर गूढ वचन सुनकर ही परशुधर-मति के पटल 
खुल गये ये ।& इसलिये यदि इसके मृदु ( माधुयभावयुक्त ) और गूढ़ 
( ऐश्वयभावयुक्त ) अर्थों प+ बिचार किया जाय तो बिदित' होगा कि 


_बमकर-मकककक५क+ब८ौघ+०५- कलम धड .. ल्‍यनक सिकी एज ब्वन्कजर 3०१०३ ००००१ २७०७-४५ ३४ उमर टेप, 


$9 सुनि भृदु गूढ़ बचन रघुपति के । उधरे पटल परशुधर मति के ॥ 
१३५०८ 


३४६ तुलसी-दर्शन 


इसी एक सौधे सादे वाक्य के चार चार सुन्दर श्रर्थ निकल रहे हैं जो 
इस प्रकार हैं।-- 
(१) (राम के क्षत्रिय शरीर को प्रधानता देनेवाला मुहुभाव )-- 

“विप्रवश की ऐसी महत्ता है कि जो क्षत्रिय आप लोगो को ( ब्राह्मण 
लोगों को ) डरकर चलता है वही वास्तव में अभय होता है।” 

(२) (परशुराम के ब्राक्षण शरोर को प्रधानता देनेवाला 
मुदुभाव )-- 

“वप्रवश की इसीलिए, इतनी प्रभुता है कि वह आपको ८ वैष्णव 
अश को ) डरता हुआ ( आरस्तिक्यमावयुक्त होता हुआ ) इस ससार 
में अभय रहता है ।?? 

(३ ) ( राम के ब्रह्मत्व की इृष्टि के गूढभाव )--- 

“यह विप्रवश ही की ऐसी प्रभुता है जिसके कारण अभय ब्रक्ष 
( जो अभय है वह भी ) आप से डर रहा हे--अक्षणयता की मर्यादा के 
सस्थापन के लिए ही में अभय ब्रह्म होकर भो आपका मुलाहिजा करता 
चला जा रहा हैं |? 

( ४ ) ( परशराम के विष्णुत्व की दृष्टि से गूढ भाव )-- 

“विप्रवश स्वीकार करके आप ऐसी प्रभुता दिखा रहे हैं ?( आपको 
तो शान्ति ही दिखानी चाहिये। आपको समझ रखना चाहिए कि ) जो 
प्रत्यक्ष में आपसे डर रहा है वह वास्तव में अभय हे |? 

प्रथम दो अ्र्थों में मगवान्‌ ने परशुराम को मान देकर अपना 
मादव प्रकट किया और शेष दो शअ्रर्थों मे उन्हें नसौहत देकर अपना 
गूढत्व ( दिव्यभाव ) प्रकट किया है । 

ऐसे ऐसे वाक्यों के इसी प्रकार अनेकानेक श्रथ निकल सकते हैं 
जो शब्दों को तोड़े मरोड़े बिना--उनका विच्छेद किये बिना अथवा 
उनका अप्रचलित श्रर्थ ढढ़े बिना ह्वी--स्पष्ट हो जाते हैं। 


अरीनरस+>- मनन... वजननाक-+. 3. 4रनमी 3. तरककननपयानन 


ठुलसीमत कौ विशेषता ३४७ 


वाक्यरचना के समान गोस्वामी जी का प्रबन्धसौष्व भी कमाल का 
“है | किस प्रसक्ष को कहाँ किस प्रकार सामने लाना चाहिये यह गोस्वामी 
जी को खूब अच्छी तरह सालूम था। कथा को कहाँ किस प्रकार बढाना 
ओर किस प्रकार घटाना, कहा वर्शुनात्मक क्रम रखना और कहाँ नई 
नई घटनाएं जोड़ देना यह सब बिषय उन्हें हस्तामलकवत्‌ था। ऐसे 
प्रत्येक प्रसक् में उनका न केवल मनोविज्ञानसस्बन्धी परम पाडिस्ता 
प्रदर्शित हो रहा है वरन्‌ उनका अद्वितीय कलाकारत्व भौ स्पष्ट दो 
रहा दे । कई स्थलों में तो पूरे प्रसज्ञ के प्रसकज्ष चमत्कारिक अ्र्थों से 
कैद 
भरपूर जान पड़ते हैं। वाटिकाअसद्डध ही का हाल देखिये। हमने एक 
बार सुना कि “चातक कोकिल कौर चकोरा” वाली पक्ति में पक्षियों के 
बहाने भक्तों की चर्चा की गई है। & इसलिए, ध्यानपूवक हमने फुल- 
वारी-लीला का पूर। प्रकरण देखा ओर यह पाया कि अ्रथ से इति तक 
उसमे आध्यात्मिक अथ भी भरा पड़ा है| मानसरूपक में गोस्वामी जी ने 
लिखा है “सन्त सभा चहेँ दिसि अबराई । खद्धा रितु बसनन्‍्त सम गाई |? 
( २३-१८ ) वाटिका प्रसद्ध में भी वे बाग के साथ बसनन्‍्त का योग करके 
कहते हैं. “भूप बाग बर देखेठ जाई। जहेँ बसन्‍्त रितु रही लोभाई ॥? 
( १०६-२३ ) साथ ही इस बाग के लिए. वे “आराम” शब्द का प्रयोग 
करते हैं| जिसका सस्कृ त के अनुसार ग्र्थ हो सकता है “अआसमन्तत्‌ राम: 
यस्मिन्‌” अर्थात्‌ जो रामप्रेम से श्रोतप्रोत है वह | तब प्रत्यक्ष ही वह “बाग- , 
बर' श्रेष्ठ सन्‍्तसमाज हुआ | जनक ( पितामद्द ब्रह्म ) की अयोनिजा कन्या 


/<>+ब १०५३ ५० ण 3. अपन... दामन... 3“3मोर बतगदव+०५५०७००३:३४७१४ उजकनआ, 


& बैजनाथ जी पाँच पक्षियों का भाव यह किखते हैं कि “अर्थी, 
जिज्ञास, ज्ञानी, आते, और प्रेमी थे पांचों भक्त पक्षी का रूप घर आा 
बैठे हैं और अपने अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं ।? सानसपीयूष वाल्न- 
कायढ प्रृष्ध १७११ 

'' परम रम्य आराम यह जो रामहि सुख देत ।। १०७०२ 


३४८ तुलसी-दर्शन 


है जीवात्मा । यदि वह परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहे तो उसे 
सत्सज्ञ करना चाहिये | यद्यपि उसका अन्तिम आराध्य है निगुण बक्म 
तथापि सत्सड्र में उसे निगुण ओर सगुझ ( श्याम राम और गौर 
लक्ष्मण ) दोनों का साक्षात्कार होता है | जिस सन्तसमाज से सीतारूपी 
परम अधिकारियी जीवात्मा पहुँची थी वह परम उन्नत समाज होनी दी 
चाहिये | उसने भगवान्‌ के उभय रूपों की कृपा पहिले ही से प्रा कर 
ली थी | ऐसा हुये बिना वह जीवात्मा-परमात्मा का इतना सघुर मेल 
करा ही कैसे सकती थी | वह परम उन्नत सन्‍्तसमाज जगत्‌कल्याण की 
सरक्षक ( भू-प ) थी। उसके स््री पुरुष सभी षड़्युणोपेत थे। उसके 
प्रत्येक व्यक्ति शोभन सुमन फल और पढ्लव ( मन बायी और कमे ) 
युक्त होकर भी नम्न ( नव ) थे । अपनी देवी सम्पत्ति के आधिक्य से 
वे देवताओं को भी रूखा (चुद्र ) बना रहे थे। उसमें न केवल 
उध्वंगामी ( विहग ) साधक भक्त लोग (आंत जिज्ञासु अर्थार्यी और 
ज्ञानी लोग ) ही चेशशील हो रहे थे वरन्‌ सिद्ध भक्त ( परमात्मा ने 
'मोर! मेरा-कहकर जिनका पक्ष घारण कर लिया है वे ) भी मस्ती 
में थिरक से रहे थे । इस सन्तसभा के मध्य में तो रामचरितचर्चा का 
मनोज सरोवर था ही । उस सरोवर तक पहुँचने के साधन ( सोपान ) 
भी महत्वपूणं और महामूल्यवान थे। उस सरोवर मे भक्ति ( विमल 
सलिल ) वैराग्य ( सरसिज ) ज्ञान (खग ) और योग (भ्वग ) के 
तत्वों का भी समावेश निश्चित ही था अथवा यों कह्टिये कि सतयुग 
( विम्र्न सलिल ) त्रेता( सर सिज बहुरगा ) द्वापर ( जलखग---जिनका 
रग श्यामलता की ओर विशेष झुका रहता है ) ओर कलि ( काले 
भंग) की समग्र विभूतियों का ऐश्वय स्पष्ट ही था। ऐसे रामचरित- 
चर्चायुक्त सन्‍तसमाज ( बाग तड़ाग ) को देखकर परमात्मा परम प्रसन्न 
हुआ करते हैं। ओर वे स्वतः वहाँ प्रकट होकर अपने कृपा कटाक्ष 
निरीक्षण से समूचे समाज को तृत्त कर देते हैं। इसी प्रकार का परम 


तुलसीमत की विशेषता ३४९ 


रोचक आध्यात्मिक अ्रथ पूरे के पूरे प्रकरण मे भरा पड़ा है। & आचाय 
शुक्लजी ने यथाथ ही कहा है कि “जी न चाहने पर भी विवश होकर 
यह कहना पड़ता है कि गोस्वामी जाँ को छोड़ हिन्दी के और किसी 
कवि में वह प्रबन्ध-पढ़ता नहीं जो मह्दाकाव्य को रचना के लिये 
श्रावश्य्रक है |” ( तुलसी ग्रथावली तृतीय खड २२५ पृष्ठ ) 
जिस प्रकार सस्कृत भाषा की रचना मे-- गोस्वामी जी ने पूरी स्वच्छ 


$& हसने निम्नलिखित पंक्तियों के रहस्य की ही कुछ बानगी ऊपर 
दी हैः--- 
भूप बाग बर देखेड जाईं। जहेँ बसन्‍्त रितु रहो ल्लोसाई ॥ 
कारें घिटप सनोहर नाना। यरन बरन बर जेलि बिताना ॥ 
नत पल्चव फल सुमन सुद्दाये | निशञ्न सपत्ति सुर रूख लजाये ॥ 
चातक कोकिल कौर चकोरा | कूजत विद नदत कल्न मोरा॥ 
सध्य साग सर खोह सुद्ावा। सनि स्रोपान विचित्र बनावा॥ 
विमलसलिल सरसिज धहुरगा । जज्ञ खग कूजत गुंजत सु गा ॥। 
बागु तड़ागु विज्ञोकि प्रभु हरपे बन्धु समेन । 
परम रम्प आराम यह जो रामहिं सुख देत )। १०६-२३ से २२ 
१०७-१ से ५ 
द्वितीय पंक्ति भे 'ब” श्रत्तर छुः बार आया है जो बिटप और बेलि 
( नारी और नर ) खड्गुणोपेत बताकर कद्द रह्दी है कि उस सम्तसमाज 
के स्री पुरुष सभी ( ३ ) खुभग ( २) शुचि ( ३ ) सन्त ( ४ ) धर्म- 
शील ( £ ) ज्ञानो ओर (६ ) गुणवन्त थ्रे | देखियेः -- 
घुर नर नारी सुभग सुत्ति सन्‍्ता | धरम शीत ग्यानी शुणवन्ता ॥ 
१५६८ 
यह पक्ति भी उसो जनकपुर के स्त्री-पुरु्षों के लिये कही गईं है जहाँ 
का यह 'बरागवर? है । 


३५४० तुलसी-दशन ' 


न्दता से काम लिया है उसी प्रकार देशी भाषा की रचना मे भी उन्होंने 
स्वच्छुन्दता ही दिखाई है | उनकी रचना में कहीं सन्‍त के साथ पनन्‍्य 
की तुक भिडी हुई है कहीं सीता फे साथ चिन्ता मिली दिखाई देती 
है। कद्दीं यतिभग का दृश्य है तो कहीं मात्रा की कमी अपना अ्रस्तित्व 
प्रकट कर रही दे | परन्तु कवि की ऐसी स्वच्छुन्दता रहते हुए भी 
मानस की देशी भाषा बड़े ही परिमाजित रूप भे एकदम व्याकरणुपतम्मत 
होकर निकली है । “प्रश्न? सरीखे शब्द का स्त्रीलिंग मे व्यवहार 
करना ऐसी बात है जिसे हम उनकी भाषा का डिठोना मान सकते हैं। 
“ममें वचन जब सीता बॉला” सहश वाकक्‍्यों में व्याकरण की कोई 
अशुद्धि है हो नहीं। “भाषा” पर जैसा अधिकार गोस्वामी जी का था 
वैसा और किसी हिन्दी कवि का नहीं |. “अ्रवधी” और “बज? 
काव्यभाषा की दोनों शाखाओं पर उनका समान और पूर्ण अधिकार 
था। & फिर भी उन्होंने मानस के लिये अवधी भाषा को उपयुक्त 
समझता है | अवधी एक तो गोस्वामी जी की निज की भाषा थी दुसरे 
वद्द उस स्थान को भाषा थी जहाँ रामचन्द्रजी ने जन्म धारण करके 
अपनी लौलाए की थीं |ईसलिये गोस्वामीजी ने उसी भाधा को अपने 
भावों का माध्यम बनाया | राम की नगरी अयोध्या के सम्बन्ध से 
उस भाषा की ओर प्रत्येक रामभक्त की रुचि होना स्वाभाविक हे | 
इसलिये ब्रजभाषा को छोड़ गोस्वामी जी ने इसे ही ग्रहण किया) वे 
अपने वण्य सिद्धान्तों को विलास की प्रत्येक सामग्री से अलग रखंना 
चाहते ये | इसलिये सूर ओर केशव की भाषा उन्होंने स्वीकृत नहीं 
की | जायसी ने अवधी मे पहिले से प्रबन्धकाव्य रच दिया था। बह 
शैली उन्हें पसन्द आई इसलिये उन्होंने भी वही शैली स्वीकार करली | 

न जाने कितने प्रान्तों के कितने शब्द गोस्वामी जी ने अपने ग्रन्थ 


िलनाओ वा 5 


& आचाय शुक्त जी--सुल्लसी अन्थावली तृतीय भाग प्रृष्ठ २३२ 





तुलसीमत की विशेषता ३५१ 


मे रखे हैं। हिन्दी भाषा को पाचनशक्ति का बढ़िया नमूना देखना हो | 
तो * रामचरितमानस””? देखा जावे | भाषा के प्रसाद ओज और माघुये ' 
गुण की सच्ची बानगी देखना हो तो रामचरितमानस देखा जावे । 
शब्दों की भ्रभिधा लक्षणा और व्यज्ञना शक्तियों के चमत्कार देखना हो, 
तो रामचरितमानस देखा जाबे। मुहावरों का सफल प्रयोग, उनका! 
मूल्य ओर उनकी द्वदयद्वारिता देखना हो तो रामचरितमास देखा 
जावे | अर्थरूपी असख्य नृत्यप्रकारों के लिये अक्षररूपी तालगति का 
का सच्चा अवलम्ब देखना हो तो रामचरितमानस देखा जावे। जहाँ 
जब जैसा भाव मिस तरह प्रकाशित करना है उसके अनुकूल शब्द वहीं 
मानो हाथ जोड़े खडे हैं। उनकी भाषा में ऐसी अ्रपू्व शक्ति है कि 
दतवादी विशिष्टाइतबादी आदि आदि सभी प्रकार के परस्पर विरुद्ध 
सिद्धान्तों वाले सज्जन भी अपना अपना मनोडमिलाघी अथ निकाल 
लेते हैं और गोस्वामी जी की ओर समान रूप से अनुरुक्त हो जाते हैं । 
यह उनकी भाषा ही का प्रभाव है कि उनकी पक्तियों के नित्य नये 
अ्रथ निलकते चले जा रहे हैं और फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकता 
कि अब कोई नया टीकाकार नई बात लेकर सामने न आवेगा। 
आचाय शुक्स जी ठीक ही कहते हैं कि “सब से बड़ी विशेषता 
गोस्वामी जो की है भाषा को सफाई और वाक्यरचना की निदोंषता 
जो हिन्दी के और किसी कवि में ऐसी नहीं पाई जाती ।” ( तुलसी 
ग्रन्थावली भाग ३ पृष्ठ २३६ )। 

गोस्वामी जी के भाव जिस उत्तमता से अभिव्यक्त हुए हें उस पर 
तो जितना कहा ज्यय उतना ही थोड़ा है। थोड़े से शब्दों में बहुत से 
भाव भरकर रख देना उनके बाए हाथ का खेल है। कहीं कहीं तो 
उनका एक एक छुन्द सो सो अचन्धों के बराबर दो गया है। हमने 
“गनी गरीब आम नर नागर,....,” ( १८-११ से १४ ) वाले प्रसद्ध 
में तीन द्वी चार पक्तियों के भीतर एक सज्जन को समृची राजनीति 


तुलसौ-दशन ३५२ 


समभाते हुए सुना था । एक दूसरे सज्जन ने “रामकाज करि फिर में 
आवहुँ ***” वाले प्रसद्ध की दो ही पक्तियों में वक्तत्वकला के सब 
पहलू भलका दिये थे | गोस्वामी जी का एक सोरठा है-- 


तुम्ह परिपुरन काम जान सिरोमनि भाव प्रिय । 
जन-गुन-गाहक राम दोषदत्वबन करुनायतन । १४६६-१७, १८ 
इस सोरठे में जो कुछ कहा गया है उसे समझा कर कहने के लिये एक 
लम्बी वक्तुता भी पर्याप्त नही है। पुत्री-स्नेद, कतंव्यनिष्ठा, सीता की 
गुशावल्ली का कथन, सीता के प्रति राम का व्यवहार भविष्य में केसा हो 
इसका पूर्ण सकेत, इत्यादि बातें इस ढंग से कट्ट दी गई हैं कि उनसे 
स्नेह तथा कतव्य के अन्तद॑न्द्र का चित्र बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता 
है। उनका एक दोहा है--- 
नौल सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम | 
लाजहि तनु सोभा निरखि कोटि कोटि खत काम ॥ ७१-१३, १४ 


एक ही वस्तु के लिये तीन तीन उपमाये ! सामान्य लोग कह देंगे कि 
यह तो भरती की रचना हुई। परन्तु इन तीन उपमाश्रों में कितना 
रहस्य भरा हुआ दे यद्द विचार करने से ही विदित होता हे। भगवान 
में साध्य और साधना की पू्णता दे यह बात प्रकट करने के लिए. 
दी गोस्वामी जी ने, जान पड़ता है, इन तीन उपमाओं का प्रयोग किया 
है। साध्य में आधिभोतिक पू्णता के लिये जल, स्थल और गगन के ' 
सुन्दरतम पदाथ ( सरोर्द, मणि और नीरधर ) चुन लिये गये, आधि 
देविक पुणंता के लिये त्रिदेवों के विशिष्ट चिह्ों का उल्लेख कर दिया 
गया ( कमलोद्धव बह्मा के लिए सरोरझद का विशिष्ट चिह कोस्तुभधारी 
विष्णु के लिए. मणि का विशिष्ट चिन्ह और गज्ञाधर शकर के लिये 
नीरघर का सकेत बताया गया ), और आध्यात्मिक पूर्णता के लिये 
सरोरूह से सत्‌ की ( क्योंकि ऐश्वय की आधारभूत सक्ष्मी और जगदूरतवना 


तुलसीमत की विशेषता ३५३ 


के आधारभूत ब्रह्मा की उत्तत्ति उसी से है), मणि से चित्‌ की 
( क्‍थोंकि उसका धर्म है प्रकाश, दुल्ंभता, उपयोगिता आदि) और 
नीरधर से आनन्द की ( क्योंकि रसमय होने से वह आनन्दमय है ) 
माँकी दिखाई गई। नील वर्ण आकश की सी अनन्तता और समुद्र 
की सी गरभीरता का द्योतक है | जो वास्तव में श्रवण है वहं अ्रपनी 
विशालता ओर अनन्तता के कारण नीला जान पड़ता है | इस प्रकार 
“नील सरोस्ह मील मनि भील नीरघर श्याम” से साध्य की पूर्णंता 
प्रकट की गई है। अब साधन की पूर्णंता इस प्रकार है कि सरोझुदद 
कमेमाग का द्योतक है, क्‍योंकि विधि ( कर्मचक्र ) का प्रवर्तन यहीं से 
माना जाता है, मणि शानमार्ग का द्योतक है ( अपने प्रकाशधर्मे 
दारिद्रथनिवारणादि धर्म के कारण ) और नोरघर भक्तिमाय का दोतक 
हैं ( रससम्पत्ति के कारण )। नील वर्यां वह है जिसमे सब वर्णों 
का लय हो | इस लिए नीलवण परमात्मा में ही सब साधनों की 
पूर्णता ओर परिसमाप्ति है यह विषय भी इसी एक पक्ति से बता दिया 
गया है |. - 

गोस्वामी जी की भावुकता के सम्बन्ध में आचाय प० रामचन्द्र जो 
शुक्ल ने तुलसो ग्रथावल्ी के तौसरे खण्ड को अ्स्तावना में बहुत सुन्दर 
बाँतें कंदीं हैं । वे कद्दते हैं कि “जो केवल दाम्पत्य रति ही भे अपनी 
' भाजुकता प्रकट कर सके या वीरोत्साइ हो का अ्रच्छा चित्रण कर सके, 
वे पूण भावुक नहीं कद्दे जा सकते | पूण भावुक वे ही हैं जो जीवन 
की प्रत्येक स्थिति के भर्भेस्पर्शी अश का साक्षात्कार कर सके और उसे 
भ्रोता या पाठक के सम्मुख भ्पनी शब्द्रशक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर सके। 
हिन्दी के कवियों में इस प्रकार की सर्वाज्ञपूण भावुकता हमारे गोस्वामी 
जी में ही हे जिसके प्रभाव से रामचरिसमानस उत्तरीय भारत की सारी 
जनता के ..ग़ले का ह्वार द्वो रहा हे।” ( पृष्ठ १५१ ) आगे चलकर 
वे कहते हैं. “यदि कहीं सौदय हे तो प्रफुल्नता, शक्ति है तो प्रणति, 

२३ 


३५४ तुलसी-दर्शन 


शील है तो दृ्ष पुलक, गुण तो आदर, पाप है तो घुणा, अत्याचार है 
तो क्रोष, अलोकिकता है तो विस्मय, पाखड है तो कुढन, शोक है तो 
करुणा, आनन्दोत्सब है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो 
दीनता तुलसीदास जी के हृदय में विप्रतिबिंब भाव से विद्यमान है ।” 
गोस्वामी जी की ऐसी द्वी भावुकता से विभूषित रहने के कारण उनका 
मत इस भ्रकार प्रत्येक दुदय मे अपना घर कर रद्दा है | 

गोस्वामी जी रससिद्ध कवीश्वर थे। उनका सम्पूर्ण मानस एक ऐसे 
दिव्य रस से भरा हुआ है जिसके विषय में वे स्वय कहते हैं कि “रामचरित 
जे सुनत अघाहीं रस विशेष जाना तिन्द नाहीं? | ( ४६६-१६) | उनके 
बृहद्अथ की प्रत्येक पक्ति में कुछ न कुछ रसचमत्कार विद्यमान है | 
सामान्यतः नीरस प्रतीत होने वाली पक्ति में भी कथाप्रसक्ष का वह 
प्रवाह मिलेगा जिसमे रसतरगें आप द्वी आप उछुल रही द्वोंगी | फुल- 
वारी लीला मे उन्होंने श्र गारस का जैसा मर्यादापूर्ण विशुद और 
द्ृदयग्राही अवतार कराया है वैसा ससार के बहुत द्वी कम कवियों से 
बन पड़ा है। नारदमोइ, शिवविवाह, सूपणखाप्रस्ताव आदि के प्रसज्धों 
में बहुत ही ऊँची कोटि का हास्यरस भरा हुआ है (सिसबनगसन के प्रधग 
में तो करणारस मूर्तिमान होकर बह निकला है । राम के मनुष्यत्व और 
ब््मत्व का स्थल स्थल पर एकत्र उल्लेख कर गोस्वामी जी ने अद्भुतरस 
का सुन्दर निर्वाह किया है। पीर भयानक रौद्र और वीभत्स रसों के 
ऊंचे उदाइरणों का मज़ा चखना है तो उनका युद्धवर्णन देखिये | 
शान्तरस की अनुपम माधुरी से तो समूचा भ्रथ ही लबालब भरा है। 
काकभुशुंडि' का आख्यान इस सम्बन्ध में विशेष रूप से देखने योग्य है। 
गोस्वामी जी ने कई स्थलों पर नवरसों का माधुय एक ही जगह समेट 
कर रख दिया है । विचार करने पर ऐसे स्थलों में अनोखा ही मज़ा 
आता है। यहाँ एक उदाइरण दे देना अनुचित न होगा | छुन्दर काणड 
में वे लिखते हैं।--- 


तुलसीमत की विशेषता ३५४, 


कनक कोटि विचित्र सनि कृत सुन्द्रायतना घना। 

चउहद् हड सुबद बीथी चार पुरु बहु विधि बना॥ 

ग़ज़ वाजि खनच्चर निकर पदचर रथ बरूथनिदि को गनह । 

बहुरूप निश्चिचर जूथ अतिबल्ल सेन बरनत नहि बनह ॥ 

बन बाग उपवन बाटिका सर कप वापी सोहहीं। 

नह नाग सुर गन्चवें कन्‍्या रूप प्लुनि मन मोहहीं॥ 

कहु माल देह बिसाल सेल समान अति धक गर्जहीं । 

नाना अखारेन्द्र सिरहि बहुबिथि पएुक एकन्द तजहीं ॥ 

क्ररि जनन भट कोटिन्द्र विकट तन नगर चहुद्िसि रच्चहीं । 

कहु महिस सानुष घेनु खर अज खत्न निसाचर भच्छुही ॥ 

पृद्टि लागि तुलसीदास इन्द्र की कथा कछु यक है कही । 

रघुबीर सर-वीरथ सरीरन्द्रि व्यागि गति पइहहिं सही ॥ 
३४६-१६ से २७ 
विचित्रता के कारण पहिली दो पक्तियों में अद्भ्गतरस और बहुरूपी 
( देखिये “कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू” सरीखे वर्णन ) राक्षसों 
के कारण दूसरी दो पक्तियों भे हवास्यरस विध्वमान है ही । पाँचवीं पाक्ति 
में गारस और छुठीं में करुणारस है क्योंकि “नर नाग सुर गन्धव”” 
कन्याये छीनकर ही लाई गई थीं। & मस्लों के कारण सातवीं पक्ति में 
बीर रस है, तर्जना के कारण आठवों में रौद्वरस है, विकटतन भर्ठों के कारण 
नवीं पक्ति में भयानकरस है और अ्रनगल भक्षण के कारण दसवीं पक्ति 
में वीमत्सरस ओतप्रोत है। रहा शान्तरस सो वह शेष दो पक्तियों में 
जिस खूबी के साथ प्रकट किया गया है वह देखते ही बनता है। ऐसे 


७७७-॥०पर#१०फ करने आफ)१+क ००333, करीना. "वात मर, शत... मक्का चल्‍के विममार कक... डा विनपामणकअ3 मकान. पफवाओ, 


9 देव जरुछु गंध नर किन्न नाग कुमारि। 
जीति बरीं निज बाहुबल बहु सुन्दर वर नारि ॥ 
म्ौ६०१२,१९ 


३५६ तुलसी-दशन 


सफल कलाकार का सिद्धान्त यदि लोक में इस प्रकार प्रचार पावे और 
समाहत दो वो श्राश्चथ ही क्या है । 


गोस्वामौजी के काव्य भे अलड्भारविधान भी परम मनोरम बन पड़ा 

हैं। आचाय प० रामचन्द्र शुक्ल ने तुलसी ग्रन्थावली को प्रस्तावना में 

(१) भावों की उत्कष व्यज्ञना में सहायक अलड्लारों (२) वस्तुओं 

के रूप का अनुभव तीत्र करने में सहायक अल्ड्भारों (३) गुण का 

अनुभव तीव्र करने में सदायक अलड्लारों और ( ४ ) क्रिया का अनुभव 

तीत्र करने में सहायक अलड्डारों की अच्छी बानगी दिखाई है। मिभ्र- 
बन्धु महोदयों नेः-- 


जे पुर गांव बसदिं मगमाहीं । तिन्दहिं नाग सुर नगर सिद्दाहीं ॥ 
केहिं सुकृति केहि घरी बसाये | धन्य पुन्य मय परम सुहाये ॥ 
जह जहेँ रामचरन चलि जाहीं । तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
पुन्यपंज मग निकट निवासी । तिन्ददट सराहर्दि सुरपुर बासो ॥ 
२१४-३ से ८ 


इन पक्तियो के सन्बन्ध में लिखा हे कि “उनमें जितना साहित्य का सार 
कूथ कूटकर भरा है उतना शायद ससार-सागर की किसो भाषा के, किसी 
पद्म में, कहीं भी न पाया जायगा। जहाँ तक हम लोगों ने कविता देखो 
या सुनी हे इन पक्तियों का सा स्वाद क्या अगरेज़ी, क्‍या फारसी, क्या ' 
हिन्दी, क्या उदू , क्या सस्कृत, किसी भी भाषा मे कहीं नहीं पाया? | 
( हिन्ही नवरक्ञ द्वितीय सस्करण पृष्ठ ५२ )। इन्हीं पत्तियों के काव्य- 
कौशल को अपने विनोद की भूमिका में स्पष्ट करते हुए वे (१) 
सम्बन्धातिशयोक्ति (२ ) द्वितीय अर्थान्तरन्यास (३) सार (४) 
पदार्थाइत्त दीपक ( ५ ) काकु ( ६ ) उदाक्ष (७ ) बृत्यनुप्रास (८) 
वीप्सा ( ९ ) चतुर्थ प्रतेप ( १० ) अधिक अभेद रूपक ( ११ ) समुच्चय 
( १२ ) विकस्वर और ( १३ ) अप्रस्तुत प्रशसा--इस प्रकार के तेरह 


तुलसीमत की विशेषता ३२५७ 


अलड़ारों का उल्लेख करते हैं ओर कहते हैं कि “दो छन्दों में साहित्य 
के दस गुणों में से श्तेष, माधुय और श्रोज छोड़कर कर सभी वर्तमान 
हैं । इतने गुणों का एक स्थान पर मिलना प्रायः अ्रसभव है?। 
( देखिये मिश्रबन्धुविनोद भाग १ भूमिका प्रष्ठ ३७ ) | जैसी सुन्दर 
और असरदार उपमाए, लिखने में गोस्वामीजी समर्थ हुए: हैं बैसी 
उपमाए, अन्यान्य साहित्य के अन्थों मे भी दुलभ हैं। अपने सरसरि- 
रूपक मे भी उन्होंने अपनी उपमाओं की विशेषता का विशेष रूप से 
उल्लेख किया है। & उनका उपमालछ्लार दी कहीं रूपक कहीं उत्प्रेक्षा 
कहीं दृष्टान्त होकर बैठा है | उनके लिखे हुए साद्भोपाड़ रूपक एकदम 
बेजोड़ हैं। ऐसे रूपकों के दशन ग्रथ मे अनेकानेक स्थलों पर होते हैं । 
वण्यविषय इन अलकझ्लारों के सद्दारे एकदम खिल उठता है । सामने मानों 
चित्र खडा हो जाता है। एक बार इमने जयरामदास जी “दौन” को 
“जिमि दसनन्हि महूँ जीभ बिचारी? ( ३४८-६ ) वाली उपमा का 
विश्लेषण करते हुए सुना था | विभीषण के सम्बन्ध में वह उपमा कितनी 
अच्छी बैठी है हसका रहस्य उन्होंने दस बारह प्रकार से इस खूबी के 
साथ समझाया था कि समग्र भ्रोत्ा आनन्दसुग्ध हो गये थे | एक मौलबी 
साहब को “गिरा अनयन नयन बिनु वानी” ( १०५७-१७ ) वाली 
आलड्डारिक उक्ति इतनी अच्छी जँची कि वे लगभग घण्टे भर अपनी 
परिस्थिति भूलकर उसी आनन्द में भूमते रहे थे | मिश्र बन्चुओं ने ठौक 
ही कहा है कि “इनकी रचनाओं के प्रति पृष्ठ, प्रति पक्ति, बढिक प्रति 
शब्द में अद्वितीय चमत्कार देख पड़ेता है” | ( हिन्दी नवरक्ञ द्विंतीय 
सस्करण पृष्ठ ११९-१२० )। और, तारीफ़ यह कि अलड़ारों ही की 
कौन कहे सभी प्रकार के काव्यगुण, जान पड़ता है, स्वाभाविक रूप से 
& राम सीय जस सल्लित्न सुधा सम । उपमा बीचि विलास मनोरम ।। 
२४०४ 


शेप तुलसी-दशन 


उसकी रचना भे द्वाथ बाँधे चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी ने किसी भी 
अलझ्ार अथवा किसी भी अ्रन्य काव्यगुण अथवा उपयुक्त शब्द के लाने 
के लिये कभी कोई विशेष प्रयास किया हो ऐसा कहीं भी नहीं जान 
पड़ता । कई स्थलों पर तो अलड्लारादि काव्यगुण इस खूबी से बैठ गये 
हैं कि जान पड़ता है कि स्वतः कलाकार को भी उनके अस्तित्व का पता 
नहीं ल्र्गने पाया था | 

चरित्र-चित्रण में भी गोस्वामी जी ने कमाल ही किया है। जो 
चरित्र बड़े बड़े सत्कवियों की कलम से भी धधले ही होकर निकले हैं वे 
गोस्वासी जी की कलम का सयोग पाकर एकदम उज्बल होकर चमक 
उठे हैं। दसरथ जी ही की ओर देखिये। वाल्मीकि रामायण के दसरथ 
जी कहते हैं।--- 


अहं राधव केकेय्या चरदानेन मोद्ितः । 
अयोध्याया त्वमेवाद्य भव राजा नियुद्यमाम्‌ |! 
अयोध्याकायड स॒० ३४ श्लोक २६ 


अध्यात्म रामायण के दशरथ कहते हैं;--- 


खीजित आन्त हृदयमुन्माग परिवतिनम्‌ । 
नियुद्य मा ग्रहयणेद्‌ राज्य पाप न तद्धवेत ॥ ६६ ॥ 
एव चेदनुत नेव मां स्पृशेद्घुनन्दन ॥ 
अयो० स० ३ श्लोक ६६ और ७० पूर्वार्ध॑ 


रामचरितमानस के दशरथ जी कद्दते हैँ;-- 


सुनि सनेहबस उठि नरनाहाँ। बेढारे रघुपति गहि बाईहाँ॥ 
सुनहु तात तुम्ह कहें सुनि कहहीं | रास चराचर नायकु अहद्दी ॥ 
सुभ अब असुभ करम शनुद्वारी । ईंसु देश फलु हृदय बिचारी ॥ 
करइ जो करमु पाव फलु सोई। निगम नीति असि कहे सब कोई ॥ 


तुलसीमत की विशेषता ३५९ 


ओर करइ झपराध कोड, और पाव फलु भोगु। 
अति विचित्र भगवन्त गति, को जग जानदइ जोगु ॥ 
२५०० से प्र 


मानसहसकार ने ठीक ही कंहा है कि “ऊपर के दोनों दशरथों का 
सूक्ष्म निरीक्षण करने पर दिख पड़ेगा कि उनका संत्यप्रेम पुत्रप्रेम के 
सामने बिलकुल ही लज्जित हो गया, अ्रवएव उनकी घधर्मनिष्ठा धूत॑ता 
से कलकित हो गई? ( पृष्ठ १५७ ) परन्तु “गोस्वामी जी के दशरथ जी 
में मनलज्जा, जनलज्जा, सत्यप्रियता, पिता पुत्र की मर्यादा, राम 
सम्बन्धी आदर और प्रेम, कैकेयी के चढ़ जाने का भय आदि के भाव 
केसे मनोहर और मार्मिक रीति से दिखलाये गये हैं।” ( पृष्ठ १५८ ) । 
कौशल्या जी की ओर देखिये। वाल्मीकीय रामायण की कोशब्या नी 
कहती हैं;--- 

यथेव राजा पूज्यस्ते गौरचेण तथा डाह | 

वां साह नानुजानासि न गन्तव्यमितोबनम्‌ ।। २४ ।। 

यदि त्वं यास्यसि वन त्यक्तथा मां शोकलालसास्‌ 

अह्द श्राय मिद्दासिध्ये न च शदंयामि जीवितुस्‌ | २७ || 

ततस्त्व॑ प्राप्स्यसे पुन्न: निरय लोकविश्वतस्‌ । 

ब्रह्महत्यामिवाधर्माव्‌ समुद्रः सरितांपति। ।। २८ ।। 

झायोध्या० स० २१ 


गध्यात्मरामायण की कोशब्या जी कहती हैं।--- 


पितामुदयंथा राम तवाहमधिका तत« | 

पिन्नाश्घों वन गस्तु वारयेहमद्द सुतस्‌।॥ १२ ॥ 

यदि गच्छुसि सद्गाक्यमुश्ध ध्य नुपवाक्यत+ । 

तदाप्राणान्‌ परित्यज्य गच्छामि यससादनम्‌ | १३. ॥| 
अयोध्या० स० “४ 


३६० तुलसी-दशन 


रामचरितमानस की कोशल्या जी कहती हैंः--- 
“पतात जाईें बलि कीन्हेहु नीका । पितुआयसु सब घरस क टीका ॥ 
राज देन कहि दीन्द बन, मोहिं न स्रो दुख लेसु। 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि, प्रजहिं प्रचण्ड कज्मेसु ॥ 
जो केवक्ष पितु आयसु ताता। तो जनि जाहु जानि बढि माता ॥ 
जो पितु मातु कह्देड बन जाना | तो काचन खत झवध समाना॥ 
पितु बनदेव मातु बनदेवी | खग झूग चरन सरोरुद्द सवी”” ॥ 
( १8६१-१६ से २१ ) 
मानसद्वंसकार ठीक ही कहते हैं कि “उन दोनो रामायणों मे कौशब्या 
देवी अपने मातृत्व का अधिकार स्थापित करके और आत्महत्या का 
भय दिखलाकर रामजी को पित्राशा से पराड्मुख करने का प्रयत्ञ करती 
हैं। वाल्मीकि की कोसल्यादेवी तो एक कदम आगे ही बढ़ गई हैं क्योंकि 
वे रामजी को घोर नरक में डाज्नने के लिये भी तैयार हो जाती हैं। 
राम-माता समझ कर उनका आदर कोई भी करेगा ही, परन्तु इन 
दोनों में से किसी पर कोई भी प्रेम नहीं कर सकता | दरएक के मुख से 
यही उद्गार निकलेगा कि इनमे से पहिली ( अध्यात्म रामायणवाली ) 
आत्मघातिनी है, तो दूसरी ( वाल्मीकीय रामायण॒वाली आत्मघातिनी 
होकर पुत्र को निरयदायिनी भी है |” ( पृष्ट १६० ) परन्तु “लोकसग्रह 
के लिये गोस्वामी जी को वह कोशल्या देवी पसन्द हुईं जो रामजी पर 
के अपने सब हक़ कैकेयी के चरणों पर शान्ति और स्वेच्छा से अपण 
कर दें, और जो स्वय भरत जी की माता ओर रामजी की कैकेयी बन 
जावे |” ( पृष्ठ १६२ )। & स्वय रामजी को ओर ही देखिये । महृषि 
वाल्मीकिजी के रामचन्द्र कहते हैंः-- 


६ सानसइंसकार कौ भाषा सें हमने आवश्यकतानुसार कहीं कहीं 
कुछ परिवर्तन कर दिया हे । 


तुलसीमत की विशेषता १६१ 


लचमीश्चन्द्रादपेयादा हिमवान वा दि त्यजेत्‌ | 
अतोयात सागरो वेज्नां न प्रतिज्ञामह पिधुः॥ 
अयोध्या० स० ११२ छोक १८ 
क्या गोस्वामी तुलसीदास जी भी भरत के समान भावुक भक्त को अपने 
राम के मुख से ऐसा रूखा जवाब दिला सकते थे !? 
चरित्र चित्रण के उत्कष के लिये यदि घटनाओं में भी कुछ फेर- 
फार करने की श्रावश्यकत्ता हुईं तो गोस्वामी जी ऐसा करने में बिलकुल 
नहीं दिचके हैं। चित्रकूट की सभा में यदि जनकजी न पहुँचाये जाते 
तो अध्योध्या की असामान्य घटनाओं के प्रति उनकी ऐसी विरक्ति 
आक्षेप योग्य ही कही जा सकती थी।| जनकराज सभा में परशुरामजी 
का प्रवेश भी ऐसी रोचक घटना है जो गोस्वामी जी के प्रबन्धकोशल 
का परम पाटव प्रकट किये बिना नहीं रद्दती । उन्होंने हर तरह से अपने 
प्रत्येक पात्र को सर्वाज्ञ सुन्दर और सजीव बना कर आँखों के सामने 
खडा कर दिया है। आचाय शुक्ल जी कहते हैं “स्त्रियों की प्रकृति की 
जैसी तद्गूप छाया हम “मानस? के श्रयोध्याकाण्ड मे देखते हैं, बैंसी 
छाया के प्रदर्शन का प्रयज्ञ तक हम और किसी हिन्दी कवि मे नहीं 
पाते |” ( प्रस्तावना १९८ प्रष्ठ ) ज्रिया ही क्‍यों पुरुषों के सम्बन्ध में 
भी बहुत कुछ ऐसी ही बात कही जा सकती है | यदि मन्थरा का चरित्र 
अपने रग का निराला है तो राबण का चरित्र भी अपने ढग का अद्वि- 
तीय दै | यदि केकेयी अपनी विशेषता लिये हुए है तो निषादराज गुह 
भी अपनी अलग ही छुटा दिखा रहे हं । यदि सीता का अ्रपना निराला 
माघधुय है तो भरत और लक्ष्मण भी अपनी अपूरवता उसी उज्वलता के 
साथ प्रदर्शित कर रहे हैं । जिस ओर देखिये उसी ओर गोस्वामी जी 
की चरिन्रनित्रण-चातुरी पर चमत्कृत होना पड़ता हे | 
गोस्वामी जी ने अपने वण न के लिये जो कथानक चुना है उसको 
मचा के ब्िषय मे तो जितना कहा जाय उतना द्वी कम है | “कवि 


3६२ तुलसी-दशन 


की पूण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को 
डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुमव करे। इस शक्ति की परीक्षा 
का रामचरित से बढकर विस्तृत ज्षेत्र और कहाँ मिल सकता हैं | जीवन- 
स्थिति के इतने भेद और कहाँ दिखाई पड़ते ई ”? ( आचाय 
शुक्लजी--तुलसीग्रयावली प्रस्तावना पृष्ठ १५२ )। यह सिद्धान्तविषय 
हैं कि “वासनाए स्वत* मली या बुरी नहीं होतीं। उनका भला या बुरा 
होना, उनके आलम्बन पर निर्भर है |” ( कल्याण भाग ९ सख्या ४ 
पृष्ठ ८३६ ) सो अपनी श्रद्धामय वासनाओं के अपंण के लिये आदिकवि 
ने जिस सवतोमुखी उज्वल आलम्बन की खोज करते हुए प्रश्न 
किया था ;-- 

कोन्वस्मिन्‌ सास्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्व वीथ॑वान्‌ । 

घधर्मझ्श्च ऊृतज्ञश्च सत्यवाक्यों इक्वतः ॥ २ ॥ 

चारित्रेण चको युक्तः सवसूतेषु को हितः | 

विद्वान क. क. समर्थरच कश्चैक प्रियद्शैनः ॥ ३ ॥ 

आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्यतिमान्‌ कोडनसूथकः । 

यस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ ४ ॥ 

एतदिच्छाम्यह' श्रोतु पर कौतूहल हि मे । 

मह्षे त्व समथों5सि ज्ञातुमेबंविध नरम ॥ £ ॥ 

( वा० रा० बालकाणड प्रथमसग ) 
उसका उत्तर रामचरित ही में मिला और कहीं नहीं। “शील और 
नियम, आत्मपक्ष और लोकपक्ष के समन्वय द्वारा धर्म की यही सवंतोमरुख 
रक्षा रामायण का गूढ रहस्य है |” ( तुलसी अ्रन्थावली, प्रस्तावना 
१९०-१९१ ) “आत्मपक्ष और लोकपक्ष दोनों का समन्वय म 
का लक्ष्य है | हम अपनी अन्तवू त्ति भी शुद्ध और सात्विक रखन 
चाहिये और अपने सम्बन्ध में लोक की धारणा भी अच्छी 
चाहिये | जिसका प्रभाव लोक पर न पड़े उसे मनुष्यत्व का पूण विका 


तुलसीमत की विशेषता ३६३ 


नहीं कह सकते | यदि हम वस्तुतः सात्विकशील हूँ, परन्तु लोग भ्रमवश 
था और किसी कारण हम बुरा समभ रहे हैं, तो हमारी सात्विकशीलता 
समाज के किसी उपयोग की नहीं | हम अपनी सात्विकशीलता श्रपने 
साथ लिये चाह स्वर्ग का सुख भोगने चले जायें पर अपने पीछे दस 
पाच आदर्मियों के बीच दस पाच दिन के लिये भी कोई शुभ प्रभाव 
न छोड़ जायेंगे । ऐसे ऐकान्तिक जीवन का चित्रण जिसमें प्रभविष्णुता 
ने हो, रामायण का लक्ष्य नहीं है ( आचार्य शुक्ल जो, तुलसी अ० 
प्रस्तावना श्८७-१८८ )। रामचरित्र का कथानक न केबल व्यक्ति के 
उन्नयन को सामग्री से भरपूर हे वरन्‌ समूचा समाज हो उसके द्वारा 
अपने उन्नयन के अनेकानेक साधन प्राप्त कर सकता है । वस्तुतः तो 
यह समभना चाहिये कि धर्मतत्व की व्यावहारिक प्रक्रिया के प्रदर्शन 
के लिये ही रामचरित का कथानक इस ससार में अवतीण हुआ है। 
तुलसीमत के स्पष्टीकरण के लिये यही एकमात्र उपयुक्त कथानक था 
क्योंकि रिद्धान्तरूप से तुलसीमत जिस बात को स्थापत करना चाइता 
है आचार रूप से वही बात रामचरित के कथानक ने कर दिखाई है। 
तुलसीमत और रामचरित्र परस्पर सम्बद्ध होकर एक दूसरे से इस प्रकार 
घुले मिले हैं कि वे एक दूसरे के आश्रित ही नदी वरन्‌ एक दुसरे के 
प्रतिरूप भी कहे जा सकते हैं । 

कान्तासम्मित उपदेशप्रणाली& क॑ लिये कथानक का सहारा लेकर 
चलना बहुत अ्रच्छा माना गया है | अन्योक्तिया जितनी हृदयग्राहिणी 
आर मर्मवेधिनी द्ोती हैं उतनी स्मृतिवाक्यों की पक्तिया नहीं । दृश्टान्तों 
के द्वारा और कहानियाँ कहकर हम जिस सरलता से किसी सिद्धान्त को 


२4३०० ० 2८ न्‍ननयनमनक4 33 मनाबक.. मा पवार पकैककनकाक  प:ण५"रीनान 3 अनान्‍वानननागाओओ 3 न जज ७>-3०३००--२००००५ 


& काव्य के लक्षण में  कानतासम्मिततयोपदेशयुओं?” की बात प्रसिद्ध 
दी है | प्रसुसम्मित ओर सुहृतसम्सित उपदेशप्रणात्री की अपेक्षा कान्ता- 
सम्मित उपदेशअणात्वी बहुत प्रशास्त मानी जाती है । 


२६४ तुलसी-दशन 


हृदयक्षम करा सकते हैं उस सरलता से शास्त्रीय पद्धति के द्वारा हम उस 
सिद्धान्त को द्वदयज्ञस नहीं करा सकते | इस अभिप्राय से जो कथानक 
कहे जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है अ्रभीष्ट सिद्धान्त को द्दृदयज्ञम 
बनाना न कि कथानक की ऐतिहासिकता को स्पष्ट करना | इस लिये 
ऐसे कथानकों की सत्यता की माप निराली ही रहा करती है | जो कथा- 
नक सिद्धान्त को हृदयक्ष्म बनाने में जितना सफल होगा बह उतना ही 
सत्य समझा जावेगा भत्ते ही उसकी ऐतिहासिकता विवादस्पद हो। 
महात्मा गाधी कहते हैं कि “गअ्जामिल के उदाहरण को गप मानने का 
कोई कारण नहीं | सवाल यह नहीं हे कि अजामिल हुआ था या नहीं, 
पर यह है कि ईश्वर का नाम लेता हुआ बद्द पार हो गया या नहीं। 
पौराणिक ने मनुष्य जाति के अनुभवों का वण न किया है। उनकी 
अवह् लना करना इतिहास की अवद्ेेलना करना है |?” ( धर्मेपय पृ० 
७१ ) गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस तत्व को भली भाँति समझते थे 
इसी लिये रामचरित के कथानक को उन्होंने कहीं भी “इतिहास” नहीं 
कहा है | मानव प्रकृति एक बार जिसको मद्द ता प्रदान करती है उसकी 
महिमा उत्तरोत्तर बढाने के लिये वह नये नये तक॑ और भाव भी 
सम्मिलित करती जाती है ओर इन तकीों ओर भावों के लिये यदि उस 
पदाथ के रूप गुण क्रिया या इतिहास मे कुछ परिबतन भी करना पड़े 
तो बह बेघड़क कर देती है | गोस्वामी जी ने अपने रामचरित के 
कथानक के साथ भी यही किया है | उसे अपने सिद्धान्तों के अनुकूल 
सर्वाज्ञ सुन्दर बनाकर थे कहते हैंः--- 
जेहि यह कथा सुनी नहि. होई | जनि आचरज करइ सुनि सोई ॥ 
कथा अलोकिक सुनद्िि जे ग्यावी । नहिं आचरज करहिं अस जानी॥ 
राम कथा के मित्रि जग नाहीं । असि पतीति तिन्द के मन माहों॥ 
नाना सॉति राम अवतारा। रामायन सतत कोटि अपारा ॥ 
कक्षप भेदु दरि चरित सुदाए | भाँति अनेक सुनीसन्द गाए ॥ 


तुलसीमत की विशेषता ३६५. 


करिय न संसयथ अस उर आनी । सुनिय कथा सादर रति मानी ॥ 
राम अनन्त अनन्त गुन, अमित कथा विस्तार | 
सुनि आचरजु न भानिहहिं, जिनके विमत्न विचार ॥ 
२१-१२ से १६ 
इस प्रकार गोस्वामी जी ने बड़े कोशल के साथ जहाँ एक ओर 
इतिहास और कल्पना का सर्वाज़सुन्दर सम्मेलन करा दिया है वहाँ 
दूसरी ओर कथानक के ऐसे ही सर्वाज्ञसुन्दर सम्मिलित रूप की ओर 
भावुक भक्तों की श्रद्धा भी अन्लनुर्ण रख ली है। भगवान्‌ रामचन्द्र 
अवश्य ही ऐतिहासिक महापुरुष थे परन्तु उनके चरित्रों का जो कथानक 
रामचरितमानस में प्रकट हुआ है वह समूचा का समुचा इतिहास की 
दृष्टि से सत्य है अथवा नहीं इस प्रश्न पर विचार किये बिना भी दम 
कह सकते हैं कि वह भावना की दृष्टि से एकदम सत्य है क्योंकि वह्द 
तुलसीमत के सर्वथा अनुकूल होकर उसको सरलतापूवक दृदयज्भम कराने 
में अभृतपूव सफलता ग्रास कर चुका है। ऐसे सुन्दर ओर सच्चे कथानक 
की लपेट में इस कलापूर ढंग से कह्दा जाने के कारण ही तुलसोमत 
आज प्रत्येक हिन्दीभाषा-भाषी भारतीय के द्वदय में इस प्रकार धर 
किये हुए है | 
“तुलसी के मानस से रामचरित की जो शीलशक्तिसौन्दयमयी 
स्वच्छु धारा निकली, उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुँचकर 
भगवान्‌ के स्वरूप का प्रतिबिम्ब कलका दिया। रामचरित की " 
जीवनव्यापकता ने तुलसी की वाणी को राजा, रंक, धनी, दरिद्र, मूल 
परिडित सब के हृदय ओर कठ में सब दिन के लिये बसा दिया । कि 
श्रेणी का हिन्दू हो, वह अपने प्रत्येक जीवन में राम को साथ पाता 
है--सम्पत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रणात्तेत्र में, आनन्दोत्सव में 
जहाँ देखिये, वहाँ रास। गोस्वामी जी ने उत्तरापय के समस्त हिन्दू 
जीवन को राममय कर दिया। गोस्वामी जी के बचनों में हृदय को 


२६६ तुलसी दशन 


स्पश करने की जो शक्ति हे बह अन्यत्र दुलभ है, उनकी वाणी की 
प्रेरणा से आज हिन्दू जनता अवसर के अनुसार सौंदर्य पर मुग्ध होती 
है, महत्व पर श्रद्धा करती ४, शील को ओर प्रशृत्त दोती है, सन्माग पर 
पैर रखती हे, विर्पात्त मं धयय धारण करती है, कठिन कर्म मे उत्साहित 
द्ोती है, दया से शआद्र होती है, धुराई पर ग्लानि करती है, शिष्ठता का 
अवलम्बन करतो है आर मानवजीवन के महत्व का अनुभव करती 
है।? (आचाय शुक्ल-प्रस्तावना प्रष्ट ४) “यदि कोई पूछे कि 
जनता के द्वदय पर सबस अधिक विस्तृत अधिकार रखनेवाला हिन्दी का 
सबसे बडा कि कोन हे तो उसका एकमान यही उत्तर ठीक हो सकता 
है कि भारतह॒दय भारतीकठ भक्तचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास |” 
( आचाय शुक्ल--पतु* ग्र० तृतीय भाग--प्रस्तावना पृष्ठ २४१ )। 
जिस अद्वितोय कलाकार के सम्बन्ध भे इरिश्रोधनी ने यथाथ दी 
कहा है कि “कविता करके तुलसां न लसे कविता लसी पा तुलसी की 
कला?” ( तु० अ० तृत्तीय भाग द्वितीय लेख पृष्ठ ३ ) वह अपने तत्व- 
सिद्धान्त की महत्ता का अनुभव करता हुआ अपने कलाकौशल को--- 
अपने कवित्व को--गोणत्व द्वी प्रदान कर रहा है | तुलसी का कवित्व 
तुलसीमत के चरणों पर आप ही आप नतमस्तक हुआ जा रहा है। 
जिस मत को ऐसी महिमा है उसकी असाधारणता के विधय में जो 
कुछु कहा जाय थोड़ा ही है। लोककत्याणकारिणी इरिचर्चा ही को 
गोस्वामी जी ने काव्य का अ्कृत उद्देश्य माना है और आजीवन इसी 
साधना में रत रहकर उन्होंने अपने को यभाथथ ही सरस्वती का वर पुत्र 
सिद्ध कर दिया है।जों एक किम्बदन्ती के अनुसार, योवन की नयी 
उमग में भाषोद्ेक की प्रबलता के कारण, साँप को रस्सी ओर मुर्दे को 
भाव समझ बैठे थे वे यदि आगे चलकर जगत्‌ के सपश्रम के भीतर 
की वास्तविक रस्सी देख हें ओर इस शरीररूपी मुदे को भवसागर को 
सच्छी नाव बना डाशें तो क्या आरचर्य | जिनका भाबोदेक योवन में 


तुलसीमत की विशेषता ३६७ 


भी इतना प्रबल था कि बह जगत्‌ को एकदम रामामय बना रहा था 
वे यदि ज्ञानोदय के बाद अपने उसी भावोदेक के कारण जगत्‌ को 
राममय देखने लगें तो क्या आश्चय ! गोस्वामी जी ने जैसी अलाधारण 
भावराशि पाई थी वैसी ही विलक्षण कुशाग्र बुद्धि मी पाई थी। वे न 
केवक्ष परम सन्त थे वरन्‌ प्रम विद्वान भी थें। उनमें श्रद्धा ओर तरक। 
का अपूर्व वयोग था | हृदैय और मस्तिष्क के इसी अनुपम समन्वय 
कारण उनकी साधना उत्तरोत्तर उन्नति करती गई और 'उन्नति कर 
करते जब प्रोढावस्था में वह इस रूप में आई कि जगत्‌कल्याण में संलग्न 
“स्व” के “गअन्तःसुख” के लिये उमड़े बिना उससे न रहा गया तब 
मानस का मानसरोवर रामचरितमानस के ऋरूप में बाहर बह आया | 
वह देश धन्य है जहाँ तुलसोदास के समान सन्तग्रवर कविसम्राद ने 
जन्म लिया और वह्द साहित्य धन्य है जिसके अचल भें तुलसीमत के 
अनुपम मूल्य से मूल्यवान्‌ रामचरितमानस के समान अविनश्वर ग्रंथरत्ष , 
देदीप्यमान्‌ है । .... 


